महाराजा रणजीत सिंह 


प्रो. सीताराम कोहली 


रिटायर्ड प्रिंसपल 
गवर्नमेंट कोलेज, रोहतक 


दूसरा संस्करण 
956 


हिंदुस्तानी एकेडेमी 


इलाहाबाद 


प्रकाशकीय 


सिख इतिहास के विशेषज्ञ विठ्वान्‌ श्री सीताराम कोहली को पंजाब यूनिवसिटी ने 
महाराजा रणजीतर्सिह की सरकार के रेकार्डों को ठीक करने के लिए १६१५ ३० में नियुक्त 
किया था। चार वर्षों के परिश्रम से श्री कोहली ने इस सामग्री को क्रमबद्ध किया और 
प्रत्येक विभाग के संपूर्ण पत्रों की सूची, तिथि तथा क्रम के अनुसार, टिप्पणी सहित तैयार 
की, जिसे पंजाब सरकार ने 'ख़ालसा दरबार रेकाड्‌ स' नाम से दो जिल्दों में प्रकाशित 
किया । इन्हीं खोजों में श्री कोहली को रणजीत सिंह के संबंध में बहुत सी नवीन सामग्री 
मिली, जिनका उपयोग कर आपने उदू में महाराजा रणजीत सिंह! पुस्तक लिखी जो 
हिंदुस्तानी एकेडेमी से १६३३ ई० में प्रकाशित हुई। १६३८ ३० में इस पुस्तक का एकेडेमी 
ने हिंदी अनुवाद प्रकाशित किया | भ्रस्तुत प्रंथ उसी का परिबतित और परिवद्धित संस्करण 
है । इस संस्करण को विद्वान्‌ लेखक ने अब तक की खोजों का पूरा उपयोग कर अत्यंत 
उपादेय बना दिया है। आशा है हिंदी संलार इसका स्वागत करेगा । 


हिंदुस्तानी एकेडेमी पीरेंद्र बर्म 
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद मंत्री तथा कोषाध्यक्ष 
फरवरी १६९१६ 


भाकथन 


किसी पुस्तक का प्राक्षषन बहुधा वह व्यक्ति लिखा करता है, जो उस पुस्तक में 
वर्शित विषय की लेखक से अधिक जानकारी रखता हो, परन्तु सिक्‍्ख इतिहास के बारे 
में में प्रेंसपल कोहली से अधिक विद्वान्‌ होने का दावा नहीं कर सकता । इस पुस्तक का 
प्राक्धन लिखने में मेरा प्रयोजन केबल यह है कि मेरे पुराने मित्र की आज्ञा का उल्लंघन 
नहो। 

यह पुस्तक प्रिंसिपल सीताराम कोहली के आयु-पर्यन्त अनुसन्धान-कार्य का 
परिणाम है । यह काये बड़ी ही चातुरी, परिश्रम और प्रेम के साथ किया गयी है | लेखक 


०.4 


ने अनेकों दफ्तरों से छाँटकर महाराजा रणजीतसिह के राज्यकाल के वृत्तान्त ढँढे है । 

छ्‌ 
पुस्तक में केवल उस समय की राजनैतिक घटनाओं का वर्णन ही नहीं किया गया है, 
अपितु सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अवस्था पर भी विस्तारपूबक प्रकाश डाला गया 
है । इस पुस्तक के पढ़ने से पाठकों के मन पर महाराजा रणजीतर्सिह की राज्य-सम्बन्धी 
सूमझ, देश-प्रेम, राजनीति, बीरता तथा विशाल हृदयता का एक सुन्दर चित्र अंकित हो 
जाता है , विदेशी इतिहासकारों के लेखन में जो न्यूनताएँ रह गई थीं प्रस्तुत पुस्तक में 
उनका संशोधन भली-भाँति किया गया है। साथ ही यह भी सिद्ध किया गया है कि 
महाराजा अपने समय का एक महान व्यक्ति था। 


इच्छानुसार घटनाओं को दिखलाकर प्रत्येक लेखक उनसे अपनी रुचि और सूम 
के अनुसार ही परिणाम निकाला करता है। प्रिसिपल सीताराम जी पंजाबी होने के कारण 
अपने देश के स्वतंत्र राज्य को बड़े प्यार तथा आदर की दृष्टि से देखते हे । उन्होंने यह 
बतलाया है कि महाराजा रणजीतर्सिह प्रथम शासक था, जिसने इस देश में राज्य को 
ऐहिक नीबों पर स्थापित करने का यह्न किया और कमंचारियों के चुनने में केवल योग्यता 
को मुख्य रक्खा । महाराजा की तीत्र दृष्टि के सम्मुख जो भी योग्य हिन्दू, मुसलमान, 
सिक्‍्ख, इसाई, हिन्दुस्तानी अथवा योरुपीय पुरुष आया, उसे उसने अपनी सरकार की 
सेवा में ले लिया, महाराजा का इसमें प्रमुख उद्देश्य यह था कि देश का प्रबंध सुन्दर 
ओर सुचारु रूप से हो । ऐसी विशाल हृदयता उस समय एक दुल्लभ वस्तु थी, जिस पर 
लेखक ने हर पहलू से विचार किया है । 


सारांश यह कि लेखक ने यह खोजपूण पुस्तक लिखकर ऐतिहासिक साहित्य में 
एक स्तुत्य बृद्धि की है। मुझे पूर्ण आशा है कि पाठक इस यत्न का आदर करते हुए लेखक 
को प्रोत्साहित करंगे। 


खालसा कालिज, जोधसिंह 


श्री अम्ुुतसर 
१२०-४---४ १ 
की 


भूमिका 


भारतवष के इतिहास-प्रसिद्ध सम्मानित व्यक्तियों में रणजीततिह का विषेश स्थान:है । जिस 
महत्वपूर्ण, कठिन किन्तु शुभ कार्य को पूरा करने का उन्होंने बीड़ा उठाया और जिसे अपने 
जीवन काल में ही पूर्ण मी करके दिखाया उसके लिए. प्रत्येक पंजाबी के द्वदय में भारत के 
इस सपूत के लिए विषेश आदर तथा सम्मान है। रणजीतसिह के उत्थान के समय, अ्रथात्‌ श्रठा- 
रहवीं शताब्दी की अन्तिम चौथाई में हमारे देश में कोई ऐसी केन्द्रीय सत्ता नहीं थी, जिसका 
प्रभुत्व सभी मानते हों । दिल्‍ली-सम्राट की प्रतिष्ठा वर्षों से समाप्त हो चुकी थी और देश विभिन्न 
स्वाधीन रजवड्ों में बट चुका था | विंध्याचल के निचले भाग में मराठे, निज्ञाम हेदराबाद श्र 
सुल्तान हेदर अली, तीन बड़ी शक्तियाँ मानी जाती थीं। कनांठक« देश में अंग्रेज़ अपने पाँव पसार 
रहे थे | विन्ध्याचल फे ऊपरवाले भागों में भी लगभग यही स्थिति थी । श्रधिकांश भाग मराठा 
सरदारों के श्रधीन था। राजस्थान के रजवाड़े भी इन्हीं की कृपादृष्टि।पाने के इच्छुक थे। बंगाल 
तथा बिहार में अंग्रेजों का प्रभुव्व था ही, श्रवध का नवाब भी इनका मुंह ताकता रह्दता था। 

यमुना से लेकर सिन्धु नदी तक श्रथांत्‌ सिंध तथा पंजाब का सीमित क्षेत्र पच्चीस-तीस 
छोटी-छोटी रियासतों में बट रद्दा था। इनमें से प्रत्येक स्वाधीन तथा स्वार्थनिष्ठ थी। इनके 
व्यक्तिगत साधन इतनी मात्रा में श्रथवा इस योग्य न थे कि वे अकेले ही किसी आक्रमणकारी 
का प्रतिकार कर सकते | देश के दुर्भाग्य से उनमें राष्ट्रीय संगठन का भाव नथा कि वे 
किसी समय एकता के सूत्र में बंधकर काये कर पाते। सत्य तो यह है कि हमारी देशभक्ति का 
केन्द्र सदैव ही संकीण रहा है | ग्रामवासियों की देशभक्ति अपने गाँव तक तथा नगरवालों 
की अपने नगर तक द्वी सीमित रही है । कई श्रवस्थाओं में तो यद्द केन्द्र इससे भी अधिक संकीण 
हो चुका था और अपनी जाति तथा उपजाति तक ही सीमित था। ये बात इस देश में एक विशाल 
राष्ट्रीय सत्ता की स्थापना करने में बहुत बाधक सिद्ध हुई थीं। श्रठारहवीं शताब्दी के उत्तराध में 
खालसा ने पंजाब में एकता के नियमों पर एक राज्य की स्थापना का प्रयत्न किया और यह प्रारम्भ 
में कुछ सफल भी रद्दा, किन्तु शीघ्र ही स्वार्थी प्रवृत्तियाँ मुखर हो उठीं, और प्रत्येक मिस्लदार 
अपने-अपने स्वार्थ में लग गया । 

रणजीतसिंह को शीघ्र ही इन बातों का अनुभव हुश्रा। विधाता ने उसे उच्चकोटि की 
बुद्धि दी यी ओर साथ ही उसके अन्दर साहस, वीरता तथा युद्ध-कोशल पर्याप्त मात्रा में था। उसने 
देखा कि अंग्रेज कलकते से चलकर यमुना के तट तक आ पहुँचे हैं श्रौर दूधरी ओ्रोर से काबुल- 
नरेश शाहजमान ने पंजाब पर अपना आपधिपत्य फिर से स्थापित करने के लिए हाथं-पाँव मारना 
शुरू कर दिया है। उसने सोचा कहीं ऐसा न हो कि श्रपनी जन्मभूमि को स्वतंत्र करवाने का शुभ 
काये जो कि खालसा ने श्रारम्म कर रखा था, रुक जाए और हमारी आठ सौ वर्ष की पुरानी 
पराधीनता चिरस्थायी हो जाए। अतएव वह इस बात पर कटिबद्ध हो गया कि जिस प्रकार 
भी हो, इन दुबंल छोटे-छोटे राज्यों को समाप्त करके पंजाब में एक शक्तिशाली राष्ट्रीय सत्ता ध्या- 
पित कर दी जाए, जिससे कोई भी विदेशी आक्रमणकारी इस श्रोर आँख न उठा सके । 

अठारदह व की श्रल्पायु में ही इस होनहार पंजाबी सपूत ने यह हृढ़ निश्चय कर लिया 
और उसे पूण भी किया | यह असाध्य किन्तु कठिन कार्य उसने किस प्रकार पूरा किया, इसका 
पूरा बन पाठकों को इस पुस्तक में मिश्षेगा । हे 


( मे ) 


महाराजा की जीवन सम्बन्धी-घटनाओं को एकत्र करने के लिए हमें ग्रधिक प्रयास नहीं 
करना पड़ा | उसके शासन-काल के सभी कार्यालयों के पत्र प्रमाण अ्रभी तक विद्यमान हैं। इनके 
अध्ययन से महाराजा की जीवन सम्बन्धी प्रत्येक महत्वपूर्ण घटना की पुष्टि हो सकती है । इस प्रसंग 
में यद्व उल्लेख कर देना संभवत: अनुपयुक्त न होगा कि महाराजा रणजीतसिंह के स्थापित किये 
हुए पंजाब राज्य की समाप्ति के सत्तर वष बाद इन लेख प्रमाणों को पहली बार खोलकर पढ़ने का 
सम्मान पंजाब:सरकार ने सन्‌ १६१५ में मुझे प्रदान किया था। पाँच वर्ष तक श्रनवरत परिश्रम कर 
के मैंने इसकी सटीक सूर्था तैपार की जिसे सरकार ने दो भार्गों में प्रकाशित करके लोगों के अध्ययन 
के लिए सुलभ बनाया । इन लेख-प्रमाणों द्वारा प्राप्त मद्दत्वपूण तथा उपयोगी बातों को मैंने इस 
पुस्तक में श्रंकित किया है, जिससे लोगों को महाराजा के जीवन की ग्राश्चय॑जनक घटनाओं की 
जानकारी प्राप्त हो जाये । 
मद्ाराजा रणजीतसिंद्द के जीवन पर अंग्रेजी भाषा में पहले-पहल प्रिंसिप, कप्तान मरें, मक्रेगेर 
श्रौर कनिघम ने सन्‌ १८३४ से १८२१ ई० के बीच अपनी पुस्तक प्रकाशित की थीं। तदुपरांत 
सर लैपल ग्रिफन और सैयद मुहम्मदलतीफ ने इन्हीं के आधार पर अपनी पुस्तक लिखीं । मुहम्मद 
लतीफ ने महाराजा के समकालीन लेखकों की लिखी फ़ारसी पुस्तकों से भी सहायता ली, परंतु सैयद 
साहिब के विचार सामूहिक रूप से प्रिंसिप ओर मरे की पुस्तकों पर ही आधारित हैं। मरे, वेड, 
और प्रिंसिप की पुस्तकों का आधार अश्रधिकतर उस सामग्री पर है, जो उन्हें म॒ुशी खुशवक्त 
राय तथा दूसरे पत्रकारों द्वारा प्राप्त हुश्आ करती थी। ये लोग अंग्रेजों की श्रोर से लाहौर दरबार में 
नियुक्त थे। ये पत्रकार फारसी भाषा का थोड़ा-बहुत शान रखने कै कारण वकालत की 
पदवी पर विद्यमान थे । उन्हें इतिहास विद्या की जानकारी न थी। उन्होंने ऐतिहासिक घट- 
नाओों के साथ कई प्रकार की निराघार घटनाएँ भी मिला दीं, जिन्हें कप्तान वेड और मरे ने श्रपने 
लेखों में सम्मिलित कर दिया | जब ये सूचनाएं प्रकाशित हुई तो ये कथाएं भी इतिहास का 
अंग बन गई' | बाद के इतिहासकार इन्हें अपनी-अ्र पनी पुस्तकों में स्थान देते गये। किसी ने 
इनकी वास्तविकता की और ध्यान देने का प्रयत्न न किया । किंतु मैंने महाराजा के समय के 
फारसी भाषा में लिखित इतिहासों से श्रोर लेग्ब-पत्रों तथा अ्रधिकारियों की चिहट्ठी-पत्री से सद्दायता 
लेकर इस प्रकार की घटनाओं पर प्रकाश डालने की चेष्टा की है। इस पुस्तक में उन पर विस्तार- 
पूजंक विचार किया गया है । 
इसके अतिरिक्त महाराजा के राज्य-प्रबंध के विषय में उनके समकालीन योरोपीय लेखकों 
ने कुछ अधिक नहीं लिखा | संभवतः इसका एक कारण तो यद्द था कि वे अपने राज्य-प्रबंध को 
भारतीय राज्य-प्रबंध की अ्पेज्ञा अधिक पसंद करते थे। इसीलिए भारतीय राज्य-प्रबंध-प्रणाली को 
सममने और इसके आ्रधारभूत नियमों को जानने का कष्ट उन्होंने नद्ीीं किया । दूसरे ये लोग तो 
विशेषतः यह जांनना चाइते थे कि रणजीतसिंह के लिए, इस प्रकार देश जीतकर एक छुत्र- 
छाया में लाना किस प्रकार अथवा किन कारणों से संभव दो पाया था। या उनका ध्येय इस प्रकार 
की बातों की जानकारों प्राप्त करना था कि महाराजा में कौन-कौन सी त्रुटियाँ हैं और इसके 
दरबारियों में कौन-कोन-सी दलबन्दियाँ हैं, जिनसे वे उसके जीवनकाल में या उसकी मृत्यु के 
,पश्चात्‌ लाभ उठा सकते हैं। इसके श्रतिरिक्त मंत्रिमंडल में ऐसा कौन सा व्यक्ति है, जिसे वे 
समय पर सुगमता से श्रयने लक्ष्य को प्राप्त करने में प्रयोग कर सकते हैं। चुनांचे अंग्रेज रचयिताश्रों 
ने महाराजा के शासन-प्रबन्ध के विषय में कुछ विशेष लिखने का यज्ञ नहीं किया। मैंने महाराज। 
के समय के लेख-पत्रों को सहायता से इस त्रुटि को पूरा करने का यत्न किया है । 
इध विषय पर महाराजा के अपने कार्यालय के लेख-पत्र पूर्ण रूप से प्रकाश डालते हैं | 


( ञज ) 


इन्हें व्यवस्थित करते समय मैंने माल विभाग के आय तथा व्यय के पत्र, भेंट इत्यादि तथा अन्य 
कर-संबंधी पत्र-लेख, न्यायालयों तथा सेनाओं के पत्र-लेख, तथा तोशाखाना एबं जागीरों इत्यादि 
के पत्रलेखों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया और उन सब का सारांश इस पुस्तक में लिखा है | 
उदाहरणस्वरूप मैंने महाराजा के भूमिकर वसूल करने के दह्ल को विस्तृत रूप से बतलाया है, 
क्योकि इसी ढक्क से भूमिदारों की समृद्धि अथवा अ्रसमृद्धि का संबंध होता है। साथ ही सरकारी 
ओर बड़े-बड़े प्राइवेट कारखानों का भी उल्लेख किया है, जिनमें सेकड़ों शिक्षित तथा अशिक्षित- 
श्रमजीवी काम करते थे और जो राज्य को उसकी आवश्यकता के अनुसार अर्र-शस्त्र, सोने- 
चाँदी के बतन, सेनाश्रों की वर्दियाँ तथा चमड़े की दूसरी वस्तुएँ, एवं खेमे और शिविर के काम 
आनेत्राली अन्य सामग्री जुटाया करते थे । केवल सेना-विभाग में ही प्रति व्ष आठ लाख रुपये का 
सामान खरीदा जाता था और यह सब पंजाब के कारखानों में ही तैयार होता था | 

इस विषय पर पूरा एक अध्याय ही दिया गया हे कि रणजोत सिंह ने अपनी पड़ोसी 
रियासतों के साथ कैसे संबंध स्थापित कर रखे थे, विशेषकर अंगरेजों तथा सिध के अमीरों के 
साथ । इसके अतिरिक्त विदेशी राजनैतिक संबंधों के कारण जो सुधार और परिवतन महाराजा को 
अपनी सैनिक व्यवस्था में करने की आवश्यकता हुई उन्हें भी विस्तारपूृबंक एक प्रथक्‌ अध्याय में 
दिया गया है। 


इसी प्रकार एक अ्रध्याय में महाराजा के दरबार और इसके परस्पर संबंध तथा खिलञ्रत 
एवं उपाधियां आदि प्रदान करने के नियमों का वणुन किया गया है | अंतिम अध्याय महाराजा के 
आचरण पर लिखा गया है। इस अध्याय म॑ जीवन के विभिन्न पहलुओं को दृष्टि में रखते हुए 
रणजीत सिंह के आचरण पर पूणरूपेण प्रकाश डालने की चेष्टा की गई है । इस पुस्तक को 
लिखकर मैंने भारतीय इतिहास और विशेषकर पंजाब के इतिहास केक्षेत्र में अनुसंघान-कार्य 
करनेवाले विद्याथियों के कार्य को सरल बनाने का यत्न किया है। यदि पाठक इस पुस्तक को पढ़ 
कर कुछ लाभ उठा सके तो यद्द मेरे लिए बहुत दृर्ष तथा गर्व की बात होगी। महाराजा के जीवन 
पर इससे पूर्व २३ वष पहले मैंने एक छोटी सी पुस्तक उदृ्‌ भाषा में लिखी थी, जिसे हिंदुस्तानी 
एकेडेमी ने प्रकाशित किया था। तदुपरांत इसी पुस्तक का हिंदी भाषा में अनुवाद करवाकर 
एकेडेमी ने प्रकाशित किया था। २३ वष के अध्ययन के बाद अब यह पुस्तक नये रूप में भेंट की 
जातो है। 

हिंदी के इस संस्करण को तैयार करने में श्री हरिबंंशलाल बी० ए० बी० टी० ने मेरी बड़ी 
सदायता की है। में उनको हार्दिक धन्यत्राद देता हैँ और अ्रभारी हूँ । 


--सीताराम कोहली 
माडल टाउन, रोहतक 
अप्रेल, १६५४ 


विषय-सूची 
पहला अध्याय 
सिख-घर्म का आरम्भ और गुरुओं का वर्णन 
सिख-घर्म की नीव; पहले पांच गुरु; धामिक आवश्यकताओं की पति; गुरु अर्जन देव का 
बलिदान; बाद के चार गुरु; गुरु गोबिन्द सिंह; नई रीति; पहाड़ी राजाओं और मुगलों से युद्ध; 
गुरु गोबिंद सिह के कार्यों का परिणाम; दनन्‍्दा बहादुर; बन्दा का उत्साह; शाही फ्रौज की बेचेनी; 
बन्दा का दमन । पृ० १- २ 
दूसरा अध्याय 
पंजाब में खालसा राज्य का स्थापित होना 
बन्दा बहादुर के बाद सिखों की दशा; खान ज़करिया खां की सिख के प्रति नीति; पंजाब 
के शासक की नियुक्ति पर रकूगढ़ा; ऐमनाबाद का युद्ध; “दल खालसा” की स्थापना; पंजाब का 
शासक मीर मनु; 'राखी प्रथा' का चालू होना; सिखों और अफगानों में पंजाब राज्य के लिए 
स्रींचातानी । पृ० ६-१ ह 
तीसरा अध्याय 
सिख मिस्ले तथा उनके इलाके 
सिख मिस्लों की नींव; भंगी मिस्ल; रामगढ़िया मिस्ल; कन्हैया मिसल; अहस्तूवालिया मिस्ख; 
सुकरतकिया मिस्ल; नकई मिस्ल; डलेवाली मिस्ल; निशान वालिया मिस्ल; करोड़ सिधिया मिस्ल; 
शहीदी या निहंग मिस्ल; फेज़लपुरिया अथवा सिह पुरिया मिस्ल; फुलकिया मिस्ल; अठारहवीं 
शताब्दी में पंथ की दुशा; सिख मिस्लदारों के परस्पर संबंध; इस संबंध का परिणाम | पृ० १४-१८ 
चौथा अध्याय 
महाराजा रणजीत सिंह के वंश का पूब-इतिहास 
सरदार बुद्ध सिह; सरदार नोध सिंह; सरदार चड़त सिंह; एमनाबाद की लूट; लाहौर के 
शासक का गुजरानवाला पर आक्रमण; सरदार चड़त सिह की विजय; सरदार चढ़त सिह की म॒त्यु; 
माई देसां हा का शासन-प्रबन्ध; सरदार महान सिंह का गद्दी पर बैठना; रखूल नगर की विजय; 
रणजीत सिह का जन्म; पिंडी भाटियां इत्यादि का दौरा; जम्मू पर आक्रमण; जय सिंह कन्हेया से 
युद्ध; जय सिह की पोती से रणजीत सिंह की सगाई; भंगी सरदारों से युद्ध; सोहघरा के किले का 
घेरा; सरदार मद्दान सिह की मृत्यु । पूृ० १६-२३ 


पाँचवा अ्रध्याय 


महाराजा रणजीत सिंह का समृद्धि काल 


रणजीत सिह का सुकरचकिया मिस्ल का शासन सँभालना; रणजीत सिंह का बाल-बाल 
बचना; रणजीत सिद्द का विवाह; रास गढ़ियों के विरुढ सदाकौर की सहायता; लाहौर के सरदारों 
से भेंट और किले का निरीक्षण; रणजीत सिद्द का दूसरा विवाह; मिस्ल की शासन-ढोर अपने हाथ 


की, 


में लेना; रणजीत सिह पर अ्रपनी माता के वध का झूठा अभियोग; शाह जमान का पंजाब पर 
आक्रमण; शाह ज़मान का लाहौर क़िले पर अधिकार; नवाब क़सूर की लाहौर पर दृष्टि; रणजीत सिह 
का लाहौर पर आक्रमण; रणजीत सिह की तैयारी; लाहौर पर अधिकार; भसीन का युद्ध; गड़ा हुआ 
ख़ज़ाना; जम्मू पर चढ़ाई; गुजरात पर धावा; अकाल गढ़ पर अधिकार; अंग्रेज़ी सरकार की भेंट; 
शाह ज़मान की तोपों वाली घटना; युवराज खड़क सिह. का जन्म; “महाराजा' की उपाधि ग्रहण 
करना; महाराजा का नया सिक्का चलाना; प्रबन्ध-सम्बन्धी परामशं; क़सूर का घेरा; काँगढ़ा का 
आक्रमण; सुजानपुर का घेरा; फ़तेह सिह से आतृत्व; धनी पोठोहार का दौरा; चनियोट पर शासन; 
क़सूर के नवाब का विद्रोह; मुल्तान का घेरा; युवराज खड़फ सिंह की मेंगनी; फगवाड़ा, होशियार 


पुर तथा बिजवाड़ा पर अधिकार; अमृतसर की विजय; भंगियों की तोप । पृ० २४-३६ 
छटा अध्याय 


पंजाब की राजनीतिक अवस्था और रणजोत सिंह की नीति 
रणजीत सिंह के जीवन में नया युग; पंजाब की राजनीतिक अवस्था; रणजीत सिंह की 
विशेषता; कंग ओर ऊच पर अधिकार; श्री अमृतसर का दरबार; फौजी संगठन; ताज़ीमी सरदार- 
गण; शालामार बाग़ का नाम बदुलना; जसवन्त राव होलकर का पंजाब में आना; महाराजा का 
निर्णय; सफलता और संधि; श्री कटास जी का स्नान; शालामार बाग़ की मरम्मत । पृ० ३७ ४१४ 


सातवाँ अध्याय 
सतलज पार की सिख रियासतों से सम्बन्ध ओर अन्य विजय 
प्रारंभिक कथन; सतलज पार की सिख रियासतों की आपस की लड़ाइयाँ; रणजीत सिंह का 
प्रस्थान; रणजीत सिंह का निणय; कांगड़ा के राजा की सहायता के लिए प्रार्थना; गोरखा फ्रौज का 
भागना; कुंवर शेर सिंह और तारा सिंह का जन्म; युवराज के जन्म के सम्बन्ध में विभिन्न मत; 
क़सूर पर कढज़ा; सुल्तान पर आक्रमण; पटियाल्े वी गह-कलह; मेंटों के ढेर; डलीवाली मिस्तल का 
महाराजा के अधिकार में आना; दीवान मुहकम चन्द्‌ु का महाराजा की सेना में भरती होना; 
पहाड़ी इलाकों का दमन; दरबार करना; स्थाल कोट का दमन; महाराजा का दौरा; शेखू पूरा किले 
की विजय; दीवान भवानी दास; खुशहाल सिंह और नये अमीर । प्ृ० ४४ &२ 


आठवों अध्याय 


महाराजा और अंग्रेजीं सरकार के बीच सरहद 


सामना का उत्सव; हैजा और तपेदिक; सिख सरदारों का भय; ब्रिटिश सरकार की 
नीति में परिवर्तन; मिस्टर मेटकाफ़ की महाराजा से मुलाकात; सन्धि की शर्तें; महाराजा का 
सतलज पार के इलाके का दौरा; अंग्रेज़ी सरकार के ढंग; अक्तर लोनी की विज्ञप्ति; रणजीत सिह 
का युद्ध की तैयारी करना; अंग्रेज़ी सरकार की कारंवाई; रणजीत सिंह की बुद्धिमत्ता; सन्धि पत्र; 
शर्ते; सन्धि पत्र के परिणाम; सतलज पार के रईसों के लिए विज्ञप्ति; विज्ञप्ति का परिणाम; 
मेटकाफ़ के शिया सिपाहियों और अकालियों में कगढ़ा । पृ० ९३-६० 


नवाँ अध्याय 


बिजयों की भरमार 
कांगड़ा क्रिक्षे की विजय; गोरखा फौज से युद्ध; युद्ध का अन्त; दरियाना और गुजरात पर 


( ३ 9) 


अधिकार; खुशाब, साहीवाल आदि की विजय; फ़तेह खाँ की हार; जम्मू और वजीराबाद का दूमन, 
काबुल के राज्य की दशा; शाहशुजा की महाराजा से भेंट; मुल्तान पर आक्रमण; डस्का के इलाके 
पर विजय; मंडी, सुकेत और हलोवाल; कुसक किले का दुमन; क्िला मंगलां की विजय; फैज़ल- 
पुरिया मिस्‍्ल के प्रदेशों पर अधिकार; नकई मिस्ल के प्रदेशों पर अधिकार; कन्हैया मिस्ल पर 
झधिकार; अफगानिस्तान का आंतरिक कलह; शाहशुजा की बेऱामों और शाह ज़मां का लाहौर 
में आना । पृ० ६१-६६ 
दसवाँ अध्याय 

कोहेनूर की घटना तथा अन्य बातें 
युवराज खड़क सिंह का विवाह; अंग्रेज़ी एजेंट को आवभगत; क्राबुल सरकार का वकील 
लाहौर में; भिंबर, राज़ोरी और अखनूर पर झाक्रमण; वफ़ा बेगम का कोहनूर देने का वचन देना; 
वज़ीर फ़तेह खाँ की महाराजा से भेंट; महाराजा के सम्मिलित आक्रमण का उदहेश्य; काश्मीर-यात्रा; 
वफ़ा बेगस को आश्वासन; दीवान मुहकम चन्द की होशियारी; शेरगढ़ फिले का दमन; कोहेनूर पर 
झगड़ा; इस घटना के सम्बन्ध में हतिहासकारों की सम्मतियाँ; शाहशुजा को राम कहानी; अटक के 
क्रिले पर महाराजा का अधिकार; वज़ीर फ़्तेह खाँ की तिलमिलाहट; सिखों और झफगानों का 
युद्ध; हेदरों युद का महत्व; काश्मीर की चढ़ाई पी तैयारियाँ; काश्मीर पर चढ़ाई; महाराजा का 
वापस आना; दीवान रामदयाल की वीरता; दीवान मुहकम चन्द्‌ को झरूत्यु; श्रिटिश सरकार 
का दूत । परू० ७०-८१ 

ग्वारहवाँ अध्याय 

युद्धों का क्रम ओर मुल्तान विजय 
श्िटिश-गोरखा युद्ध; सुधारों की आवश्यकता; दीवान गंगाराम और पंडित दीनानाथ; 
राजौरी व भिंबर का युद्ध; न्रपुर और जसवॉँ का दमन; बहावलपुर का दौरा; मुल्तान का घेरा; 
मनकेरा इलाके का दौरा; रूग रियासत की राज्य प्राप्ति; ऊच और दायरा दीनपनाह; युवराज 
खडक सिंह के हिसाब-किताब की पड़ताल; युवराज खड़क सिंह का राज तिलक; रामगढ़िया मिस्ल 
के अधीनस्थ इलाके की प्राप्ति; शाहपुर, नूरपुर ओर मिठा टिवाना की राज्य प्राप्तिफ सरदार निहाल 
सिंह अटारी वाले का त्याग; भयाराम सिंह की*केद से मुक्ति; हज़ारा का युद्ध; मुल्तान पर झाक्रमण; 
सेना का प्रस्थान; महाराजा की तैयारियाँ; मुल्तान का घेरा; क्रिल्ले का घेरा; संधि की बातचीत; 
सममभौते में अचानक परिवतन; किले की विजय; किल्ते पर अधिकार; सुल्तान विजय की तिथि; 
किले की लूट; मुल्तान का प्रबन्ध; मुल्तान पर विजय का महत्त्व । पृू० ८२-६३ 

बारहवाँ अध्याय 

काश्सीर और पेशाबर की।विजय 
फौज़ी दृष्टिकोण से पेशावर का महत्त्व; पेशावर के लिए प्रस्थान; ख़तक सरदार की हार; 
पेशावर की विजय; दोस्त मुहम्मद खाँ की घतंता; पेशावर के युद्ध का महत्त्व; पंडित बीरदर का 
आगमन; काश्मीर पर चढ़ाई की तैयारियाँ; काश्मीर की यात्रा; रणजीत सिंह की उपस्थिति: 
जब्यार खाँ की हार; श्रीनगर की विजय; शेर पंजाब का वापस आना; काश्मीर का शासन भ्रबन्ध; 
मुस्तान और बहावलपुर का दौरा; कश्मीरा सिंह"व| मुल्तान सिंह का जन्म; डेरा गाज़ी खाँ पर 
आक्रमण; हज़ारे का विद्रोह; दीवान रामदयाल की मत्यु; विलयम मर क्रेफ़्ट; रानी सदाकौर की 


( ४) 


नज़र-बन्दी; कन्हैया मिसल के इलाके पर अधिकार; रानी सदाकौर; मनकेरा तथा डेरा इस्माइल खाँ 
की विजय; मनकेरा पर विजय का महत्त्व; कुँवर नौनिहाल सिंह का जन्म; जनरल बंतूरा और 
इलाड लाहौर में; नोकरी की शर्तें; मियाँ किशोर सिंह को उपाधि देना पृ० ६&४-१०३९ 
तेरहवाँ अध्याय 
पेशावर विजय की पूर्ति 
बदले की इच्छा; पेशावर की कूच; धर्म युद्ध या जिहाद की विज्ञप्ति; महाराजा रणजीत सिंह 
की तैयारी; महाराजा का नदी पार करना; सरदार जयसिंह अटारी वाले का पछतावा; टिब्बा टीरी 
का युद्ध; गाजियों की घोर हार; महाराजा का पेशाबर में प्रवेश; रामानन्द सराफ़ की रूत्यु: डेरा 
ग़ाज़ी खाँ में विद्रोह; अनुरोध चन्द के इलाके की प्राप्ति; मिश्र दीवान चन्द की रूत्यु; जनरल वंतूरा 
का विवाह; झअँग्रेज़ी डाक्टर का आगमन; काश्मीर का भूचाल; शिमले में सिख मिशन; ध्यान सिंह 
और हीरा सिंह, अकोढ़ा का युद्ध; जहॉँगीरे का मोचां; गीदड़ गढ्ला की लड़ाई; सैदोगांव का युद्ध; 
यार मुहम्मद का दुबारा पेशावर का शासक नियुक्त होना; सरदार यार मुहम्मद का वध; सुल्तान 
मुहम्मद खाँ की नियुक्ति, लैला नामी घोड़ा; सैयद अहमद की रूत्यु; काश्मीर का कुप्रबन्ध। काश्मीर 
में अकाल; दीवान बिसाखा सिंह और शेख गुलाम मुहीउद्दीन को दण्ड; कुँवर नौनिहाज़ सिंह का 
विवाह; सर हेनरीफेन का मन्तन्‍्य, सिक्‍खों और अंग्रेज़ों की काछुल पर चढ़ाई, लाड आँक लैण्ड 
ओर महाराजा की भेंट; भेंटों का मन्तब्य; महाराजा की रूत्यु । प्ृ० १०६-१२६ 
चोदहवाँ अध्याय 
पड़ोसी रियासतों के साथ सम्बन्ध 
सिख राज्य की उन्नति; अ्रेंग्रेजों के साथ सम्बन्ध; महाराजा की गवंनर जनरल से भेंट; 
झँग्रेजों का लाहौर दरबार तथा सिंध सरकार के साथ समभौता, महाराजा के मन में अँग्रजों का 
भय; लाहाख पर विजय; लाहौर दरयार और नेपाल सरकार; निज़ाम हैदराबाद का वकील; 
हिरात और बलोचिस्तान के एजेंट; रियासत बहावलपुर के साथ सम्बन्ध; सिंधी अमीरों के साथ 
महाराजा का सम्बन्ध; काबुल के अमीरों के साथ सम्बन्ध; सिन्ध नदी के पारवाले स्थानों पर 
अधिकार; दोस्त मुहम्मद खाँ की पेशावर पर चढ़ाई; जमरोद की लड़ाई: अँग्रेजों और सिस्बां की 
काबुल पर चढ़ाई । पृ० १२६--१ ४३ 


पन्द्रहवाँ अध्याय 
आधिक तथा राजनीतिक प्रबंध 
ख़ालसा राज्य की सीमा; खालसा सरकार के वाषिक आय और व्यय; केन्द्रीय तथा 
प्रान्तीय शासन; सरकारी कार्यालय; महाराजा का खजाना; राज्य-प्रबन्ध; भूमि-कर-प्रबन्ध; कृषकों 
की सहायता ओर सुरक्षा; न्यायालय और दंड; महाराजा की घामिक तथा राजकीय नीति । 

पृ १$७४३--१५७ 

सोलहवाँ भ्रध्याय 

महाराजा की सेना तथा उसकी व्यवस्था 


प्यादा सेना; तोपखाना; नवीन रिसाला फौज़; प्राचीन घुड़सवार सेना; जागीरदारी सेना; 
फ्रौजी शख्त्रागार; दुर्गों तथा किलों की सेना; सैनिक भरती; वेतन बॉटने का ढंग; कवायदुदान सेना के 


( ४ 9) 
विषय में योरोपीय इतिहासकारों की रायें; महाराजा रणजीत सिंह की सेना की सूची; मासिक 
वेतन की सूची । पृ० १४९८--१ ६७ 
सत्रहवाँ अध्याय 
महाराजा का दरबार 
दरबारी भाषा; खास-खास दरबार; सवारी का जुलूस; खिलअतें व उपाधियाँ; कौकबे- 
हकवाले-पंजाब; दरबारी सामंत । पृ० १ ६८--१७४ 
अठारहवाँ अध्याय 
महाराजा की व्यक्तिगत विशेषताएँ 


सेनिक विशेषताएँ तथा बुद्धिमत्ता; नित्य के नियम; महाराजा का कलेवा (नाश्ता); परिश्रम 
की आदत; महाराजा की शिक्षा; विद्या-प्रसार के लिए प्रयश्न; महाराजा का धामिक जीवन; महाराजा 


का चरित्र । पृ० १७३९--१ ८३ 
उन्‍नीसवाँ अध्याय 

महाराजा की काये पटुता पर एक स्थूल दृष्टि पृ० १८४-१ ८८ 
परिशिष्ट १ 

फारसी भाषा में मूल पाठ : कारदार की नियुक्ति के समय पृ० १८६ 
परिशिष्ट २ 

फारसी भाषा में मूल पाठ : थानेदार किला को नियुक्ति के समय झादेश ए० १६०--६१ 
परिशिष्ट ३ 

महाराजा का परिवार पृ० १६२--१ ६ ३ 
परिशिष्ट ७ 

महाराजा का वंश धृ० १६४ 
परिशिष्ट ५ 

महाराजा के दरबारी पृ० १६४--१ £ 8 
परिशिष्ट ६ 

महाराजा के युरोपियन अफ़सरों के नाम तथा वेतन पृू० २००-२०३ 
परिशिष्ट ७ 


पुस्तक सूची-- पृू० २०४-२० ६ 


३, (फ्रूट नोट) 
२४ 
११ (फुट नोट) 


शुद्धि-पत्र 


अशुद्ध 
भींद्‌ 


शुद्ध 
जींद 


दल खालछसा का बानी अठारवों शताब्दी में 


भी यही 

तसका इलाका 
रजिया की 
ग्रालगुज़ारी 
मीरा वेश्या 
१६०६ हू ० 
१८५१७ | ० 
जोंद्ध सिह 
कबीलों 
घनासिह 

राह 

८२४ रू ० 

२६ 

यान सिह 
+-प 

जनल 

लगाम 

न कुनानीदा दिहन्द 
मुहयाल भोर आह्मण 
यथब 
अनयुम 
इसीलिये 
दारन्ह 


पंथ की दशा 
डसका का इलाका 
रियाडकी 
मालगुज़ारी 
मोरां वेश्या 
१८०६ रे « 
१८१६ ईं० 
जिवन्द सिह 
कबीलों का 
धनासिह 

यह 

१८२३ हुं० 

१६ 

ध्यान सिह 

ख्प 

जनरल 

लगान 
कुनानीदा दिहन्द 
मुहयाल ब्राह्मण 
तथा 


अनुपम 


इस लिये 
दारनद्‌ 


पहला अध्याय 


6 & 
सिख-धर्म का आरंभ और गुरुभों का वर्णन 
सिख-धर्म की नींव 

सिख-धर्म की नींव श्रीगुरु नानकदेव ने पंद्रहवीं सदी के अंत में डाली थी। यह महात्मा सन्‌ 
१४६५९ ई० में पेदा हुए ॥ इतिहास के अध्ययन से मालूम होता है कि इस समय में हमारे देश में 
भक्ति-मत की लहर पूरे ज़ोरों पर थी और देश के प्रत्येक भाग में धार्मिक नेता इस नए मत का 
प्रचार कर रहे थे और अपनी धार्मिक शित्षा से जनता को लाभ पहुँचा रहे थे। भक्ति-मत की शिक्षा 
बड़ी सीधी-सादी थी, जिसका सारांश यह था कि “ईश्वर एक है और सब जगह उपस्थित है, किसी 
मंदिर श्रथवा मसजिद की चारदीवारी में ही सीमित नहीं । लोग उसे भिन्न-भिन्न मार्मों से पुकारते 
हैं। परंतु उसकी आज्ञाएं सब के लिए एक-सी हैँ । वेद हो या कुरान, अश्लील हो या तौरेत भ्रत्येक 
धार्मिक पुस्तक उसकी तरफ़ से है। इस लिए उसका सम्मान करना प्रत्येक मनुष्य का धर्म है। उसके 
दरबार में जात-पाँत का कोई भेद नहीं; चाहे। कोई शुद्ध हो या ब्राह्मण, हिंदू हो या मुसलमान, प्रत्येक 
व्यक्ति अपने अ्रच्छे कममों के कारण ईश्वर के सामने पहुँच सकता 6 ।! इस मत के पथ-प्रदर्शक शारी- 
रिक तपस्था और पूजा के आइंबरों में विश्वास न रखते थे और न संसार-त्याग को ही श्रच्छी दृष्टि 
से देखते थे । इस संबंध में यह बात विशेष-रूप से उल्लेख्प है कि इन सभी प्रचारकों मे अपने-अपने 
देश की, जनसाधारण की भाषा में अपने 'विचारों का प्रचार किया, जिन्हें प्रत्येक श्रादमी सहज में समरू 
सकता था । 

पहले पाँच गुरु 

गुरु नानकदैव ने, भी प्राय: इन्हीं विचारों की शिक्षा दी । उनकी झुत्यु सन्‌ १५३८ ई० में हुई । 
उनके स्थान पर गुरु अंगद गद्दी पर बेढे, जिन्हेंनने गुरु नानक के कार्य को बढ़ी तत्परता से अहण 
किया । गुरु अमरदास्र तीसरे गुरु थे जो सन्‌ १०७२ से १०७४ ई० तक गद्दी पर स्थित रहे । इनके 
बाद इनके दामाद रामदासजी गुरु गद्दी पर सुशोमभित हुए। सन्‌ १५८१ ई० में इनकी रूव्यु हुई। 
इनके घेटे अ्रजुनदैव ने गद्दी सँभाली । तब से यह गदी गुछरामदास के वंश में चली आई । 

धार्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति 

घिख-धर्म की नींव पढ़े हुए इस समय सत्तर वर्ष हो चुके थे । इस बीच में यह सली-भाँति जड़ 
पकड़ चुका था। गुरु अंगद को न फेवल आत्मिक सिद्धि प्राप्त थी वरन वह सापा-विज्ञ सी थे। उन्होंने 
गुरुमुखी अक्षर प्रचलित किए | इसी लिपि में गुरु नानकजी की जीवनी लिखी गई । गुरु रामदास 
ने अमृतसर" शहर की नींव रक्‍्खी जो बाद में सिखों का धर्मचषेत्र और केंद्रीय स्थल बन गया । गुरु 
अजनदेव ने प्रंथसाहब का संग्रह किया । इस प्रकार सिर्खो के लिए एक नई भाषा, एक पवित्र स्थल 
ओऔर एक धार्मिक प्रंथ प्राप्त हो गए। साझ्षश यह कि इस मत को भअग्नसर करने और दृढ़ बनाने के 
सब सामान एकत्र हो गए | गुरु के अनुयायी संख्या में नित्य बढ़ने लगे, जिनके भेंट ओर चढ़ावे से 
पंथ की वाषिक आय में भी शुद्धि हो गई, ओर उच्होंमे धामिंक और सांसारिक इष्टि से समाज में 

ऊँचा स्थान आघ कर लिया। 

१शहर अमृतसर के लिए भूमि अकबर ने दी थी। अकघर की धार्मिक सहनशीलता की नीति के 


कारण गुरु रामदास का सम्राट से अच्छा व्यवहार था। सिख-मत की बेरोक-टोक आराभक उन्नति कां 
न भी कारण है कि उस समय बाबर से लेकर अकबर तक मुग्गल बादशादों की धार्मिक नीत उम्र 


डे रेणजीतांधह 


गुरु अजनदेव का बलिदान--१६०६ ई० में 

गुरु अजनदेव का होनहार बेठा जो बाद में गद्दी पर बैठा बहुत सुंदर और गुणी बॉलेक था; 
अतणव पंजाब प्रांत के वज्ञीर माल दीवान चंदृशाह ने उसके साथ अपनी बेटी का विवाह करने की 
हृच्छा प्रकट की । गुरु अजनदेव ने किसो कारण इसे स्वीकार न किया । इस पर दीवान चंदूशाह इतना 
हद्ध हुआ कि गुरुजी का जानी दुश्मन बन गया। संयोगवश चंदूशाह को बदला लेने का श्रवसर भी 
जढदी ही द्ाथ लगा । जहॉँगीर के गद्दी पर बेठते ही उसके बेटे शाहज़ादे ख़सरो ने बाप के विरुद्ध 
विद्रोह का झंडा खड़ा किया और आगरे से भाग कर लाहौर आया। गेंद॒वाल में वह गुरु साहब 
की सेवा में भी डपस्थित हुआ । उन्होंने शाहज़ादे के साथ सहानुभूति प्रकट की । चंदूशाह के पड़- 
यंत्र से यह बात सम्नाट्‌ के कानों तक पहुँचाई गई । जहाँगीर ने, जो पहले से ही सिख-मत के विरुद्ध 
था, गुरु साहब को बंदी बनाने की आज्ञा दे दी और अंत में उनका वध करवा दिया गया |" 

गुरु अर्जनदेव का बलिदान सिर्खो के इतिहास में बढ़ा महत्व रखता है। इस घटना का उनके 
बाद के इतिहास पर बढ़ा गहरा प्रभाव पढ़ा । वरन्‌ यह कहना अनुपयुक्त न होगा कि यह उन अत्या- 
चारों के क्र का आरंभ था जिनके कारण इस धार्मिक और सुधारक मत को विवश होकर सैनिक 
बाना पहनना पढ़ा । 


बाद के चार गुरु-सन्‌ १६०६ ई० से १६८४ ई० तक 


गुरु अर्जनदेव के बाद उनके पुत्र गुरु हरगोविंद गद्दी पर बैठे । गुरु हरगोविंद को अपने पिता के 
थथध का शोक अवश्य था फिर भी कुछ दिनों तक सम्राट जहाँगोर के साथ उनका संबंध अ्रच्छा रहा । 
कुछ काल बाद जहाँगीर ने उनके पिता के जुरमाने का दो लाख धन प्राप्त करना चाहा, परंतु उन्होंने 
स्पष्ट जवाब दे दिया । इसलिए सम्राट ने उन्हें ग्वालियर के क़िले में बंदी कर दिया। कुछ समय 
बाद उन्हें जेल से मुक्ति मिली। अब उन्होंने अपने पंथ की कमज़ोर दशा पर ध्यान दिया श्रौर 
समय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर थोंड़ी-सी फ़ोज नोकर रख ली, और अपने शिष्यों को 
भी हथियार रखने की आज्ञा दी। 

यह सिखों के सबसे पहले गुरु थे जिन्हें फ्रोजी जीवन अरहण करने की आवश्यकता प्रतीत हुई । 
इन्हें अपने जीवन-काल में पंथ के अस्तित्व को बनाए रखने के निमित्त तीन बार भझुग़ल सूथेदारों से 
युद्ध करना पड़ा । इन तीनों युद्धों में गुरु हरगोविंद का पतला भारी रहा । गुरु हरगोविंद सन्‌ १६४४ 
ई० में हस असार संसार से प्रयाण कर गए । उनके बाद उनके पोते गुरु हरराय गद्दी पर बेढे ।* गुरु 
हरराय ने अपने जीवन का अधिकांश आराम व चैन से बिताया। सन्‌ १६६१ ई० में उनकी अ्र॒त्यु 
पर उनके छोटे बेटे हरकिशनजी गद्दी पर बेठे । परंतु उनकी झूत्यु भी थोड़े ही समय में हो गई। सन्‌ 
१६६५७ ई० में गुरु तेरा बहादुर मे गद्दी सभाली । दस साल के बाद सन्‌ १६७५ ६० में और गज्ेज 
मे इन्हें दिल्‍ली बुला कर कत्ल करा दिया। 

गुरु गोविंद्सिहइ-सन्‌ १६७४ से १७०८ ई० तक 

गुरु तेशबहादुर के बाद उन का थेटा गोविंदराय (गोविंदर्सिह) गद्दी पर शोभायमान हुआ । गुरु 
शोविद सिखों के दसवें श्रोर श्रंतिम गुरु थे । उस समय उनकी अवस्था दुख वर्ष से कम थी । वह 
बाल्यावस्था से ही बड़े सुयोग्य और दूरदर्शी थे । पिछले सत्तर वर्ष (सन्‌ १६०६ ई० से सन्‌ १६७५ 

3तुजुक-जहाँगौरी, पृष्ठ ३५ ( नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ ) 

रगुरु हरगोविंद के पाँच बेटे थे । गुरुदत्त बड़ा बेटा था, जो श्पने पिता की दिंदगाी में हौ शत्यु पा 


चुका था। हरराय इसी का बेटा था। एक बेटे का नांम तेग़बहादुर था जो बाद में १६६५ ३० में गहदी- 
मशीन हुआ । देखिए निम्नलिखित बंशांपर्ली ;-..- 


सिख-घमे का आरंभ और गुरुओं का वर्णन है 


ई० ) में उनके वंश झोर पंथ पर जो कटिनाइयाँ पड़ीं वह सब उनके सम्मुख थीं। उनके परदादा गुरु 
अजुनदेव और दादा गुरु हरगोविंद पर जहाँगीर ने जो कष्ट पहुँचाए थे वह उनसे बे-खबर न थे । 
सिख इन घटनाओं से पहले ही बिगढ़ चुके थे । श्रब गुरु तेशबहादुर की हत्या ने उन्हें सरकार से भर 
भी विमुख और शंकित कर दिया । औरंगज़ेब की धार्मिक नीति हिंदुओं के लिए तो विष का प्रभाव 
रखती थी; इसलिए हिंदू प्रजा उससे अग्रसन्न थी । दक्षिण में शिवाजी हिंदू-धर्म के नाम पर प्रोत्साहन 
देकर हिंदुओं को अपने मंडे के नीचे एकत्र करा रहा था। 


नई रोति 

समय की गति देख कर गुरु गोविंदर्सिह ने भी ऐसी ही तैयारियां आरंभ कर दीं। गुरु गोविंद 
की श्रवस्था अधिक न थी। इसके अतिरिक्त सिखों में स्वयं आपस में बहुत मेल न था। और ंगज़ेब 
क्रोध की दृष्टि से सिखों को देखता था । इन बातों पर विचार कर गुरु गोविंद ने इसे ही उचित 
सममा कि कुछ समय के लिए किसी पहाड़ी प्रदेश में शरण ली जाय । अ्रतएवं वह ज़िला अंबाले के 
निकट वर्तमान रियासत सिरमौर के पहाड़ों में जा बस और बीस वर्ष तक बढ़ी शांति-पूवंक अपने कार्य 
में तत्परता से सन्नद्ध रहे । इस थोड़े समय में उन्होंने अपने सिखों को उस महान जातीय सेवा के 
लिए बिल्कुल तैयार कर लिया, जिसे कि वह पूरी करना चाहते थे। उन्होंने पंथ में वःई नए नियम 
घलाए । श्रपने शिष्यों का नाम सिख के स्थान पर सिंद रक्‍खा। उन्हें युद्ध-विद्या में निषुणता प्राप्त 
करने की आज्ञा दी । सिख-पंथ को ख़ालसा की पदवी दी और यह्ट बात उन के मन में दृढ़ कर 
दी कि ईश्वर का हाथ तुम्हारे सिर पर है और जब तुम धर्म और देश की रक्षा में लड़ोगे तो विजय 
की देवी अवश्य तुम्हारे साथ रहेंगी । 

| पहाड़ी राजाओं ओर मुग़लों से युद्ध 

इसी बीच में गुरु गोविदर्सिह ने जमुना और सतलज नदी के बीच के, पहाड़ी प्रदेश में अपनी 
रक्षा के लिए पोटा, चमकोर, और मखबाल इत्यादि कुछ दृढ़ दुर्ग भी निर्माण कर लिए थे। सन्‌ 
१६९० ई० में गुरुजी ने हिंदौड़, नाहन और नालागढ़ इत्यादि के पहाड़ी हिंदू राजाओं को जातीय युद्ध 
में भाग लेने के लिए निमंत्रित किया। परंतु मुग़ल बादशाहों को कर देने वाले राजाओं से ऐसी 
उम्मीद कब हो सकती थी ? प्रत्युत इसके पहाड़ी राजाओं ने मिलकर गुरुजी के साथ युद्ध आरंभ 
कर दिया । औरंगज़ेब आरंभ में उनकी अधिक सहायता न कर सका क्योंकि वह स्वयं दक्षिण की 
मंभटों में फंसा हुआ था, जहाँ मरहठों मे उसकी फ्रौज की नाक में दम कर रक्‍्खा था| इसलिए 


गुरु रामदास 


आधआ जा 


मद्ठादेव प्रथीचंद गुरु अजेनदेव 


गुरु हरगोचिंद 


अटल राय. सूजेमल अमिराय गुरु तेग़बद्दादुर गुरदिता 


गुरु हरराय घीरमल 
गुरु गोविंद सिंह 


शु रणजीतसिंह 


इन राजाओं की हार हुई | अब पंजाब के सूथेदारों ने इनकी सहायता के लिए फ्रौज भेजी । यद युद्ध 
ग्यारह-बारह वर्षों लक चलता रहा । इन युद्धों में गुरुजी के चारों बेटे और बहुत से जान निद्यावर 
करने वाले शिष्य काम आए । अंत में सन्‌ १७०७ ई० में गुरुजी पंजाब छोड़ कर दक्षिण चले गए 
और वहीं गोदावरी नदी के तट पर अपचल नगर स्थान पर इकतालीस वर्ष की अवस्था में इस 
संसार से चल बसे । 
गुरु गोविंदर्सिह की कृतियों का परिणाम 
गुरु गोविंदर्सिह ने सिखों में स्वतंत्रता की नवीन स्फूर्ति संचारित कर दी थी। सिर्खों में व्याग 
का भाव पहले से ही मौजूद था क्‍योंकि सभी सिख गुरु स्वार्थ-त्याग के अच्छे उदाहरण थे। इस 
लिए हर एक सिख पंथ की सेवा और रचा को अपना प्रथम कतेव्य समझरूता था। परंतु अब गुरु 
गोविंदर्सिह के व्यक्तित्व ने सोने पर सोहागे का काम किया । इनकी फ्रोजी शिक्षा ने सिखों के चंचल 
द्ृदयों के लिए एक नया द्वार खोल दिया । इस सैनिक साथ ने सिखों को देश और धर्म की स्वतंत्रता 
के लिए मरने-मारने के लिए तैयार कर दिया । गुरु गोविंदर्सिह्द स्वयं त्याग एवं बहादुरी की जीती- 
जागती मूर्ति थे । और यद्दी भाव उन्होंने अपने मुरीदों के हृदयों में भी कूट-कूट कर भर दिया था । 
सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत । 
पुज़ां-पुज़ां कट जाए पर कभू न छोड़े खेत ॥ 
झतएव इस स्वतंत्नता के युद्ध में गुरु गोविंदर्सिह ने अपने चारों बेटे और सैकड़ों अनुयियायों को 
बलिदेवी पर चढ़ाया। यढी वसीयत ओर यही फ़ीजी उत्साह था जो आड़े समय में सि्खों के काम 
आया और जिसने उन्हें जीवित रक्खा | जिस समय कि न सिक्‍खों का कोई गुरु था और न कोई 
राजनीतिक नेता डी था और दूसरी ओर उन पर तत्कालीन शासन कठिन से कटिन त्रास दे रहा था, 
डस कठिन समय में सी सिखों ने साहस को टठाथ से न जाने दिया, बराबर युद्धू जारी रक्खा और अंत 
में पंजाब में अपना शासन स्थापित करने में वे सफल हुए | यह सब गुरु गोविंदर्सिह के ही श्रथक 
प्रयत्न का परिणाम था । 
बंदा बहादुर--सन १७०८ से १७१६ ई० तक 
यद्यपि गुरु गोविंद्सिह सिखों के अंतिम गुरु थे परंतु वह राजनीतिक कार्यों को चलाते रहने के 
उद्देश्य से बंदा बैरागी को अपना उत्तराधिकारी बना गए। व॑दा बैरागी ज्ञात का राजपूत श्रौर जम्मू 
की रियासत पूछ का निवार्सी था। जवानी में ही घर-बार छोड़ कर फ़कीर हो गया था । फिरता-फिरता 
गोदावरी नदी के किनारे जा पहुँचा था और अपचल नगर के निकट ही ठद्दरा था। यहीं गुरु गोविंद- 
सिंह ने उससे भेंट की । बंदा कुछ दिनों गुरुजी की सेवा में रहा | गुरुजी श्रादमी को पहचानने 
में निपुण थे। शीघ्र ताढ़ गए कि इन भगवे बस्त्रों में राजपृती खून और अनुपम त्याग छिपा हुआ है 
भ्र्थात्‌ गूदढ़ों में लाल मौजूद है । अ्रतएव बंदा बैरागी को देश-सेवा के लिए प्रोत्साहन दिया और 
उसे पंजाब में जाकर अपना अपूर्ण राजनीतिक कार्य पूरा करने की श्राज्ञा दी। बंदा फ़ौरन तैयार हो 
गया और गुरु गोविंद सिंह जी से उनके सिखों के नाम पन्न लेकर पंजाब पहुँचा । 
बंदा का उत्साह 
फ्रोजी दृष्टि से पंजाब की दशा पहले की अपेज्ञा ख़राब थी । शाही फ्रौज तीस साल से दृढ्षिण 
की लड़ाइयों में लगी हुई थी । औरंगज़ेब, जो बढ़ा बलशाली शाहंशाह और अनुभवी सेनापति था, 
रूस्‍्यु का प्रास बन छुका था ।।पंजाब में कोई थोग्य फ्रीजी अफ़सर मौजूद न था। बंदा युद्ध को 
यातों में निपुण था और बहुत ऊँचे दर्ज का सेनापति था। उसने दो साल के भीतर मेलम से सरहिंद 


*गुरु गोविंदर्सिह के एक पठान नौकर ने अबसर पाकर उनके सीने में छुरी भोंक दी, जिसके घाव 
से बह कुछ ।दनों के बाद मर गए। 


सिख बर्म का आरंभ और गुरुओं का वर्णंण ५ 


तक सारे प्रदेश को डलट-पलट दिया और फ़ौजदार ख़ान सूथेदार सरहिंद को हरा कर स्वयं उस पर 
अधिकारी बन बैठा । 
शाही फ्रौज की बेचेनो 

इस के बाद बंदा ने सिरमौर की पहाड़ी रियासत पर जो जमुना और सतलज नदियों के बीच में 
"स्थित है अधिकार कर लिया । जब यह दिल द्विलानेवाले सम।चार बहादुरशाह दिलल्‍्ली-सम्नाट्‌ को 
निरंतर मिले तो वह्द बंदा को दमन करने के लिए चला और बड़ी शीघ्रता से पंजाब पहुँचा । इस 
बीच में बंदा नाहन के किले से भाग निकला और जम्मू के पहाड़ी प्रदेशों में उसने शरण ली । बद्दादुर 
की आयु ने धोखा दिया और फ़रवरी सन्‌ १७१२ ई० में वह लाहौर में चल बसा । सम्राट की रृत्यु 
पर उसके थेटों में परंपरा के अनुसार तझ़त प्राप्त करने के लिए युद्ध छिड़ गया। बहादुरशाद्र का 
बड़ा घेटा जाँदार शाह करीब एक साल तक गद्दी पर बेठा रहा, परंतु सन्‌ १७१३ ६० में वह भी 
अपने भतीजे फ़रुख़सियर के हाथों कत्ल हुआ । 

बदा का दूसन 

शाही वंश का यह घर का कलह सिर्खों के लिए दैवी सुअवसर प्रमाणित हुआ। बंदा इस अवसर 
को श्रच्छा जान कर मैदानी श्रदेश में आ पहुँचा । रावी ओर व्यास नदी के बीच गुरदासपुर के निकट 
एक बड़ा किला तैयार किया और वहाँ से सरहिंद के इलाके में लूट-मार आरंभ की। सम्राट फ्ररू - 
खसियर जब सन्‌ १७१६ में घरलू रूगढ़ों से मुक्त हुआ तो उसने बंदा की तरफ़ ध्यान दिया । उस 
ने अपने तूरानी सेनापति अब्दुस्समद खाँ को भारी तोपखाने के साथ बंदा को दुमन करने के लिए 
भेजा । सिर्खो ने बढ़ी बहादुरी से उसका सामना किया। परंतु अंत में बंदा और उसके साथी गुर- 
दासपुर के किले में घिर गए और बाद्‌ में गिरफ़्तार कर लिए गए। बंदा एक लोहे के पिंजड़े में बंद 
करके दिल्‍ली लाया गया, जहाँ उसे बड़ी तकर्लाफ देकर कत्ल कर दिया गया। बंदा ने गुरु गोविंद- 
सिंह के राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति में जी-जान से प्रयत्न किया । उसके नेतृत्व में सिर्खो ने सैनिक 
दृष्टि से प्रत्यक्ष उन्नति की । लगातार आठ बरस तक यह लोग योद्धाओं की भाँति शाही फ्रौजों का 
मुफ़ाबला करते रद्दे और इस परीक्षा में यह पूरे उतरे । बंदा की उच्चकोटि की सिपहसालारी ने इन 
में नई जागृत उत्पन्न कर दी। रलम से सरहिंद तक का प्रदेश लगभग एक साल तक सिखों के 
अधीन रहा । देश की व्यवस्था तथा शासन के लिए बंदा बहादुर ने मुसलमान हाकिमों के बजाय 
सिख शासक नियत किए, जिससे सिखों को मुल्की व्यवस्था में भी कुछ से शिक्षा मिल गई। इस 
थोड़े समय में सि्खों ने दिन-दूनी रात चौगुनी उन्नति की और बंदा ने अपने गुरु के विश्वास को रुपए 
में सोलह थाने दीक सिद्ध कर दिखाया । 


दूसरा अध्याय 


पंजाब में खालसा राज्य का स्थापित होना 
( सन्‌ १७१६ से १७६५ तक ) 


बंदा बहादुर के बाद सिखों को दशा 

बंदा बहादुर के बलिदान के पश्चात्‌ सिर्खों का कोई नेता न रहा । इधर पंजाब के शासक अब्दुल 
घमद खा ने भी सख़ती की नोति पर चलना प्रारंभ कर दिया | इस लिये सि्खों को विवश होकर 
पंजाब के शहर छोड़ने पड़े और पहाड़ों की शरण में जाना पढ़ा । जो सिख इन विपत्तियों को सहन न 
कर सके वे सिख-मत के बाहरी चिट्ठों को त्याग कर हिंदू समाज में हिल-मिल गए । अतएव बीस 
वर्ष तक सिक्‍खों को सम़्त से सम्त आधघातों को सहन करना पड़ा | परंतु गुरु के श्रनुयाइयों ने साहस 
न छोड़ा और हँस-हँस कर इन कठिनाइयों को केला । गुरुओं के बलिदान सदा आदर्श-रूप में उनके 
सम्मुख थे और वे उन आदर्शो' पर चलकर पंथ की सेवा और सुरक्षा के लिए तत्पर रहते थे । 

ये लोग वीरानों में सीधी-सादी जिंदगी बिताते थे फिर भी खाने के लिये रोटी और पहनने के 
लिये कपड़े का होना झावश्यक था। खी, बच्चों तथा निकट संबंधियों के मोह, घरबार का सुख और 
शांति झादि सब कुछ छोड़ कर ये लोग एक प्रकार से नि्वांसितों का-सा जीवन व्यतीत करते थे | 
वास्तव में उनके सम्मुख उस समय झत्यु और जीवन का प्रश्न था। भूखा और पीढ़ित मनुष्य क्या 
कुछ नहीं कर गुजरता । अंत में इन निरवांसितों को भी तंग आकर लूट-खसोट का पेशा अपनाना पडा। 
पांच-पांच दूस-दस और बीस-बीस की संख्या के जत्ये बदाए गए । जिस जत्पे का कोई युवक असा- 
धारण बुद्धि और वीरता का प्रमाण देता, उसे ही उस ठोली का नेता मान लिया जाता। 

अब ये जस्थे इधर-उधर घूमने लगे । जहाँ भी वे अ्रवसर पाते वहीं से पशु, रुपया, आभू- 
षण तथा अन्य वस्तुओं पर हाथ साफ करके अपने रक्षणालयों में घुस जाते । प्रत्येक सिख के पास 
एक तीव्र गति वाला घोड़ा, एक खड़', एक बंदूक, एक बरछा और ओढ़ने के लिए दो कंबल होते 
थे। ये लोग लूट के धन को व्यर्थ न गँवाते वरन्‌ इससे घोड़े ओर युद्ध-सामग्री ख़रीद लेते थे । इसका 
परिणाम यह हुआ कि बहुत से साहसी युवक इन जत्थों में सम्मिलित दोने लगे। नियमानुसार 
प्रत्येक नवा गंतुक रँगरूट को एक घोड़ा, एक खड़ और दो वबल दे दिए जाते । इस प्रकार इन जस्थों 
की संख्या प्रति-दिन बढ़नी शुरू हो गईं | 

खान ज़िकरिया ख्रां की सिखों के प्रति नीति 

झअब्दुलसमद खां के पश्चात्‌ ज़िकरिया ख़ां पंजाब का शासक नियत हुआ । उसने सि्खरों के 
बढ़ते हुये उत्साह को राज्य के लिए भयंकर जानकर उसे दबाने का प्रयत्ञ आरंभ कर दिया। सन्‌ 
१७३९ में नादिरशाह के आक्रमण के पश्चात्‌ -ज्योही उसे अ्रवकाश मिला, उसने सिख जत्थों कों 
पमाप्त करने के लिए एक गश्ती सेना तैयार की जिसने उन जव्थों का पीछा करना शुरू कर दिया | 
इसके अतिरिक्त शासन के सभी अ्रधिकारियों, अथोत्‌ एक गाँव के पटवारी से लेकर प्रांत के शासक तक 
धभी के नाम आज्ाएँ भेज दी गईं कि जहां भी कोई सिख दिखाई पढ़े उसे या तो पकड़ लिया 
जाय या कतल कर दिया जाय | भाई तारूसिंह और उसके साथी इसी हिंसक नीति के शिकार हुये 
थे। भरतएव दो तीन बर्ष के अंदर ही ज़िकरिया खां ने सिख्रों को पहले द्वाबा बारी और फिर द्वाबा 
बिस्त जालंधर से निकलने पर मजबूर कर दिया। तत्पश्चात्‌ फौजदार अदीना बेग के आधातों से 
तंग आकर सिख जस्थेदारों को सतलज पार करके सरहिंद प्रांत की ओर जाना पढ़ा । यहाँ पहुँच 
कर उन्हें एक नई उलमलन में फँसना पढ़ा। यहाँ दिल्‍ली के सामीप्य ने इनके क्षिण एक मई कठिनाई 


पंजांब में खालसा राजंय का स्थापित होना ४ 


उ€पन्न कर दी। दिल्‍ली के सम्राट ने भी इनके उत्साह को दबाने के लिए झपनी ओर से उन्हें समाप्त 
करने के लिए सेना के विशेष दस्ते निधुक्त कर दिए। संभव था कि परिस्थितयों से दबकर यह 
शांदोलन दब जाता, परंतु ईश्वर को कुछ और ही भाता था । सन:१७४५ में नवाय ज़िकरिया खाँ 
तो परलोक सिधार गया और उसकी रूत्यु सिख आंदोलन के लिए दैवी कृपा सिद्ध हुई । 
पंजाब के शासन का भूगड़ा 

ज़िकरिया खां की* र॒त्यु के परचात्‌ उसके दो थेटों, यहीया खां और शाहनिवाज़ खाँ के बीच 
पंजाब के प्रशासन को हस्तगत करने के लिए रस्साकशी शुरू हो गई | यहीया खां दिएली के प्रधान 
मंत्री नवाब कमरुद्दीन का जामाता था और भांजा भी । परंतु शाहनिवाज़ भी अपना पूरा ज़ोर लगा 
कर दिल्‍ली दरबार में अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए लड़ रहा था। दिल्‍ली का सम्राट स्वयं इस 
तूरानी दल के प्रभाव को बढ़ाने के पक्त में न था। अतणुव वह इन दोनों में से किसी को भी शासक 
के पद पर नियत करना नहीं चाहता था | इसी प्रकार इस खींचातानी में छुः मास का समय गुज़र 
गया और प्रांत की शासन-व्यवस्था दिन-प्रतिदिन बिगढ़ती चली गई | इसके परिणाम-स्वरूप किसी 
भी बड़े अधिकारी को अपने उत्तरदायित्य अथवा जिम्मेवारी का ध्यान न रहा । चुनाँचे ऐसी परि- 
स्थिति से सिख जत्थेदारो ने पूरा-पूरा लाभ उठाना प्रारंभ कर दिया । अक्टूबर सन्‌ १७४९ में दीवाली 
के अवसर पर ये लोग अम्रतसर में इकट्ठे हुए और वहाँ गुरबकस्सिंह कलसिया, बौधर्सिह व चंदा- 
सिंह सुकर-चकिया, कपूरसिंह फेज़लपुरिया, बाघसिंद अहलोवालिया, हरिसिंह भंगी श्रौर दु्लीपसिंह 
इत्यादि ने छोटे-छोटे टीलों के सैनिक को बढ़े जत्थों के साथ मिलकर काम करने की सम्मति दी । 
ओर अपना आगामी कार्यक्रम भी निश्चित कर लिया | निश्चित कार्यक्रम के अनुसार जालंधर, 
अमृतसर और बटाला के कस्बों पर धावा बोला गया । एक-आध बार लाहौर के गली-कूचों पर 
भी हाथ साफ़ किया गया । यह देखकर कई वीर युवक भी उनके साथ हो लिए और उनमें से भ्रधिक- 
तर अमृत छुक कर पंथ में प्रवेश करने पर भी तैयार हो गये | 


५ . ऐसनाबाद का युद्ध (सन्‌ १७४६) | 
पर्याध सोच-विचार करने के पश्चात्‌ दिल्‍ली सम्राट ने नवाब कमरुद्दीन को पंजाब के शासक के 


पद्‌ के लिए उत्तरदायी नियुक्त किया और उसे अपने जामाता यहीया खाँ को उपशासक नियुक्त करने 
की स्वीकृति दे दी । कमरुद्दीन ने अपने छोटे भांजे शाहनिवाज़ख़ां को भी मुल्तान का शासक नियुक्त 
कर दिया। इस प्रकार लाहौर सरकार को एक बार फिर खालसा के बढ़ते हुए उत्साह की ओर; अपना 
ध्यान देने का अवसर मिल गया | इसी बीच में ख़ालसा के चंद-एक जत्थे ऐमनाबाद में इकट्ठे हुए | 
ऐमनावबाद के दीवान जसपतराय ने उन्हें तितर-बितर करना चाहा और सेना के एक दस्तें को लेकर 
खालसा के ठिकाने पर जा पहुँचा । बड़ा घमासान युद्ध हुआ । सिख बड़ी वीरता से लड़े और एक 
साहसी सिख युवक दीवान के हाथी की दुम पकड़ कर ऊपर चढ़ गया और खड़ के एक ही प्रहार से 
दीवान का सिर घधढ़ से प्रथक कर दिया तथा वह सिर उठा कर हाथी से छुलांग लगाकर नौ दो 
ग्यारह हो गया। यह देखकर दीवान की सेना के पाँव उखढ़ गए और वह रणभूमि से भाग खड़ी 
हुई | जसपतराय के वध की सूचना सुनकर उसके भाई कखपतराय को बढ़ा क्रोध श्राया और बह एक 
बड़ी सेना लेकर क्ाहीर से चल पढ़ा । स्थान-स्थान पर भागते हुए सिखों का पीछ्ठा करके उन्हें पकड़ 
लिया गया और लाहौर में लाकर उन्हें बढ़ी निदंयता से कत्ल कर दिया गया । अभी तक वह बध- 
स्थान शहीदरगंज के नाम से प्रसिद्ध है । 

ऐमनाबाद के युद्ध के पश्चात्‌ लाहौर के शासक ने सिखों पर असीम अत्याचार शुरू कर दिए । 
संभव था कि इन निस्सदाय लोगों को विपत्ति के वही दिन देखभे पढ़ते जो राज्यपाल अ्रष्दुस्समद 
के शासन-काल में उन्हें प्रात थे किंतु सौभाग्य से यहीया खां और शाहनिवाज़ के बीच अपने पिसा 
की छोड़ी हुई सम्पत्ति के बेंटवारे पर कगढ़ा शुरु हों गंया। शाहनियाज़ कुछ सेना लेकर काहौर 


रह ईणजीतसिहँ 


पर चढ़ आया और अपने बड़े भाई को पंजाब से बाहर निकाल कर स्वयं लहौर तथों मुलेतान प्रांत 
पर अधिफार कर लिया | यहीया खां सहायता के लिये सीधा दिल्‍ली पहुँचा । भ्रव शाहनिवाज़ खाँ 
को यह भय उत्पन्न हुआ कि कहीं उसे प्रांत-प्रशासक-पद छोड़ना ही न पड़े । इसलिए उसने अपनी 
सुरक्षा के ध्यात से अफगानिस्तान के बादशाह अ्रहमद्शाह अब्दाली के साथ पतन्र-ब्यवहार प्रारंभ किया 
और उसे भारत पर आक्रमण करने का न्‍्यौता दिया, जिसे अब्दाली ने सहर्ष स्वीकार कर लिया और 
एक भारी सेना के साथ अठक पार करके पंजाब में प्रवेश किया | परंतु इसी बीच में दिल्‍ली दरबार 
के सममाने-बुकाने पर शाहनिवाज़ सीधे रास्ते पर आ चुका था। अ्रतएव वह अब्दाली की सहायता 
करने के स्थान पर उस का सामना करने के लिए तैयार हो गया, परंतु अहमदशाह कब टलने वाला 
था । दुरंनियों के एक हल्ले ने ही शाहनिवाज़ की सेना के छक्के छुड़ा दिये और वह लद्ठौर से भाग 
खा हुआ । अहमदशाह लाहोर से दिल्‍ली की ओर बढ़ा । रास्ते में सरहिंद के स्थान पर एक और रण 
पड़ा । इस युद्ध में राज्य मंत्री के बेटे मीर मनु (मुअइयन-उलमलिक) ने वीरता का वह प्रदर्शन किया 
कि शत्रु भी प्रशंसा किए बिना न रह सके । अब्दाली की द्वार हुई और उसे अपना-सा मुँह लेकर वापस 
लौठना पढ़ा। दिछएली सम्राट ने प्रसन्न होकर मीर मनु को पंजाब का राज्यपाल नियुक्त कर दिया । 
दल खालसा की स्थापना € अप्रेल सन्‌ १७४८ ) 
अब्दाली का आक्रमण सिखों के लिए बढ़ा लाभदायक सिद्ध हुआ । एक ओर तो उन्हें पंजाब 
सरकार के श्रत्याचारों से कुछ समय के लिए छुटकारा मिल गया और दूसरी ओर से इम्हें इस 
अराजकता के समय में अपने आपको शक्तिशाली बनाने का अवसर भी मिल गया। अमूतसर के 
समीप उन्होंने एक गढ़ बनाया जिस का नाम रामरौनी रकखा गया। इस का निर्मान करने के लिए- 
सिख सेनिकों ने स्वयं राजों, बढ़इयों, लोहारों और मज़दूरों का कार्य किया । यह स्थान माझरा प्रदेश 
के बिल्कुल मध्य में स्थित था । इस प्रकार यह प्रदेश एक प्रकार से खालसा की कार्यवाहियों का केंद्र 
बन गया । इसी बीच में जो दूसरा महत्वपूर्ण काये किया गया वह 'दुल खालसा' की नींव रखने का 
था | हम पहले भी वर्णन कर चुके हैं कि सन्‌ १७४५ में दीवाली के अवसर पर एक प्रकार की जस्थे- 
बंदी की गई थी। उस के अंतर्गत जस्थेदार थोढ़ा-बहुत अपना अपना काम निभाते रहे । परंतु 
दी साल के समय में दी बीसियों नए जत्ये तैयार हो चुके थे और उस समय उनकी संख्या साठ 
के लगभग पहुँच घुकी थी। पंथ की सेवा और रक्षा के लिये ये लोग दर समय लैयार और 
चैतस्थ रहते थे और किसी प्रकार के बुलावे पर ये सौ काम छोड़ कर भी पंथ की सेवा करने के लिये 
आने को तैयार थे। परंतु छुलावा देने वाली कोई केंद्रीय संस्था भ्रब तक स्थापित नहीं की गई 
थी। अहमदशाह अ्रब्दाली के आक्रमण ने पंजाब सरकार की भीतरी अ्रक्षयता को नझ्न कर दिया था । 
अब खालसा को यह विश्वाश्न हो चुका था कि इस प्रकार का कोई भी दूसरा अवसर प्राप्त होने पर 
सख़ालसा यदि अपनी स्युक्त शक्ति को एक लक्ष्य पर लगा दे तो यह बात असंभव नहीं कि प्रांत का 
कुल्न भाग उन के अधिकार में आ जाय | दैकक्‍्योग से उस समय जद्थेदारों में बढ़े छुद्धिमान, ओम्प, 
वूरदर्शी और वीर नेता विद्यमान थे, अत्तएव परस्पर विचार-विमर्श के पश्चात्‌ यह बात निश्चित 
की गई कि सभी छुटे-बड़े जत्थों को मिलाकर केवल म्यारह जत्ये बनाए जाँय और प्रश्येक जध्ये का 
एक-एक जस्थेदार नियुक्त किया जाय" । ऐसा करने के पश्चात्‌ दूसरा निशच्चय यह किया गया कि थे 
"ग्यारह निवोचित जत्येदारों के नाम इस प्रकार हैं:--जस्सासिंह अहलोवालिया, कंपूरतिंह फैशल- 
पुरिया, नीधसिंह सुकरचक्किया, हरिसिंह भंगी, हीरासिंहनकट्ट, जयसिंह कन्हैया, जस्सासिंह रामगढ़िया, गुलाब 
सिंह दलेंबलिया, द्सोधार्सिह् निशनथालिया, दिलीपरसिंह और करोड़ सिंहया। इन सब में आयु, अमुभव 


और आदर की दृष्टि से सरदार कपूर फदश्चलपुरया श्रेष्ठठम था। परंतु, घुढ़ापे के कास्या उसने स्थयं स्सासिंह 
अं अइलोवालिया को दल का नेता ।नयुक्त किया था। 


प॑जाब खालसा राज्य का स्थापित होना ( सन्‌ १७१६ से १७६५ तक) ६ 


ग्यारह जत्थे अपने प्रथक अस्तित्व को बेशक बनाये रखें किन्तु युद्ध के समय में ये लोग एक व्यवस्थित 
सेना की तरह एक ही जरनेल या सरदार के अधीन हो कर लड़ेंगे। और उसकी प्रत्येक आशा का 
पालन करेंगे। दूसरे शब्दों में प्रत्येक जत्था खालसा की राष्ट्रीय सेना का एक श्रंश समका जायगा । 
इस राष्ट्रीय सेना का नाम 'खालसा दल” रखा गया और इस दल का पहला नेता सरदार जस्सा 
सिंह अहलोवालिया चुना गया । ऐतिहासिक परंपरा के अनुसार यह सारी कार्यवाही बिसाखी के 
दिन अमल में लाई गई । 

बिसाखी झौर विजयद्शमी के अवसर पर अ्रथांत अप्रेल और अक्टूबर मास में यह पआवश्यक 
था कि प्रत्येक सरदार अपनी-अपनी सेना के साथ दस्वार साहब के दर्शन के लिथे आवे । चुनांचे इन 
दो अवसरों पर 'सरबत्त खालसा” (सर्वत्र खालसा) का उत्सव होता और रायें पास कर के संपूर्ण वर्ष 
के लिये एक ठोस कार्यक्रम निश्चित कर लिया जाता। दरबार साहब की सुरक्षा और पंथ की आम 
भलाई की देख-रेख का कार्य अकाली ज॑त्था के सपुदं किया गया । यह जत्था अम्बतसर में ही निघास 
करता । दोसहरा, दीवाली अथवा किसी दूसरे अवसर पर यदि पंथ की एकन्रता की आवश्यकता 
होती तो इस जत्ये के रक्कक सभी जत्थेदारों के नाम पत्र भेज कर उन्हें बुलवा लिया करते। जो लूट 
का माल हाथ आता वह जत्थेदारों में बराबर बराबर भाग कर के बॉँट दिया जाता और प्रत्येक जत्थे- 
दार अपने आदमियों में समान रूप सर बॉट देता । परन्तु सरदार का निजी भाग दूसरे व्यक्तियों के 
भाग से दुगुना होता था, एक हिंस्सा सरदारी का और दूसरा अपना व्यक्तिगत । इस श्रकार छोटे से 
छोटे सैनिक को भी शिकायत का अवसर न रहता और वह सदा के लिये ही श्रपने सरदार के जत्थे में 
रहना पसंद करता । सरदार से संबंध जुड़े रहने का एक दूसरा कारण यह भी था कि सिख धर्म के 
तान्त्रिक नियम के अनुसार प्रत्येक सिख को समान दृष्टि से देखा जाता था और उसे पूरा पूरा अधि- 
कार प्राप्त था कि वह जिस जत्थे के साथ भी रहना चाहे, रहे । जिस जत्थे को वह छोड़ना चाहता, 
छोड़ सकता था । उस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं था । इसलिये प्रत्येक जत्थेदार प्रयज्ञ करता 
था कि उसके जत्थे के आदमी उससे संतुष्ट रहें और वे उसके साथ सम्बन्ध जोड़े रखें । 

पंजाब का शासक मीर मनु 
( माच १७४८ से नवम्बर १७४३ तक ) 

मीर मनु को पंजाब का राज्यपाल नियुक्त करने का एक यह भाव था कि उस जैसा कठोर प्रशा- 
सक पंजाब को सिखों के उपद्रव से बचाये रखेगा और दूसरी ओर अहमदशाह अब्दाली के आक्र- 
मर्णों की रोकथाम में भी सहायक सिद्ध होगा। ज्योर्ही उसने प्रान्‍न्त की शासन-व्यवस्था को पक्का कर 
लिया, उसने अपना ध्यान सिखों की कार्यवाहियों की और फेरा और उन्हें दबाने के लिये कटिबद्ध 
हो गया। परन्तु जैसा कि पहले भी कई अवसरों पर हुआ ज्योंही सरकार का कोई अधिकारी 
सिखों पर अ्रत्याचारों का सिलसिला आरम्भ करता उस पर कोई देवी कोप प्रकट होता और वे उसके 
अत्याचारों से बच जाते । इस बार भी ऐसी ही घटना घटी । मीर मनु के पंचवर्षीय शासनकाल में 
अहमदशाह अब्दाली ने दिसम्बर सन्‌ १७४५ से मा सन्‌ १७५० और दिसम्बर सन्‌ १७०१ से 
मार्च १७७२ तक भारत पर दो बार आक्रमण किया और मीर मजु द्वारा पंजाब में स्थापित की हुई 
शासन-ब्यवस्था को अस्तब्यस्त कर दिया । हर बार अफग़ानों की असंख्य सेनाओं के उपस्थित होने 
के कारण प्रान्त का सामाजिक ढाँचा, आर्थिक प्रबंध और नागरिक सुख तथा शान्ति का सिलसला 
बिगढ़ कर रह जाता। सि्खों ने सरकार की इस अस्त-व्यस्त दशा का पूरा-पूरा लाभ उठाया और 
अपने आप को पूर्णरूपेण शक्तिशाली बना लिया । और इस समय में अपने शस्त्रों और दूसरी युद्ध 
संबंधी सामग्री तथा घोड़ों की संख्या में भी श्रद्धि करने लगे । 

दूसरे आक्रमण का परिणाम यह हुआ कि पंजाब का सम्पूर्यप्रान्त, सरहिन्द भान्त के साथ ही 


(० रंणजीतसिहँ 


अहमदशाह अब्दाली के काबुल राज्य का एक भाग बन गया । इसी ग्रकार सिन्‍्ध और क्राश्मीर में 
भी मुऱालों के स्थान पर अफगानों का राज्य स्थापित हो गया और स्वयं मीर मनु मार्च सन्‌ 
१७५७२ में अहमदशाह अब्दाली के सहायक के रूप में पंजाब का राज्यपाल नियुक्त हुआ | 

परिस्थितियों में.परिवर्तन के साथ जब भीर मनु के मन से अब्दाली का भय दूर हो गया तो 
उसने सि््त्रों पर फिर से अत्याचार शुरू कर दिये। दीवान कौड़ामल जो कभी-कभी अपनी सलाह 
सम्मति द्वारा मीर मनु को सिखें के विरुद्ध कड़ी कार्यवाहियों से रोके रखता था, अब्दाली के दूसरे 
आक्रमण में रणभूमि में लड़ता हुआ मारा गया। चुनांचे ज़िकरिया खाँ की भाँति मीर मनु ने भी 
“गश्ती सेना! तैयार की और उसके साथ गोलची भी नियत कर दिये ताकि थे अपनी लग्बी और 
हलकी-फुलकी तोपों से भागते हुये सिख जत्थों पर गोलाबारी कर सके। ये सिख सरदार 
निस्सन्देह विपत्तियों और अत्याचारों के शिकार हो रहे थे परन्तु वे शस्त्र-समर्पंण के लिये कभी तैयार 
न थे बल्कि हर समय युद्ध के लिये तत्पर रहते थे । सरकार की “गश्ती सेना! हर समय सिस्रों का 
पीछा करने में लगी रहती थी । नगरों में उद्योग-धन्धे बन्द पड़े थे, देहातों में फसलें तबाह हो 
रही थीं और साधारण जनता में असन्‍्तोष फेला हुआ था। भाव यह कि प्रान्त में पूर्णरूप से 
सुख और शान्ति लुप्त हो चुकी थी। परंतु होता वही है जो ईश्वगु की इच्छा होती है। खालसा 
को मिटाना ईश्वर को भाता नहीं था। ३ नवंबर सन्‌ १७७३ में नवाब मीर मनु का अ्रकस्मात्‌ 
देहांत हो गया और उसकी रूृत्यु के साथ ही इस हिंसक नीति का भी अंत हो गया । 

मीर मनु की बिधवा सुगलानी बेगम दूध पीते बच्चे के नाम पर राज्यपालन का कर्तव्य 
निभाने लगी । वह एक बहुत ही चतुर और चेतन्य स्त्री थो। एक ओर तो उसने अपने कारेंदों को 
दिल्ली में भेजा और दूसरी ओर काबुल दरबार से भी संबंध गॉठने लगी। परंतु ऐसे समय में 
जब कि सरकारी कल का संपूर्ण ढाँचा बिगड़ चुका था एक पदांदार स्त्री के लिए शासन करना 
सुगम न था | इसके साथ ही बेगम अपने चरित्र और आचरण को भी शंका-रहित न रखसकी।। 
दरबार में घडढ़े-बन्दी शुरू हो गई और बड़े-बड़े अमीरों ने खुल्लम-खुल्ला आज्ञा का उपलंघन शुरू 
कर दिया । एक ओर जालंधर का प्रशासक अदीना थेग स्वावलम्बी हो बेठा तो दूसरी ओर मुलतान 
का प्रान्त भी लाहौर से एथक हो गया । गुजरात, स्थालकोट, पसरूर और औरंगाबाद के परगनों के 
लिये तो अब्दाली ने पहले से ही एक दूसरा शासक नियुक्त कर रखा था । सारांश यह कि पंजाब में 
शासन-ब्यवस्था बढ़ी वेज्ञी के साथ तसह-नहस हो रही थी । 

राखी सिस्टम का चालू होना 
यद्यवि उस समय अहमदुशाह अ्ब्दाली अन्य कायों के कारण पंजाब के रूगढ़ों की ओर ध्यान 


नहीं दे सकता था फिर भी उस की पिछुली नीति से स्पष्ट था कि बह हिन्दुस्तान में मुगलों का 
शासन समाप्त करके अफ्रगानी राज्य स्थापित करने पर तुला हुआ : है । चुनांचे सिख जस्थेदारों ने इस 
वास्तविकता पर भली-भाँति सोच विचार किया और इस निर्णय पर पहुँचे कि उनके लिये मुगल और 
पठान दोनों ही एक समान हैं। मुगलों से तो छुटकारा प्राप्त हो रहा था किन्तु यह दूसरा फंदा जो 
कि पठानों की राजनीतिक शक्ति के रूप में इष्टिगव हो रहा था, वे उसे श्रपने गल्ले में डालने के लिये 
किसी सूरत में तैयार न थे। इस लिये उन्होंने निश्चय कर लिया था कि उनके अपने देश पंजाब में 
तो उन्हीं का राज्य स्थापित होना चाहिये। “राज करेगा सालसा, आँकी रहे न.कोय,” की धुन 
उनके दिल में समा रही थी। 'खालसा दल? की स्थापना हो चुकी थी और ईश्वर की दया से इसमें 
कई एक बुद्धिमान और प्रतिभाशाली मेवा भी .विद्यमान थे। दूसरी ओर अब्दाली भी मध्य एशिया 
पर चढ़ाइयों में उलका हुआ था। इस लिये सि्खों के लिये ऐसे दुलंभ अवसर का पुनः प्राप्त होना 
कठिन था । शीक्र ही प्रोग्राम बना लिया गया और “दल खालसा” के दस्ते निश्चित कार्यक्रम के अनु- 
सार प्रांत के भिन्न-भिन्न भागों में घूमने लगे । हस प्रकार ख्ालसा की दोहाई शुरू हो गई। 


पंजाब में खालसा राज्य का स्थापित होना ( सन्‌ ॥७१६ से ७६५ तक ) है 


बढ़े-बड़े कस्बों में थोढ़ा बहुत सुरक्षा का प्रबंध था, किन्तु ढेहातों में ऐसा कोई प्रबंध नहीं 
था । उस समय दल खालसा ही एक ऐसी सुव्यवस्थित संस्था थी जो कि दीन देहातियों और 
कृषकों की रक्षा का बीड़ा उठाने के योग्य थी । इसलिये खालसा ने यह घोषणा कर दी कि जो लोग 
सखालसा की शरण में आना चाहँ आ जाॉँय। परन्तु उन्हें अपनी सुरक्षा के बदले में हर फसल पर 
खेती की उपज का पॉँचवाँ भाग 'राखी? के रूप में देना होगा । चुनांचे गाँव के गाँव और कस्बों 
के कस्बे खालसा की शरण में आने शुरू हो गये | इस प्रकार द्वाबा सिन्ध सागर को छोड़ कर पंजाब 
के शेष द्वा्बों में 'राखी' परंपरा प्रचलित हो गई। अब “दल खाल्लसा” के चुने हुये और अनुभवी 
जस्थेदारों को नियुक्त कर के खास-खास इलाकों को उन की देख-रेख में कर दिया गया और साथ ही 
यह निरणेय किया गया कि जहाँ कोई गढ़ अथवा अन्य मज़बूती का स्थान न हो, वहाँ पर गढ़ अथवा 
बुर्ज बनवाये जॉय । चुनांचे सरदार कपूर सिंद फेजलपुरिया और सरदार जस्सा सिंह अहलोवालिया 
को अम्बाला, जालंधर और फीरोजपुर का चार्ज दिया गया। इस प्रकार जयसिंह कन्हैया और 
जस्सासिंह रामगढ़िया को रियाड़की, गुरुदासपुर भर कादियाँ का प्रदेश सौंपा गया। चढ़तसिंह सुकर- 
चक्रिया और हरिसिंह भंगी के सपुर्द द्वाबा चज तथा द्वाबा रचना के भाग किये गये | कुद सरदार 
राम रोनी दुर्ग में भी बसाये गये ताकि श्री हरि मन्दिर जी की रक्षा दो सके। इस प्रकार नियमित 
प्रदेश, प्रजा और राखी “कर” के द्वारा आय के साधन भी निश्चित हो गये। सेना तो 'दल खालसा' 
के रुप में पहले ही विद्यमान थी। इस परंपरा के प्रचलित होने के तीन वर्ष बाद तक अदमदशाह 
अ्रब्दाली भी भारत में प्रवेश न कर सका ओर इसी बीच ( सन्‌ १७७३ से १७०६ तक ) सिखों ने 
अपनी स्थिति को भी काफी शक्तिशाली बना लिया और अपने वशवर्ती प्रदेश को विस्तृत कर लिया । 

सिखों ओर अफगानों में पंजाब राज्य के लिये खींचातानी 

अब खालसा के इतिहास में भी एक नये काल का प्रारंभ हुआ । अहमदशाह अब्दाली पंजाब 
पर अपना अधिकार जमाना चाहता था। किन्तु डालात भी खालसा के अनुकूल थे। ईश्वर को 
कृपा से “जो अढ़ा सो झड़ा' उक्ति की पुष्टि में फरुखसियर हो या ज़िकरियाख्रां, मीर मनु हो या यही- 
या खां, जिस समय भी किसी ने सिखों पर दिंसक हाथ उठाया त्यों ही रृत्यु ने उनकों दबोच लिया। 
इस प्रकार उन्हें नये सिरे से अपनी खोई हुई शक्ति प्राप्त करने का अवसर मिल गया। इस बार भी 
वाहगुरु पर भरोसा रख कर खात्सा एक बार फिर अ्रफ़्गानों से लोहा लेने के लिये डट गया। 


यदि दोनों पक्षों के आर्थिक, राजनैतिक तथा सैनिक साधनों का ध्यान से निरीक्षण किया जाय तो 
विदित होता है कि अब्दाली की तुलना में खालसा की शक्ति अत्यन्त छोटी थी। अफगानी सेना 
अनुभव, शस्त्र और युद्ध-विद्या की दृष्टि से हर प्रकार श्रेष्ठ थी । विशाल दुरानी राज्य के ख़जाने और 
फौजी भरती कै लिये मध्य एशिया के सभी अफगान देशों की सम्पूर्ण जनसंब्या उन की सहायता 
पर थी । दूसरी ओर खालसा के पास न तो घन था, न कोई प्रदेश और न युद्ध-विद्या में दक्ष कोई 
सैनिक अधिकारी । उन्हें रणभूमि में डट कर लड़ ने का क्रियात्मक रूप से ढंग भी नहीं आता था। 
परंतु इन तमाम न्यूनताओं के होते हुये भी एक ऐसी चीज़ विद्यमान थी जो उन के लिये सभी कठि- 
नाइयों पर काबू पाने के लिये सहायक सिद्ध हो रही थी । वह वस्तु थी उन का इृढ़ विश्वास और 
निश्चय तथा गुरु गोविन्द्सिद का फूंका हुआ यह मंत्र कि “विजय अन्त में खालसा को प्राप्त होगी” । 
हसी विश्वास ने उन्हें श्राज तक जीवित रखा और इसी के सहारे वे अहमदशाह का मुकाबला 
करते रहे । 

यह थेजोड़ युद्ध चौदह वर्ष तक चलता रहा । इस समय में अब्दाली ने सात बार भोःत पर 
चढ़ाई की और खालसा को मिटाने का प्रयत्न किया परन्तु वह अपने ध्येय में सफल न हुआ । इस 
युद्ध का विस्वारपूर्वंक वर्णन इस पुस्तक में नहीं हो सकता। हम केबश ऐसी दो-एक घटनाओं का 


११ रणजीतसिह 


उल्लेख करेंगे, जिसका प्रभाव खालसा के आगामी इतिहास पर पढ़ा। इस प्रकार की एक घटना 
नवंबर सन्‌ १७६१ में घटित हुईं। पानीपत की लड़ाई के दो मास पश्चात्‌ मार्च सन्‌ १७६१ में 
अहमदशाह अब्दाली काबुल चला गया और सिर्खों के लिये पंजाब में मैदान साफ हो गया । गत 
तीन वर्षा से मरहठों ने दिल्‍ली पर अपना अधिकार जमा लिया था और प्रायः वहाँ से वे अपनी 
सेनाये पंजाब में भी भेजते रहते थे। यही चीज़ सिखों के मागे में रोड़ा सिद्ध हो रही थी । पानीपत 
में पराजित होने के बाद मरहरठों का कांट तो उनके मार्ग से हट गया और अ्रब उन्होंने निर्भीक होकर 
देश में हाथ-पाॉव मारने शुरू कर दिये । 

पहले-पहल तो लौटते हुये अब्दाली की सेना पर खालसा जत्यों ने पीछे से छापे मारने शुरू 
किये और इसके लिये लगभग चालीस हजार खालसा सेना एकत्र हुई। उन्होंने छोटी-छोटी टोलियों 
में बैँट कर जेहलम नदी तक अहमदशाह अ्रब्दाली का पीछा किया । लूट का माल ओ शत्रु दिल्‍ली 
से अपने साथ लाया था डसका कुछ भाग खालसा ने उससे छीन कर उनका बोभा इलका कर दिया । 
इसके बाद उन्हेंने अपना ध्यान लाहौर की ओर फेरा । हाल ही में गवनेर ओबेद खां ने चढ़तर्सिह 
के निवासस्थान गुजरांवाला पर आक्रमण किया परन्तु अपनी बहुत सी युद्धऔ-सामग्री खालसा के हाथ 
में छोड कर वापस आया । अब खालसा की बारी आई। सरदार जस्सा सिंह अहलोवालिया के 
अधीन दल खालसा ने सुसजित हो कर लाहौर की ओर कूच किया और किले में ख़वाज़ा ओघेद को 
जा घेरा । इस प्रकार नगर और दुर्ग खालसा के हाथ लगे | खालसा की मनोभावना पूर्ण हुई । प्रान्त 
की राजधानी पर उनका अधिकार हो गया । चुनाँचे उसी समय जस्सा सिंह की ओर से यह आज्ञा हुई 
कि खालसा के नाम का सिक्का चलाया जाय । 

खालसा के इतिहास में यह एक महत्त्वपूर्ण घटना है। क्योंकि यह कह निशानी थी कि जिससे 
पता लग सकता था कि सिखों की आगामी नीति क्‍या होगी। अब उनका साइस दुगुना हो गया 
और उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया कि वे पंजाब लेकर ही रहेंगे । 

ज्योंही अ्रब्दाली को यह सूचना मिली वह आग बगूला हो गया और उसने एक बार फिर 
पंजाब की ओर जाने का निश्चय किया | फरवरी सन्‌ १७६२ में वह एक भारी सेना के साथ लाहीर 
पहुँचा । उसे समाचार मिला कि खालसा एक बड़ी सेना के साथ नवाब जैन खान मालीरकोटला 
नरेश को घेरे हुये है । वह बड़ी तीव्र गति के साथ जल्दी से १७० मील की दूरी समाप्त करके और 
दो नदियाँ पार करके छुत्तीस घण्टे के अन्दर ही अध्दर आ पहुँचा खालसा ने मुकाबला तो डट कर 
किया परंतु शत्रु की संख्या अत्यधिक थी और सिर्खो को शाह के सहसा चढ़ आने की सूचना भी 
नहीं मिली थी | साथ ही शाह का तोपखाना भी बढ़िया था इस लिये सिक्‍खों की हार हुई। इस 
संघर्ष में कम से कम पंद्रदद हज़ार जानों की हानि हुई। “पन्‍्थ प्रकाश” का रचयिता रत्नसिंह लिखता 
है कि शायद ही कोई ऐसा सिख सेनिक या श्रफसर हो जिसके शरीर पर कोई घाव न लगा हो । 
अभी तक यह घटना सिख इतिहास में 'घलुघारा' के नाम से प्रसिद्ध है। केवल दो तीन मास ही 
लाहोर की प्राप्ति को हुये थे कि यह बिपदा आ पड़ी । 

“दल खालसा! के पंद्रह हजार व्यक्तियों का मारा जाना पंथ के लिये कभी पूर्ण न होने वाली 
ज्ति थी । परंतु वाहगुरु ने खालसा को शक्ति के वे जोहर प्रदान किये थे कि खालसा श्राठ मास के 
पश्चात्‌ अक्टूबर सन्‌ १७६२ में फिर अ्रब्दाली के मुकाबल्ले पर आ डटा | इस बार खालूसा की 
संख्या साठ हज़ार बतलाई जाती है। दीवाली के अवसर पर सिख जत्पेदार अम्हतसर में इकट्ठे हुए । 
ध्वस्त हरि मन्दिर और बुद्“ों को देखकर उनका रक्त खोलने लगा । यह बरबादी श्रहमद्‌ शाह श्रब्दाली 
के साम्प्रदायिक उत्साह और दीवानेपन का परिणाम थी । चुनांचे खालसा ने एकतन्न होकर अब गुरमत्ते 
पास किये कि भ्रव की बार यदि अब्दाली के मुकायबल्ले पर ढ़दे तो उसे पराजित कर के ही रहेंगे और 


पंजाब में खालसा राज्य का स्थापित होना (सन १७१६ से १७६७ तक ) १६ 


जीते जी मैदान नहीं छोड़ेंगे । चुनांचे अरब्दाली भी मुकाबला करने के लिये लाहौर से बाहर निकल 
पढ़ा। दिन भर लड़ाई होती रही । इस बार अब्दाली के पास पर्यापे सेना न थी। आखिर रात के 
पग्रेघेरे से लाभ उठाकर अब्दाली वापस लाहौर आ गया और एक मास के बाद जब उसकी सेमा 
काश्मीर का प्रबंध करके दिसंबर के मास में वापस आरा गई तो उसने दोबारा सिख्रों का पीछा शुरू 
किया । परंतु सिख उसके काबू में आने वाल्ले नही थे। अम्बतसर को छोड़ कर वे लाखी जंगल में 
घुस गये। 
दिसंबर सन्‌ १७६२ में शाह ने काबुल लौटने का निश्चय किया । जैनखान को सरहिन्द का 
राजा, धमंड चंद कटेच को जालंधर का और दीवान काबलीमल को लाहौर प्रान्त का राज्यपाल 
नियुक्त किया गया। शाह के लौटने की देर थी कि खालसा ने अपने वशवर्ता स्थानों को वापस लेकर 
उन्हें मजबूत करना प्रारम्भ कर दिया और सिखों के विरुद्ध कार्यवाही करने वाले लोगों को दुण्ड|भी 
दिये जाने लगे। जनवरी सन १७६४ में लगभग पचास हज़ार सेना के साथ फुलकियां, भंगी 
ग्रहलोवालिया तथा शहीदी मिस्ल आदि के सरदारों ने सरहिन्द के शासक जैनखान को पराजित 
करके सरहिन्द पर अधिकार कर लिया। यह प्रान्त यमुना और सतलज नदी के ब्रीच स्थित है। 
इसकी आमदनी पचास लाख रुपए वार्षिक से कुछ ज़्यादा थी | सन्‌ १७६५ में काबमीमल को 
लाहौर से निकाल दिया और शहर और किले पर ख़ालसा का अधिकार हो गया। सूबा बिस्त जालं- 
धर पहले ही इनके कइज़े में आरा चुका था। चुतांचे खालसा ने अब अपना सिक्का भी जारी कर 
दिया | उस पर यह शब्द श्रंकित किये गये--- 
देगा, तेग, फतह व नुसरत थे दरंग 
याफत अज़ नानक गुरु गोर्विंदर्सिह ' 
अड्मदशाद ने दो एक बार पंजाब लेने का प्रयत्न किया परंतु उसे सफलता नहीं हुई । मुग़ल 
सरकार पदले दी खतम हो चुकी थी। इस तरह खालसा का रास्ता साफ हो गया। 
इस अराजकता और अशानित के समय में लोगों को सुरक्षा और किसी प्रकार की शासम- 
व्यवस्था की आवश्यकता थी। खालसा ने “राखी परम्परा” प्रचलित करके इसकी नींव रख दी थी, 
अतणव लोगों की ओर से भी इनको पूरी-पूरी सहायता मिलती रही | 


७५५ ५७५>-क-ककन- 
कर (+०>+> कम ७२०७१ >रहर- व्या अ-नन>क के जगत 


*ये शब्द बदा बहादुर ने अपनी सरकारी मोहर पर भी भ्रकित कर रखे थे । 


तीसरा श्रध्याय 


4 
सिख मिस्‍्लें तथा उनके हलाके (१७६४-१७६६) 
सिख मिस्‍्लों की नींव 
यह बताया जा सुका हे कि दल खाक्तसा के ग्यारह बारह भाग किये थे और प्रत्येक भाग में एक 
सरदार नियत किया गया था। बाद में जिस समय “राखी सिस्टम” चालू किया गया हन्हीं सर- 
दारों के सुपुर्द इलाके भी किये गये । इन बड़े-बड़े सरदारों को मिस्लदार और जस्थेदार भी कहते थे । 
झतएव हम भी इस पुस्तक में 'मिस्ल” शब्द ही व्यवहार करेंगे।१ बारह मिस्‍्लों के विभिन्न नाम 
थे। मिस्ले अपने संस्थापकों के नाम या किसी विशेषता के कारण भिन्न-भिन्न नामों से पुकारी जाती 
थीं। यह मिस्‍्ले निश्वक्षिखित थीं--.. 
१- भंगी मिस्ल 
यह मिस्मल सब मिस्लों में बलशाली और प्रमुख गिनी जाती थी। इस का संस्थापक जसा सिंह 
जाट था, जो गाँव पंजवार ज़िला अम्हतसर का निवासी था। यह व्यक्ति बंदा बहादुर की सेमा में 
सम्मिलित था । जसा सिंह के याद मिसस्‍ल की बाग सरदार जगत सिंह ने सँभाली । कहा जाता है 
कि जगत सिंह भंग बहुत पीता था, इसी वजह से यह मिस्ल भंगी मिस्ल के नाम से श्रसिद्ध हुई। 
गुजर सिंह, सोभा सिंह और लहना सिंह सरदार जिन्होंने सन्‌ १७६४ ई० में लाहौर पर अधिकार 
कर लिया इसी मिसल के सरदार थे । लाहौर के श्रतिरिक्त अम्गृतसर, तरनतारन, स्यालकोट, गुजरात 
तथा चन्प्रोट भी इसी मिस्ल के वशवर्ती स्थानों में थे । कुछु समय के लिये मुलतान का नगर तथा 
दुर्ग भी उनके अधिकार में आ गये थे । इस मिसल का सैनिक बल दस हज़ार सवार के ख़गभग 
बताया जाता है। 
२--रामगढ़िया मिस्ल 
हस मिस्ल की नींव जिला अ्रद्घधतसर के ख़शहाल सिंह जाट ने डाली थी। खशहाल सिंह पहले 
बंदा की फ़ोज में भरती था । इस की रहथ्यु पर जसा सिंह तरखान इस मिसल का सरदार नियुक्त 
हुआ । यह व्यक्ति अत्यंत साहसी और बहादुर सेनिक था | अहमद शाह अब्दाली के झआक्रमणों के 
समय यह सिखों का प्रमुख नेता था। इसने श्रम्ट्सर के रामरूनी दुर्ग को सुदृढ़ बमाया और उसका 
रामगढ़ नाम रख्या । हसी कारण इसकी मिसस्‍्ल का नाम रामगढ़िया मिसल पढ़ गया। रामगढ़िया 
मिसल के अ्रधिकार में दोझआबा बिसत जालंधर का कुछ भाग, बटाक्ा, रियाढ़की, भ्रीहरगोवन्दपुरा, 
कादियां और कल्लानौर के कस्बे थे । जब महाराजा रणजीतसिंद ने इस मिस्ल को विजय किया तो 
इनके अधिकार में एक सौ से अधिक दुर्ग थे। इस मिसल का सैनिक बल तीन हजार सवारों पर 
भाश्रिस था । 
३--कन्दैया मिस्ल 
इस मिम्ल का संस्थापक सरदार अमर सिह गाँव काहना काछ, ज़िला लाहौर का निवासी था । 
इसी लिए यद मिस्ल काहने वाली या कन्हैया मिसत के नाम से प्रसिद्ध हुई। अहमद शाह श्रब्दाली 
.__$ कर्निंधम और प्रिन्सप के कथनानुसार मिस्ल अरबी भाषा का शब्द है, जिसका श्रर्थ बराबरी है । 
यह जत्ये बराबरी के उसूल या मंतव्य पर बने थे, इसलिये मिस्‍्ल के नाम से पुकारे गए हैं। परन्तु यह 
दुरुस्त नहीं है। यह शब्द उस समय भी धागे में पिरोए हुए कागजों के जत्थे के लिये बरता जाता था 
जैसे कि आज कल । जब सरदार लोग अपनी-अपनी विजय प्राप्त करके अकाल तखत की शरण में एकत्र 
होते थे तो प्रधान प्रत्येक सरदार द्वारा जीते हुये इलाके उसकी मिस्ल मे दरज कर देता था ताकि यदि 
दूसरे अवसर पर जरूरत हो तो इस ।मस्ल को देख लिया जावे । 


सिख मिस्लें तथा उनके इलाके ( १५६५४--१७६६ ) 4५ 


के समय में जय सिंह कन्हैया इस मिस्ल का विर्यात सरदार था, जिसकी सरदारी में इस मिस्ख ने 
बढ़ी उन्नति की । इसके अधिकार में दोआबा बारी अर्थात्‌ ब्यास और रावी के ढीच की भूमि थी, 
ओर प्रदेश कोहिस्तान की तलहटी तक फेले हुए थे । शाहपुर, गुरदासपुर, मुकेरियाँ, गढ़ोठा, हाजीपुर 
और पठानकोट इसी मिस्ल के अधीन थे । महाराजा रणजीतसिंह की शादी इसी सरदार जय सिंह 
की पौन्री से हुई थी । इस मिस्ल का सेनिक बल लगभग आठ हजार सवारों का था। 


४--अहलूबा लिया . मिसल 

प्रसिद्ध सरदार जसा सिंह कलाल हस मिसस्‍ल का सब से पहला सरदार था, जिसने रूालसा दल 
की नींव रक्‍खी थी । जसा सिंह का पहले फेज़लपुरिया मिस्ल से संबद्ध था | सरदार कपूर सिंह भी उसे 
बहुत चाहता था । जब उसका अपना बल भी समुचित रूप से बढ़ गया तो उसने अपनी नई मिस्ल 
स्थापित कर ली । जसा सिंह अहलू गाँव का रहने वाला था। इस लिये इस मिस्ल को श्रहलूघालिया 
कहते हैं। वतंमान रियासत कपूरथला का संस्थापक सरदार जसा सिंह था। इस मिसस्‍्ल का बल तीन 
हज़ार सवारों का झृयाल किया जाता है तथा इसके अधीन द्वाबा विस्त जालंधर में कपूरथला, 
तलंवडी, जंडियाला, नूर महल, बंगा, बाला चौर और द्वाबा बारी में गोविन्दवाल, जलाल्ाबाद, 
फतहआबाद आदि दस लाख रुपए वार्षिक आय के इलाके सम्मिलित थे । 


४--सुकरचकिया मिस्ल 

इस मिसल की नींव सन्‌ १७७१ ६० के लगभग सरदार चड़त सिंह ने डाली थी, जिसके पूर्वेज 
गुजरानवाला के निकट मौज़ा सुकरचक में रहते थे । इसलिये यह मिसल सुकरचकिया कहलाई । 
महाराजा रणजीतसिंह के पिता सरदार महान सिंह के समय में इस मिसस्‍ल का सेनिक बल लगभग 
पचीस सौ सवारों का था तथा उनके वशवतीं स्थानों में से अधिक प्रसिद्ध रोहतास, चकवाल, पिण्डी 
घेप, पिण्ड दादान खान, नमक सार खीवड़ा, अहमदाबाद, भेरा और मियानी थे । 

६-नकई मिस्ल 

इस मिस्ल का संस्थापक सरदार हीरा सिंह था | यह मिस्ल भ्रहमद शाह अब्दाली के घमय मैं 
स्थापित हुई | हीरा सिंह लाहौर ज़िले की वर्तमान तहसील चूनियां के परगने फ्रीदाबाद का निवाश्ी 
था । इस प्रदेश को 'मुल्क नका? कहते थे । इसी लिए यद मिस्ल नकई के नाम से 'विश्यात हुई । 
इस मिस्ल के अधिकार का प्रदेश मुल्तान तक फेला हुआ था और शकुंपूर, गोगेरा, दीपालपुर, 
शेरगढ़, बहिड़वाल तथा कोट कमालिया इत्यादि इसी में सम्मिलित थे। महराजा रणजीससिंह का 
विवाह इसी मिस्ल के एक सरदार ज्ञान सिंह की बहन से हुआ था । इस मिस्ल का सैनिक बल दो 


हज़ार सवारों का माना जाता है। 
७--डल्ेवाली मिस्ल 

गुक्षाव सिंह इस मिसल का संस्थापक था, जो ढेरा बाबा नानक के निकट मौज़ा डलीवाल का 
निवासी था। इस मिस्ल के सरदार नार सिंह घेबा ने सरहिंद को तहस-नहस किया । इस मिस्ल के 
अधिकार में सतलज नदी के पश्चिम का देश था । इसके सेनिक घल का अनुमान आठ हज़ार सथारों 
का है । फिलौर, नवांशहर, रांहू, निकोदर और गढ़ शंकर भी इन्हीं के अधिकार में थे । 

८--निशानवालिया मिस्ल 

इस मिस्ल की नींव संत सिंह और मोहर सिंह सरदारों ने रखी थी । यह दोनों सरदार दक्ष 
खालसा के पताका-वाहक थे । इसी कारण इस मिसस्‍्ल को निशानवासिया।मिस्ल कहते हैं । यह मिस्ल 
अंबाला ज़िले पर अधिकार रखती थी, यद्यपि इस के कुछ अधीन प्रदेश सतलज के पश्चिम में भी 
स्थित थे । इस मिस्ल का सेनिक बल बारह हज़ार सबारों का था । 


4६ रैगजीवरसिंह 
६--करोड़सिंधघिया मिस्ल 


इस मिस्‍्ल का संस्थापक करोढ़ा सिंह था जिसके कारण इस मिसस्‍्ल का नाम करोड़सिंधिया पंढ 
गया । इस मिस्त के अधिकार में सतलज नदी के पश्चिमी किनारे से मिले प्रांत थे, जो करमाल तक 
फैले हुए थे । होशियारपुर, बसी कलाँ, हरियाना तथा श्याम चौरासी भी इसी भाग में स्थित थे । इसका 
बल बारह हज़ार सवारों का था । 

१०--शहीदि या निहंग मिस्ल 

यह सब मिस्‍्लों से छोटी मिसल थी । इस मिस्ल के सरदार उन बहादुरों के वंशज थे जो गुरु 
गोविंद सिंह जी के झंडे तले दमदमा के निकट शहीद हुए थे । इसी कारण यह शहीद मिस्ल कह- 
लाई । इसी मिस्ल में गुरु गोविंद सिंह के अकाली ख़ालसा या निहंग खालसा भी सम्मिलित थे, 
जो बहुधा शरीर पर नीले रंग के कपड़े और सिर पर लोहे का चक्र पहिनते हैं । यह मिस्ल भी सत- 
लज के पश्चिम के प्रदेशों पर अधिकारी थी और इसका बल दो हज़ार सवारों का था | 

११--फेज़लपुरिया अथवा सिंहपुरिया मिस्ल 

इस मिस्‍्ल का संस्थापक नवाब कपूर सिंह पहले-पहल बंदा बहादुर की फ्रौज में भरती हुआ 
ओर अपनी/बहादुरी के कारण सरदारी के पद पर पहुँछा | कपूर सिंह बहादुर सिपाड़ी होने के 
अतिरिक्त कुशाग्र बुद्धि और दृरदर्शी सेनापति भी था | इसकी मिस्लवालों ने इसे नवाब की पदची 
दी और वह इसी नाम से प्रसिद्ध हुआ | यह व्यक्ति माज़ा फ्रेजलपूर ज़िला अमृतसर का निवासी 
था | इसी लिए इसकी मिसल इस नाम से विख्यात हुई | 'इल खालसा” का बानी भी यही था। 
इस मिसल के अधिकार के प्रांत सतलज नदी के दोनों त्ों पर स्थित थे | इसका सैनिक बल ढाई 
हज़ार सवारों का था | 

१२-- फुलकियां मिस्ल 

चौधरी फूल नामी एक व्यक्ति ने इस मिस्ल की नींव डाली । इस लिए यह मिस्ल फुलकियां 
कहलाई | फूल भट्ठी वर्ग का राजपूत था । सरदार आला सिंह जो वतमान पटियाला वंश का संस्था- 
पक था और जिसे अहमदशाह अब्दाली ने अपनी ओर से १७६५ में सरहिन्द का शासक नियुक्त 
किया था इसी वंश का था और फुलकियाँ मिसल का ही सरदार कहलाता था | इसी मिस्ल के अन्य 
सरदारों ने नाभा और मींद के वर्तमान वंशों की नींव डाली थी | रियासत कैथल का संस्थापक भी 
फुलकियां मिस्ल के सरदारों में था । इस मिस्ल का सेनिक बल लगभग पाँच हज़ार सवारों का था | 

दल खालसा का बानी भी यही 

यदि अठारहवीं शताब्दी के अंत में पंजाब के चित्र पर एक दृष्टि डाली जाय तो इन मिस्लदारों 
की स्थिति का पूरा पूरा पता लग जाता है। द्वाबा सिंघसागर में खालसा का कुछ अधिक प्रभाव न 
था । रावलपिंडी के आस-पास का थोढ़ा भाग मिल्खासिंह थिपुरिया के अधीन था और इसके निकट 
ही धनी घेप, रोहतास, पिंड दादन खान, खीवढ़ा की नमक की खान और मियानी के कस्बे सरदार 
चढ़तसिंह सुकरशच्किया के अधीन थे । इस सीमित प्रदेश के बिना जहाँ दो सिख मिस्लदारों का 
अधिकार था, शेष का संपूर्ण द्वाब मुसलमानों के अधीन था । जेहलम और चनाब के बीच वाले 
क्षेत्र में भी राजनैतिक शक्ति भंगी तथा सुकरचकिया सरदारों और मुसलमान जमींदारों के बीच बँट 
रही थी । भंगी सरदारों के पास गुजरात, कादराबाद, मिढ़ और विरोच हत्यादि कस्बे थे और 
जलालपुर, कुंजाह, मेरा इत्यादि भाग सुकरचकिया सरदारों के भ्रधीन थे। इसके अतिरिक्त द्वाब का 
शोष भाग अर्थात शाहपुर, गुजरात और जेहलम के ऊपर का सम्पूर्ण पहाड़ी प्रदेश अर्थात्‌ मसिम्बर, 
मीरपुर और राजौर। इत्यादि मुसलमान शासकों के अधीन थे और इसी प्रकार सिख इलाकों के 


सिख मिस्ल तथा उनके इलाके ( १७६५--१७९९ ) १७ 


दृ्षिण और पश्चिम में भी साहीवाल, खुशाब और शाहपुर के भाग लड़ाके मुसलमान कुटठम्बों के 
अधिकार में थे । तीसरे ह्वाब अ्रथांव रचना का अधिकतर भाग खालसा सरदारों के अ्रधिकार में आ 
चुका था । केवढ इस प्रदेश के दक्षि णी भाग में अर्थात कंग, मिध्याना और चनियोट के इलाके में 
चंद एक स्वाधीन मुसलमान जमींदारों की छोटी-छोटी रियासतें शेष रह गई थीं । 

सिख सरदारों में से सुकरचकिया सरदार की राजधानी गुजरांवाला में थी और उसके आस-पास 
का जेत्र ऐसनाबाद, वज़ीराबाद, हाफजाबाद, नौशहरा ओर रासनगर इत्यादि इसी सरदार के अधीन 
थे । इसके अतिरिक्त ज़िला सियालकोट का अधिकतर भाग भंगी सरदारों और उनके संबंधियों के 
पास था। जफरवाल, कसोवाल, और किला सोभासिंह इत्यादि कस्बों में भागसिंह श्रहलोवालिया 
ने अपने थाने कायम कर रखे थे। इसी प्रकार पसरूर, घमतल, घड़तल, शरकपुर और कोट कमा- 
किया के कस्बे नकई मिसल के सरदारों के पास थे। तलवंडी मूसा खां में सरदार नाहरसिंह श्रपना 
सिक्का जमाये बेठा था और तसका इलाका सरदार निधानसिंह हद, के पास था। भाव यह कि मंग, 
घनियोट और शोरकोट के बिना सारा द्वाब सिखों के आधिपत्य में आ छुका था। इससे आगे राघी 
नदी और सतलज नदी के मध्य का भाग आता है। यहां सुकर-चकिया मिसस्‍्ल का कोई दखल न 
था। इसका दक्षिणी भाग तो मुलतान के नवाब मुजफ्फर खान की रियासत में सम्मिलित था और 
उसके उत्तर में चुनियां, दीपालपुर, शेरगढ़, बहरवाल तथा फरीदाबाद हृत्यादि नकई सरदारों के 
प्रशासन में थे । उनके ऊपर लाहौर तथा अम्हतसर के प्रसिद्ध शहरों में भंगी सरदारों के दैडफ़ाटंर 
थे । लाहौर के पढ़ोस में कसूर के कस्ते में पठानों की एक स्वाधीन रियासत थी । तरन तारन और 
पठानकोट का कुछु भाग भी भंगी सरदारों के अधीन था। 

भंगी सरदारों के पड़ोस में गोयंद्वाल, वीरोवाला, फतहआबाद तथा दूसरे चंद एक बशवर्ती 
स्थान अहलोवालिया मिस्क्त के अधीन थे। उसके ऊपर का इलाका बठाला, रजियाकी, श्रीहर- 
गोविन्दपुर, कादिया तथा कलानौर इत्यादि रामगढ़िया भिस्ल के अधीन थे। उसके ऊपर अ्रथांत पहाड़ 
की तलहटी में सुजानपुर, गुरदासपुर, शाहपुर इत्यादि चंद एक परगने कन्हैया मिस्‍्ल के प्रशासन में 
थे । द्वाबा बिस्तजालंधर श्र्थात सतलज और व्यास नदी के बीच वाले प्रदेश में कोई भी उल्लेख- 
नीय स्थान सुसलनानों के अधीन नहीं था और न तो यहां नकई मिस्ल का कोई दखल ही था । 


कपूरथला, जरिडयाला, तलवण्डी, नू्‌रमहल, बंगा तथा बालाचूर अहलोवालिया सरदारों के 
शासन-द्षेत्र में सम्मिलित थे। फिलौर, नवांशहर, राहूं, निकोदर, तथा गढ़ शंकर इत्यादि डले वाले 
सरदारों के वशवर्ती स्थान थे । ऊपर के भाग में हाजीपुर, झुकेरियां, गिरौट कन्हैया मिस्‍ल के भाग 
में आ चुके थे । इसी प्रकार उडमुड़ टांडा, मियानी और मनीपुर इत्यादि रामगढ़िया सरदार ने सँभाल 
रखे थे । हरियाना, श्यामचौरासी, होश्यारपुर तथा छोटी और बढ़ी बसी करोड्सिंहिया सरदारों के 
मातहत थे । इससे आगे सरहिंद तथा यमुना नदी तक का विस्तृत क्षेत्र आता है। इस द्वाब का अधिक- 
सर भाग फुलकियां के सरदारों के आधिपत्य में झा चुका था, जिनमें सरदार आल्हासिंह की संतान 
का मुझुय स्थान पटियाला तथा बरनाल्ला था। राजा गजपतसिंह के उत्तराधिकारी जीन्द्‌ और सफ़ेदों 
पर अधिकारी थे तथा जसवंतर्सिह की रियासत की राजधानी नाभा में थी। घुनांचे फुलकियां के 
दूसरे वशवर्ती स्थान अर्थात कैथल, भदौड़ लाबुबा, थानेसर, कलसिया इत्यादि भी इसी द्वाब में 
स्थित थे | यह सारा प्रदेश लगभग इक्कीस लाख वार्षिक आय का था और इनकी सेना की संख्या 
तेरह या चोदृंह हजार थी। इस भाग में सुसलमान नवाबों की तीन चार पाकरटें भ्र्थात मालीर 
कोटला, कुअपुरा, जुल्लाना और झज्जर स्थित थीं। इनके अलावा हौसी तथा हिस्सार में जाज॑ टामस 
अपना अधिकार जमाये हुये था और साथ ही मरहटा सरदार महादा जी सिर्धिया का ;/सीसी 
जरनेल परेन शिक्षित सेना का एक पर्याप्त बदा दस्ता क्षेकर सिख सरदारों के ऐन सिर पर विद्यमान 

। 


१९ रजजीतसिह 


था । अंभे+़ भी इस प्रदेश के विषय में ओर विशेषकर सतलज पार के प्रदेश के विषय में आ्रावश्यर्क 
जानकारी प्राप्त कर रहे थे ताकि थे अवसर मिलने पर फ्रांसीसिथों या मश्हठों से पीछे न रह जाँय। 
सिख मिस्लदारों के परस्पर संबंध 

सि्खों का सम्मिलित बल लगभग सत्तर हज़ार सवारों का था | हस बड़ी सेना के साथ उन्होंने 
अपने विजयों को नित्य-प्रति बढ़ाना आरंभ किया । ऊपर इसकी चर्चा हो शुकी है कि सिखों हें कोई 
केंद्रीय शासन भ था, जो विभिन्न सरदारों को वश में रखता और सिख शासन को सुईंद बनाता | 
प्रत्येक सरदार अ्रपने शासन-च्ेत्र में स्वतंत्र था; जो जी में आता था करता था | हां, किसी बाहरी 
झाक्रमण के समय यह सब सरदार सिल्त जाते थे ओर सब खालसा के मंडे के भीचे एफंश्र होकर पंथ 
की रक्षा के लिए लड़ते थे:। परंतु बाहरी भय की अनुपस्थिति में एक दूसरे के से!थ युद्ध करने में भी 
थे संकोच नहीं करते थे । हन मिंहलों की सीमाएं स्पष्ट रूप से नियत न थीं और एक-दूसरे के प्रदेशों 
से मिल्ती हुई थीं। इसके अतिरिक्त प्रस्थेक मिस्‍ल के भीतर भी फूट और कूमंडे के बीज उपस्थित 
थे | प्रत्येक ध्यक्ति मिसल का सरदार बनने का प्रयत्न कश्ता था | 

इस संबंध का परिणाम 

अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण सदा के लिए बंद हो चुके थे | देश की कोई भीतरी शक्ति 
सिर्चों की बराबरी की न थी। सिख लोग जो तलवार के धंनी थे, कैसे चुप चाप खड़े रह सकते थे? 
इातएवय उन्होंने अपने बल को आंतरिक युद्धों में व्यय करना आरंभ किया । श्रवसर पाकर अपने साथी 
सरदारों पर भाक़मण करते और ख़ुब लड़ते । आपाधापी का बाज़ार गर्म हुआ और “जिस की लाटी 
डसकी मैंस' वाली कद्दावत चरितार्थ होने लगी । अतएव अठारहवीं सदी के अंत के पीस वर्षों का 
पंजाब का इतिहास इन्हीं आपस के कलहों की कहानी है। एक मिस्ले के सरदार दूसरी मिस्ल के 
सरदारों के साध मिल कर तीसरी मिस्‍ल पर आक्रमण करते । कभी दो तीन भिस्‍लें की सम्मिलित 
फ्रौज किसी और मिस्ल के देश पर अधिकार कर लेती । सर्राश यह कि पूरी अध्यवस्था फैली हुई थी। 
इल्हीं दिनों अरथांत्‌ सन्‌ १७८४ में एक अंग्रेज यात्री मिस्टर फारेस्टर पंजाब से गुजरा, जिसने सिखों 
की दशा को अपनी आरोँखों देखा । वह लिखता है कि मिस्लदारों की हुकूमत इस ढंग पर रहनी असं- 
भव है । इन में से कोई न कोई ऐसा सरदार अवश्य पेदा होगा, जो सब मिस्लदारों को अधीन कर 
के प्रपना। बलशाली शासन स्थापित करेगा । उस की यह भविष्यवाणी यथार्थ भी हुई। मिस्टर 
फारेस्टर के लिखने से चार साल पहले ही पंजाब में वह व्यक्ति पेदा हो चुका था, जिसने बढ़ा हो कर 
हस बात का बीढ़ा डठाया और थोड़े समय में ही सिख सरदारों तथा मुसक्षमान नवाबों को जीव 
कर पंजाब में एक साम्राज्य स्थापित किया । आइए, यह जानने का प्रयत्न करें कि बढ कोन था और 
फिस वंश से डसका संबंध था तथा उसको किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पढ़ा और 
अंस में इस बीर मे किस प्रकार उन पर विजय पाई । 


ल्‍ चौथा अध्याय 


र्तामि (५ 
महाराजा रणजीतसिह के वंश का पूर्व-इतिहास 
सरदार बुद्धसिंह 
वह अद्भुत व्यक्ति जो मिस्टर फ़ारेस्टर की भ्विष्य-वाणी पूरी करने, सिख सरदारों के आंतरिक 
कलह को दूर करने, एक विशाल साम्राज्य स्थापित करने और पंजाब को नये सिरे से एक 
राजनैतिक शक्ति बनाने के लिये पैदा हुआ था मद्दाराजा रणजीतसिंह था । यह सुकरचकिया मिस्लल 
का सरदार था । इस मिसस्‍ल की नींव अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के ससय में सरदार चड़तसिंह 
ने डाली थी। सरदार चढ़त सिंह के पूवेज सन्‌ १७५७ ई० में मौजा सुकरचक में बसे थे । यह 
ज़मींदार थे और कई पुश्तों तक खेती पर ही गुजर करते थे । इस वंश का पहला व्यक्ति जिसने सिसतर 
धर्म स्वीकार किया बुद्धूमल था जो बाद में बुधसिंह" के नाम से प्रसिद्ध हुआ । बुद्सिंह जब बालिग 
हुआ तो सुन्दर और सुगठित जवान निकला और स्वभाव का बड़ा निडर सिद्ध हुआ | उस हत्चल्त 
के समय में बुधसिंह ने अपने जैसे मनचले बहादुरों का एक गरोह इकट्ठा कर लिया | डाके मारने शुरू 
किए और जल्‍दी ही अपने झ्रास-पास के प्रदेशों में अ्रपनी वीरता के लिए भी सुप्रसिद्ध हो गया । 
सुकरचक सें अपने निवास के लिए किला जैसा एक घर भी बना लिया। बुधसिंह की सारी आयु 
इसी प्रकार के धावे मारने में व्यतीत हुई । उसके शरीर पर तलवार के तीस घाव और गोलियों के 
नौ निशान मौजूद थे । 
सरदार नोधसिंह 
सरदार बुधसिंह के दो बेटे थे, एक का नाम नोघर्सिह और दूसरे का चंदासिह था। नोधर्सिह का 
विवाह सन्‌ १७३० ई० में मौज़ा मजीठा, जिला अमृतसर में, एक अमीर जमींदार की कसा के साथ 
हो गया | नोधरसिंह भी अपने बाप की तरह बढ़ा बहादुर, साहसी, निडर और योद्धा प्रमाणित हुआ | 
थोड़े ही समय में चारों ओर उसके नाम की धाक बँध गई | नादिरशाह के आ्राक्रमण के समय, गिरी 
हुई दशा से ल्ञाभ उठाने के निमित्त, मोधर्सिह ने और भी अधिक हाथ-पाँव मारने शुरू किए | अधिक 
लूट-मार के उद्देश्य से नोधर्सिह फ्रेजलपुरिया मिसस्‍ल के सरदार नवाब कपूर सिंह के श्वाथ मित्त गया | 
एक यार दोनों ने मिक्ककर अरद्मद शाह अब्दाली के पढ़ाव पर भी छापा मारा, जिसके कारण नोध- 
सिंह कई नामी खतरदारों से बढ़ गया और उसने अपने छोटे से गरोह की प्रतिष्ठा और रुयाति सब 
के हृदय में स्थापित कर दी | सरदार नोधसिंह सन्‌ १७५२ ई० में मर गया | 
सरदार चड़तसिंद 
सरदार नोधछलिंह के चार घेटे थे | 'चढ़तसिंह, दलसिंह, चैतसिंह और माधोसिंह | सब से बड़े थेरे 
धड़लसिंह की अवस्था इस समय बीस वर्ष की थी | उसी जमाने में सरदार जसासिंह अहलूवालिया 
और सरदार हरीसिंह व मंडासिंह भंगी ने अपनी-अपनी मिस्‍्लें स्थापित कर क्षी थीं और प्ृथक-प्रथक 
प्रदेशों पर अधिकारी हो चुके थे | चढ़तसिंह यद्यपि आयु में छोटा था परंतु बढ़ा तेज और समझदार 
था | उसने मित्रों से यह सलाह की कि प्रदेशों के चुने-चुने बहादुरों को इकट्ठा करके उन्‍हें भी एक नई 
मिस्ल की मींच डालनी चाहिए | चढ्ससिंद यत्र-शील और मेल-मिलाप वाला थुत्रक था | दो यथ॑ के 
भीतर ही झपने डदेश्य को व्यावहारिक हूप देने में वह सफल हुआ | लगभग एक सो सवार झौर 
* मंशी सोहदन लाल “रोशनामचा रंजीतसिंह” में लिखते हैं कि बुधरिंह ने शुरु हरराय के समय हे 
सिख धम स्वोकार किया। गुरु दरराय सन्‌ १६६१ ई« में मरे थे । 


२० रणजीतसिंद 


प्यादों को साथ लेकर उसने अपनी मिस्ख का ऊंडा खड़ा किया । उसके ससुर अमीरसिंद और उसके 
बेटे गुरुबर्शसिंह ने चढ़तसिंद के इस साहस में बढ़ावा दिया और पर्याप्त सहायता भी पहुँचाई। 
अमीरसिंह यद्यपि उस समय बुढ़ापे के पंजे में था, अपने समय का बड़ा वीर और योद्धा सैनिक था | 
गूजरानवाला के लोग उसके नाम से कॉपते थे। इस कारण चड़तसिंह के काम में सुगमता हो गई | 
मुंशी सोहन लाल अपनी पुस्तक में यह चर्चा करते हैं कि चढ़्तसिंद ने" यह नियम निर्धारित कर दिया 
था कि वही व्यक्ति मेरी मिस्ल में प्रवेश कर सकता है जो केश रक्खे और अस्टृत चक्खे। अत््व 
मिस्ल में भरती करने से पूर्व वह|स्वयं लोगों को अम्गत चखाया करता था। 


एमनाबाद की लूट 
एमनाबाद का मुसलमान शासक वहाँ की हिंदू प्रजा को सताया करता था | चढ़तसिंह ने अब- 
सर अच्छा जाना | यद्यपि उसकी ,मिस्ल को स्थापित हुए थोड़ा ही समय हुआ था परंतु चढ़त्सिंह ने 
क्रपने नौजवानों को साथ लेकर एमनाबाद को घेरा लिया। बहुत से धन तथा माल के श्रतिरिक्‍्त 
शाही शखगार से बहुत सी बंदूकें व श्रन्‍्य शस्त्र और शाही अस्तबल से सेकड़ों घोड़े चड़तसिंह के 
हाथ लगे | इस सफलता से सरदार चड़तसिंह का साहस और भी हिंगुणित हो गया | उसने गुज- 
रानवाला में एक सुदृढ़ दुर्ग का भी निर्माण कर लिया | 


लाहौर के शासक का गुजरानवाले पर आक्रमण 

गुजरानवाला लाहौर से छुत्तीस मील की दूरी पर है । लाहौर के सूबेदार ख़्वाजा ओबेद ने सरदार 
सड़तसिंह को इस गुस्ताख़ी का मजा चखाने के लिए गुजरानवाला पर चढ़ाई कर दी । ख़्वाजा ओबेद 
के साथ बहुत लोग थे | चड़तसिंद ने अपने बनाए नए क़िले में शरण ली | रात के समय जब झवसर 
मिलता झ़वाजा की फ़ौज पर छापा मार कर फिर भीतर छिप रहता । इसी बीच में कई एक दूसरे 
सरदार भी चढ़तसिंह की सहायता के लिये आ पहुँचे और उन्होंने छ़वाजा ओबेद की सेना के इर्द-गिर्द 
घेरा ढाल लिया | ख़्वाजा ने घेरा उठाने में ही भज्ञाई समझी और अवसर पाकर रणभूमि से भाग 
निकला । चड़तसिंह अपने नौजवानों को लेकर दुश्मन की फ़ोज पर टूट पड़ा | शाही सेना को उसने खूब 
लूटा | लड़ाई का बहुत-सा सामान सैकड़ों ऊँट और घोड़े सरदार के हाथ आए | 


सरदार चड़तसिंह की विजय 

सरदार चड़तसिंह ने अपने किले को ओर भी सुदृढ़ बना लिया | भ्रब उसकी मिसस्‍्ल का बल 
अ्रच्छा बढ़ चुका था | अतएव उसके मन में देश-लाभ की श्राकांक्षा समाई। वज्ञीराबाद के प्रदेश से 
मुसलमान हाकिम को निकाल कर स्वयं अधिकारी बन गया और उस प्रदेश पर इलाके की थानेदारी 
अपने साले गुरुबद़्शसिंह को सौंप दी | जेहलम नदी के पार पिंड दादनखाँ और उसके आस-पास 
के प्रदेशों पर अपना अधिकार कर लिया । यहाँ एक मज़बूत किला इसी साल बनवाया | चढ़तसिंह 
ने खीयुडे की नमक की खान पर अधिकार प्राप्त किया, जो उसके लिए आय का साधन सिद्ध हुआ | 
धनी और पुटूहार के इलाके विजय किए | चकवाल, जलालपूर इत्यादि के ज़मींदारों को अपना 
झाश्रित बनाया । चढत सिंह अभी जेहलम नदी के करीब अहमदाबाद सें ही स्थित था कि उसे 
समाचार मिला कि अहमदशाह अब्दाली अटक पहुँच गया है। अतएव सरदार ने रोहतास के प्रसिद्ध 
किले पर चढ़ाई कर दी। अब्दाली के क़िलेदार नूरुद्दीन ख़ां को मार भगाया और किले पर अधिकार 
करके अ्रपना थाना कायम कर लिया | सारांश यह कि पंद्रह बे के थोड़े समय में चढ़तसिह ने 
अपने अधिकार को ख़ब बढ़ाया | इसकी मिस्ल ने दिन-दूनी रात-चौगुनी तरक्की की। गूजरानवाला, 
वज़ीराबाद, रामनगर, खीयुडे की खान, रोहतास, पिंड दादनखां और धनी के इलाके इसकी रियासत 
में सम्मिलित थे, जिनकी साक्षाना आय क्षगभय ठीत लाख रुपए थी। ; 


महाराजा रणजीतलिंह के बंश का पूर्व-इतिहास है 


+ सरदार चड़तसिंह की सृत्यु--सन्‌ १७७१ ई० 

जिस दिन से सरदार चढ़तसिंह ने पिंड दादनखां और खोयुडे की नमफ की कान पर अपना 
अधिकार स्थापित किया उस दिन से ही भंगी सरदार उसके घोर वैरी बन गए । दोनों में युदू आरंभ 
हो गया | अतवएव समय-समय पर दोनों मिस्‍लों में लड़ाइयोँ होती रहीं | श्रंत में सन्‌ १७७१ ई० में 
जब दोनों पत्षों की सेनाएँ युद्ध-स्थल में! एकन्नित हो रही थीं तब सहसा सरदार चढ़तसिंह की अपनी 
नई बंदूक छूट गई | इससे वह बुरी तरह घायल हुआ भर थोड़े ही समय में मर गया | 

माई देसां का शासन प्रबंध 

सरदार चढ़तसिंह के दो बेटे महानसिंह और सहजसिंह और एक थेटी थी | बड़े थेटे महान 
सिंह की झ्ायु उस समय केवल दस वर्ष की थी ! अश्रतएव॒ चढ़्तसिंह की विधवा स्त्री माई देसां ने 
रियासत का प्रबंध अपने हाथों में लिया, जिसमें उसके भाइयों गुरुबखड़शसिंह और दलसिंह ने उसकी 
बहुल सदद की | माई देसां बड़ी दुनिया देखी, अनुभवी और होशियार स्त्री थी। उसने अपनी 
शक्ति फो सुदृढ़ करने के लिए अपनी थेटी का व्याह भंगी सरदार के बेटे साहवर्सिह से कर दिया, 
जिसके कारण दोतों मिस्लों में :बैर की आग कुछ काल के लिए ठंडी पड़ गई | उसके थोड़े समय 
बाद अपने थेटे महानसिंदद का ब्याह जींद के सरदार गजपतसिंह की थ्रेटी से रचाया | माई देसां 
ने अपनी नई मिसल को सुदृढ़ करने के लिए ब्याह-संबंधों का आश्रय लिया और गुजशनबाला के 
हुग को और भी इढ़ किया | 

सरदार महानसिंद का गद्दी पर बेठना 

इतने समय में मदहानसिंह ने होश सँभसाल लिया और मिसल की बागडोर अपने हाथों में ले 
ली | अपने पिता की भाँति विजयों का क्रम फिर से जारी किया । नूरुद्दीन से दूसरी बार रोहतास का 
किक्षा छीन लिया और स्याज्षकोट के निकट कोटली अहंगरान पर अपना अ्रधिकार कर लिया | इस 
स्थान के कारीगर बंदूकें बनाने में निपुण थे ओर महानसिंह ने इससे पूरा लाभ डढाया तथा अपनी 
फ़ौज को नई बंदूकों से सजाया | 

रसूल नगर को विजय--सन्‌ १७७६ ई० 

रसूलनगर का हाकिम पीरमुदम्मद खां चठा जाति के पटानों में से था | यदहद स्वभाव से बढ़ा 
कट्टर धार्मिक था और सिखों से विशेष वैर रखता था | युवक महानसिंद को यह बात पसंद न आई 
अतएव सन्‌ १७७६ में उसने रसूलनगर पर आक्रमण कर दिया । पीर मुहम्मद खां ने खूब डट कर 
सामना किया परंतु अंत में हार गया। मदहानसिंह ने नगर पर अधिकार कर लिया | नगर का नाम 
रसूलनगर से बदल कर रामनगर रक्खा और यह आज तक इसी नाम से प्रसिद्ध है | यद्यपिं पीर 
मुहम्मदखां ने मद्ानसिंदह से हार स्पीकार कर ली थी, किंतु बहादुर चठा जाति के हृदय में बदले की 
आाग सुलग रही थी, इस लिए वह बागी हो गए | सरदार महानसिंह ने तीन वर्ष बाद दूसरी बार 
आक्रमण किया | इस बार उसने अलीपूर और मंचल आदि कसबेों पर भी अधिकार कर लिया | 
अलीपूर का नाम अकालगढ़ रकखा | 

रणजीत सिह का जन्म 
रसूलनगर पर विजय करके महानसिंह वाएस आया | गुजरानवाला में प्रवेश करते ही उसे यह 
शुभ समाचार मिला कि उसके यहां घेटा पैदा हुआ है। महानसिंह खुशी के मारे फूला न समाया | 

१इस घटना को इतिहासकारों ने भिन्न-भिन्न प्रकार से वर्शित किया है। हमारा वर्णोन मंशी सोहन 
लाल की पुस्तक पर आ्रित है। कप्तान रीड ने भी मंशी सोहन लाल को ही प्रमाण माना है। परंतु 
सैयर मुहम्मद लती 5 और राय बद्दादुर कन्दैयालाल ने कप्तान मरे की रिपोर्ट के आधार पर यद्द लिखा 
हु सिंद की रुत्यु जम्मू के भ्राकमण के समय सन्‌, १७७४ ई० में, उसकी अपनी बंदूक छूटने से 

| 


शेड रणजीवलिंह 


वह उसी सप्रय युद्ध में विज्ञय प्राप्त कर के आया था। अतएव उससे हा विजय के उपलक्ष में अपने 
बेटे का मास रणजीससिंह रक्‍्खा और कहा कि में आशा करता हूँ कि यह सवा युद्ध में विजयी क्षेगा | 
आगे जाकर सालूस होगा कि महानसिंह का यह अनुमान बिल्कुल टीक प्रमाणित हुआ | रशजीसर्सिह 
ने,१३ नवंबर सन्‌ १७८० ई०, सोमवार के दिन, दोपहर के समय में जन्म लिया था |" 
पिंडी भटियां इत्यादि का दौरा 
चठा जाति पर विजय प्राप्त करने के कारण महानसिंह की ख्याति बढ़ गई | ख़ालसा जत्वेदारों 
में उसका नाम ऊँचा हो गया। अतएव बढ़े-बढ़े सरदार उसकी मिस्ल सें सम्मिलित होने लगे, और 
इसपे सेना की शक्ति में बढ़ती हो गई | अब सरदार महानसिंह ने पिंडी भदिगां, साहीषाल और 
ईसाखेल तक का दौरा किया और बहुत धन और माल प्राप्त किया | 
जम्मू पर झ्ाक्रमण 
सन्‌ १७८२ ई० में जम्मू का राजा रणजीत देव मर गया | उसके दोनों बेटों जजराज देव और 
दिलेरसिंह में गद्दी के लिए कगढ़ा हो गया | भंगी सरदारों ने एक-आधथ बार पहले भी जम्मू पर हाथ 
मारणे का प्रयज्ञ किया था। अ्रतएव महानसिंह ने इस अवसर को हाथ से जाने न दिया | जम्मू 
पर चढ़ाई की | श्जराज देव मुकाबले का साहस न करके तरकोदा की पहाड़ियों में जा छिपा | महान- 
सिंह की फ्रोज ने जम्मू के धनशाली नगर को जी भर कर लूटा और वहां से बहुत धन और दौलत 
जमा कर के रामनगर से होता हुआ गुजरानवाला चापस लौटा | 
जयसिंद कन्हैया से युद्ध 
हसी साल सरदार महानसिंह दीवाली के अवसर पर अमृतसर स्थान केद लिए आया। यहां 
यथा-नियम बड़े-बड़े सरदार उपस्थित थ। सरदार जयसिंह कन्हैया भी उपस्थित थे। सिख मिस्लदार 
जयसिंह का बढ़ा आदर करते थे | अतएवं महानसिंह भी उसके डेरे पर उससे भेंट करने गया | वहाँ 
जम्मू की लूट-मार के संबध में बात-चीत आरंभ हुई । जयसिंह कन्हैया महान सिंह की बढ़ती हुई शक्ति 
को देख कर ईपां की ज्वाला में जल-भुन रहा था | बात-चीत के बीच में (कुछ कड़े शब्द उपयोग कर 
बैठा । महानसिंह ने भी वैसा जवाब दिया। मामला बढ़ गया और युद्ध की नौबत पहुँच गई। 
महानसिंह के लिए एक शक्तिशाली मिसल के सरदार से अकेला मुकाबला करना कठिन था | 
अतएव उसने रामगढ़िया मिसस्‍्ल के सरदार जसासिंह से पन्र-ब्यवहार आरंभ किया। जसासिंह 
का इलाका जयसिंह ने छीन लिया था और यह थेचार। सतलज के पार हॉसी-हिसार के इलाके में 
मारा-सारा फिरता था | महानसिंह की सहायता से आश्वासित होकर वह पंजाब लौटा | जयलसिंह 
ने कांगढ़ा के शासक राजा घंसारचंद का इलाका भी छीन लिया था। अतएव संसारचंद भी 
उनके साथ मिल गया | तीनों ने मिज्ष कर जयसिंह पर चढ़ाई कर दी और बटाले पर अधिकार 
वर लिया | जयसिंद का बदादुर पुत्र गुरुषख़्शसिंह फ्रोज लेकर आगे बढ़ा | घमासान युद्ध हुआ । गुरु- 
बख़्तासिंद लड़ता हुआ मारा गया | कन्हैया फ्रौज के पाँच उखढ़ गए [ जयसिंह को संधि के अति- 
रिक्त कोई उपाय न रह गया | परिणाम-स्वरूप जसासिंह और संसारचंद को उनके इलाके मिल 


गए | 
जयसिंद की पोती से रणजीतसिंह की सगाई 
इस युद्ध में महान सिंह ने अपनी शक्ति और बहादुरी की छाप जयसिंह के हृदय पर बिठा दी 
थी और गुरुबफ्शसिंद की खत्यु से बूढ़े सरदार की तमाम आकांजाओं पर पानी फिर चुका था | 


१मंशी सोहन छाल ने अपनी पुस्तक में रणजीतरसिंद का जन्मपन्न दिया है, जिसमें वह लिखता है कि 
रणाजीत सिंह का जन्म नाम बुधसिंह था । परन्तु उसने महाराजा के जन्म स्थान के विषय में चिस्तृत 
रूप से वर्णन नहीं किया । किंवदन्ता के अनुसार वह अपने नानिहाल में बदसरुखां के स्थात्र पर, जो फि 
जौन्द रियासत की रागधानी संगहूर के निकट स्थित है, पैदा हुआ था। 


है 


भहांराजा रणजीतसिह के वंश का पूर्व-इतिहास ५ । 


अत०एय उसने गुरुबस़्शसिंद की स्त्री सदा कौर के कहने पर महानसिंह के साथ विवाह-संबंध स्था- 
पित करना ही नीतियुक्त समझा | श्रतएवं स्वगंगत गुरुबद्शशसिंह की लड़की की मेंगनी महानसिंह 
के पृश्न रणजीतसिंह से कर दी गई | अब दोनों मिस्लों में मेल का संबंध स्थापित हो गया जिससे 
रणजीतसिंद ने अपने आरंभिक युद्धों में पुरा लाभ उठाया | इसकी चर्चा आगे चल कर की जायगी | 
भंगी सरदारों से युद्ध 

पहले बताया जा चुका ह कि भहानसिंह की बहन का ब्याह साहबसिंह भंगी से हुआ था और 
वह एक-दूसरे से प्रेम और मैत्री का दमःभरते थे | परंतु हुकूमत और रिश्तेदारी का साथ निभना 
कठिन है, क्योंकि हुकूमत रिश्तेदारी पर वश प्राप्त कर लेती है | अतएवं सन्‌ १७८० ई० में जब 
साहबसिंह के पिता गूजरसिंद की झृत्यु हुई तो साहबसिंह गुजरात की सूबेदारी पर नियुक्त हुआ | 
महानसिंद ने उससे शासकीय कर माँगा | साहबसिंह के वंश का संबंध सदा से भंगी सरदारों के 
साथ रहा था | इस लिए उसने नजराना देने से इन्कार कर दिया । इस कारण उनका आपस में युद्ध 
छिड़ गया | साहबसिंह सामना करने का साहस न कर सका | गुजरात छोड़ कर सोहधरा के क़िले में 
जा बैठा | 

सोहधरा के क़िल्ते का घेरा 

महानसिंह ने किले का अवरोध आरंभ कर दिया | इसी घेरे के भ्रवसर पर ,एक दिन यकायक 
महानसिंह की तबियत खराब हो गई | उसका स्वास्थ्य कार्य की अधिकता के कारग पहले से ही 
बिगढ़ चुका था | अब वह दिन-दिन अधिक बीमार होता गया | अंत में अवरोध का भार अपने बेटे 
रणजीतसिंद पर छोड़ दिया | उसकी अवस्था उस समय केवल दस वर्ष की थी | रणजीतसिंह ने 
अवरोध को बराबर जारी रकखा | इसी बीच में भंगी -सरदारों ने साहबसिह की सहायता के लिये 
सेना के दो दल भेजे | परंतु रणजीतसिंह ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया और उन्हें अश्वेत पाकर उन 
पर आक्रमण किया | भागने के अतिरिक्त कोई उपाय उनके लिए न रहा | बहुत से हथियार और 
कई तोप रणजीतसिंह के हाथ आई' । 

सरदार मद्दानसिंद की मृत्यु: ५ वेशाख संवत १८४७ 

झभी यह अवरोध समाप्त भी न हुआ था कि महानसिंह कुछ देर बीमार रह कर तीस साल का 
भरी जवानी में परलोक सिधारा | सरदार महानसिंह बढ़ा हिम्मत बाला, प्रतिष्ठित और बुद्धिमान 
मबुष्य था । उसने अपनी थोड़ी*अबस्था में ही सुकरचकिया मिसस्‍ल को बढ़ी उन्नति प्रदान की, प्रदेश 
झौर दौलत से उसे मालामाल कर दिया और उसका सेनिक शरि में पर्याप्त वृद्धि की । 


पाँचवाँ अध्याय॑ 


महाराजा रणजीतपिह का समृद्धि-काल 


(सन्‌ १७६० से १८०३ ई० तक) 
रणजीतसिंह का सुकरचकिया मिसल का शासन संभालना 


सरदार महानसिंह अपने जीवन-काल में ही रणजीतसिंह के अभिषेक का उत्सव कर घुका था, 
भ्रतएव उसकी झत्यु पर रणजीतर्सिह बिना किसी प्रकार की आपत्ति उठे, सुकरचकिया मिस्ल का सर- 
दार स्वीकार कर लिया गया | रणजीतसिंह अभी दस वर्ष का बच्चा था |१ यद्याप यह बाल्यावास्था 
में अपने पिता के साथ कई लड़ाइयें में सम्मिलित हुआ था लेकिन फिर भी इस अ्रवस्था में शासन 
का भार सँभालना उसके लिए बहुत कठिन था | आगे इस बात का वर्णन किया जा घुका है कि 
रणजीतसिंह की सगाई स्वर्गीय गुरुषबख्शसिंह कन्हया की लड़की से हो चुकी थी | गुरुबख़्शसिंह की 
विधवा रानी सदाकौर बड़ी बुद्धिमती खत्री थी। ऐसे आड़े वक्त में वह अपने अल्पवयस्क दामाद 
के काम आई | रणजीतसिंह की माता ने भी सहायता की, जिससे रणजीतसिंह का बोक हल्का 
हो गया । 

रणजीतसिंह का बाल-बाल बचना--सन्‌ १७६३ है० 

रणजीतसिंह को लड़कपन से ही शिकार खेलने का बढ़ा शौक्ष था | एक बार वह शिकार की खोज 
में मौज़ा लघेवाली के निकट जा पहुँचा, जो चठईों के इलाके में था| रणजीत्सिंह अपने साथियों से 
बिछुड़ कर श्रकेला रह गया था | संयोग से चठा जाति का नवाब हशमत खाँ भी अपने नोकरों समेत 
यहाँ शिकार खेलने में व्यस्त था | अचानक उसकी दृष्टि रणजीतसिंह पर पढ़ी | सरदार महानसिंह 
ने इसे कई बार परास्त किया था | वह बदला लेने का अवसर ढूंढ़ रहा था | उसे अपना बदला लेने 
का यह स्वर्ण अवसर प्रतीत हुआ | निकट से तलवार का पूरा वार किया | परंतु “जाको राखे साँईं 
मार न सके कोई” के अनुसार रणजीतसिंह डर कर ज़ीन से सरक गया | तलवार बाग पर लगी जिस 
के दो टुकड़े हो गए। रणजीतसिह ने पीछे मुढ़कर देखा तो मामला दूसरा ही पाया | शेर की तरह 
गरजा और गुरां कर हशसत खाँ पर जा डटा और आन की आन में उसका सर तन से जुदा कर 
दिया । खां के नौकरों ने जो यह देखा तो हवा हो गए | रणजीतसिंह खाँ का सिर अपने भाल्ते पर 
चढ़ा कर अपने साथियों से श्रा मिला और सारा माजरा कह सुनाया, जिसे सुनकर वे दंग रह गए । 
रणजीतसिंह की बहादुरी की प्रशंसा की और ईश्वर को धन्यवाद दिया | 

रणजीतसिंह का विवाह--सन्‌ १७६६ ई० 

सोलह वर्ष की अवस्था में रणगजीतसिंह ने अपनी शादी रचाई। एक बहुत बढ़ी यारात धूम के 
साथ बटाला कस्बे में गई, जहाँ नाच-रंग तमाशों से लोगों का आमोद किया गया | रणजीतसिंह की 
डदारता ने लोगों को मोह लिया | कुछ दिन बाद रणजीतसिंह वृल्हन लेकर गुजरानवाला वापस 
आया | 


"मद्ाराजा रणजीतसिंद की जन्म-तिथि मुंशी सोहनलाल और दीवान अमरनाथ ३ मगहर संवत 
१८३७ विक्रमी, सोमवार तदनुसार १३ नर्वंबर सन्‌ १७८० ई० लिखते हैं; और सरदार महानतिंद की 
सृत्युगतिथि ५ वैशाख सं० १८४७ वि० तदनुसार १४ अप्रैल सन्‌ १७६० ई० है । सैयद मुहम्मद लतीफ़ 

प्रिंसेप का यह कहना कि रणर्जाततिंह की अवस्था उस समय १२ वर्ष की थी ठीक नहीं है । रायखादा 
इत्मवम्द ने भौ अपनी पुस्तक खालसानामा में यही तिमियाँ लिखी हूं । 


महाराजा रणजीतसिंह का समृद्धि-काल रण 


रामगढ़ियों के विरुद्ध सदाकोर की सहायता 

इसी वर्ष जसासिंह रामगढ़िया ने सरदार जयसिंह की झृत्यु से लाभ उठा कर कन्हैया मिस्ल 
के अधिकार के प्रदेशों पर हाथ साफ करना आरंभ किया, अतणव रानी सदाकौर ने रणजीतसिंह 
से सहायता माँगी | रणजीतसिंह ने दीवान लखपत राय को इलाका धनी की तरफ रवाना किया और 
स्वयं सरदार फतहसिंह धारी, सरदार जोधसिंह ओर सरदार दलसिंह वज़ीराबादिया के साथ बटाला 
की तरफ रवाना हुआ और रामगढ़िया के किला मियानी का अवरोध आरंभ किया | वर्षा ऋतु के 
कारण शहर के चारों ओर बहुत-सा पानी जमा हो गया था, इस वजह से रणजीतसिंह को अवरोध 
डठा लेना पढ़ा | 

लाहौर के सरदारों से भेंट और क्विने का निरीक्षण 

बटाला जाते हुए रणजीतसिंह ने अपनी सेना को आगे भेज दिया और आप दो-तीन दिन के 
लिए लाहौर में रद गया | लाहौर के सदारों--परदार चेतसिंह और सरदार मोहरसिंह---से बात- 
बीत की, जिन्होंने रणजीतसिंह की खूब आवश्गत का | इस »वसर पर उसे लाहौर का किला देखने 
का भी मौका मिला और संभवतः जैसा कि रणजीतसिंडह का इतिहासकार सोहनलाल संकेत करता 
हैं, इसी समय रणजीतसिंह के हृदय में क़िला प्राप्त करने की आकांज्षा जाग्रत हुई ।" 

रणजीतसिंह का दूसरा विवाह 

रणजीतसिंह के पहले विवाह के कारण सुकरचकिया ओर कन्हेया मिस्‍्लों में आपस में मेल हो 
गया था | श्रब दूरदर्शी रणजीतसिंह ने अगनी शक्ति को और भी सुदृढ़ करने के लिए नकई मिस्ल 
के सरदारों से मेल-जोल आरंभ किया, जिसका परिणास यह हुआ कि सन्‌ १७९८ ई० में सर- 
दार ज्ञानसिंह नकई की बहन के साथ रणजीतसिंह का < वाह निश्चित हो गया। बारात गूजरान- 
घाला से प्रस्थान करके मरालीवाला और शेख़पूरा होती हुई कस्बा सतघरा पहुँची, जहाँ सरदार ज्ञान 
सिंह ने बारात का बड़े उत्साह से स्वागत किया ओर बहुत कुछ दहेज देकर बारात को विदा किया | 
रणजीतसिंह का बेटा खड़कसिंह इसी रानी की कोख से उत्पन्न हुआ था | 

मिसल की शासन-डोर अपने हाथ में लेना 

दीवान लखपत राय महानसिंह का विश्वस्त वज़ीर था। सुकरचकिया के कुल प्रदेशों की आय 
ओऔरब्यय का सारा हिसाब इसी दीवान के पास रहता था | सरदार महानसिंह को दीवान की 
योग्यता पर पूरा भरोसा था और वह उसकी सच्चाई पर पक्का। विश्वास रखता था | अ्रतएव मरते 
समय अपने बेटे रणजीतसिंह का हाथ दीवान लखपत राय और अपने मामा वज़ीराबाद के शासक 
सरदार दलसिंह के हाथों देकर उन्हें इसका निरीक्षक नियुक्त किया था। कुछ समय तक तो इसी 
प्रकार काम चलता रहा परंतु दीवान लखपत राय और सरदार दलसिंह एक दूसरे से ईर्ष्या करते थे, 
इसलिए यद॒ सरदार दीवान के विरुद्द रणजीतसिंह के कान भरा करता था। इसके अतिरिक्त 
रणजीतसिंह की सास सदाकौर भी उसे मिस्ल का प्रबंध अपने हाथों में ले लेने के लिए उकसाया 
करती थी। रणजीतर्सिंह की अवस्था अब अठारह साल की थी । वह स्वयं भी इस बात को आच- 
श्यकता का अनुभव करता था | संग्रोगवश दीवान लखपत राय धनी के इलाके में ग्रालगुज़ारी वसूल 
करता हुआ सन्‌ १७९८ ई० में मारा गया और रणजीतर्सिंह ने अपनी माता के परामर्श से मिस्ल 
की शासन-डोर अपने हाथ में ले ली । 

रणजीतसि ह पर श्रपनी माता के वध का मूठा अभियोग 

दीवान लखपत राय के कत्ल के संबंध में प्रिंसपी अर मुहम्मद लतीफ लिखते हैं कि इस मामले 

में सरदार दलसिंह का हाथ था | कप्तान मरे अपनी रिपोर्ट में संकेत-रूप में यह भी प्रकट करते हं कि 


१ देखिए उमदत्तुलतवारीख़, दफ़्तर २, ४ष्ठ ३१ 
९ 


२६ रणजीतसिंह 


वीचान लखपत राम का रणजीसिंह की माता से प्रेम-संबंध था और रणजीतसिंह ने अपनी माता को 
था तो स्वयं कृषल कर दिया या मरवा डाला | परंतु मुहम्मद लतीफ ने इस संकेत को बहुत विस्तार 
दैकर पिस्तृत-रूप से बयान किया है। अपनी उक्तियों की पृष्टि ,में उसने कोई प्रमाण नहीं दिए । 
केघल यह लिख दिया है कि सभी इतिहासकार यह स्वीकार करते हैं कि रणजीतसिंह ने अपनी माता 
की घुरी चाल-चलन के कारण उसका वध कर दिया। परंतु हमें अपनी खोज में किसी प्रामाणिक 
इतिहासकार की शाक्षी नहीं मिली, जिसके आधार पर हम यह कह सके कि यह कथन सत्य है | 
कसतान सरे और वेड की रिपोर्टो का अधिकांश सुनी-सुनाई बातों पर अवलंबित था | मुंशी सोहन लाल, 
दीवान अमर नाथ और बूटी शाह इस बात का बिल्कुल वर्णन नहीं करते | यह मान भी लिया जावे 
कि सोहन लाल और अमर नाथ महाराजा के द्रबार में नोकर थे, इस लिए इस विषय पर उनका 
मौन अधिक महत्व नहीं रखता, परन्तु बूटी शाह सतलुज के पार अंग्रेज़ी इलाके का रहने वाला था | 
बह न तो हिन्दू था और न सिख धर्म का अनुयायी, बल्कि अंग्रेजों के पास नौकर था और उन्हीं 
की प्रेरणा से वह अपनी पुस्तक लिख रहा था। वह इस बात की ओर संकेत तकभी नहीं करता, 
बरन इसके विरुद्ध श्रपनी पुस्तक में एक स्थल पर इस प्रकार लिखता दे कि रणजीतसिंह ने अपनी 
माता के परामश से मिसल के शासन की बागडोर अपने हाथ में ली थी |* 


शाहज़मां का पंजाब पर आरक्रमण--सन्‌ १७६८ ई० 


गअहमदशाह गब्दाली के बेटे तैमूर की म॒त्यु पर उसका लड़का शाहज़मां सन १७९३ ई० में 
काजुल की गही पर बैठा | शाहज़मां ने अपने दादा का अनुकरण करना उचित जान कर पंजाब पर 
अ्रधिकार करने की ठान ली | सन्‌ १७९३ ई० से सन्‌ १७९८ ई० तक उसने एक के बाद एक करके 
चार आक्रमण किए | परंतु उसे प्रत्येक बार असफल लौट जाना पड़ा, क्योंकि उसकी अपनी अफ- 
ग़ानी सल्तनत में कराड़े उठ रहे थे और उसका सगा भाई महमूद जो हिरात का शासक था गद्दी 
प्राप्त करने के प्रयत्न में था। दूसरी ओर सिखों ने भी अपना बल सुदृढ़ कर लिया था और उन्हें परा- 
जित करना शाहज़मां के लिए सहज न था | अतएवच जब दुर्रानी सेना पंजाब में आती, सिख अपने- 
अपने इलाके छोड़ जंगलों में छिप रहते और दुर्रानी लश्कर के पीछे से तेज़ी से वार करके उनके बहुत 
से सैनिक को मार डालते | इससे पूर्व कि बादशाह को उनके आक्रमण का ज्ञान हो आन की आन 
में यह लोग ग़ायब हो जाते | फिर जहां अवसर मिलता आक्रमण करते। सेकढ़ों श्रफगानों क| 
मौत के घाट उतारने के बाद उनके घोड़े, हथियार और लूट का माल लेकर,.ये रफूचक्कर हो जाते। 
सिर्खों की यह चालें दुश्मनों के लिए बढ़ी भयानक सिद्ध होतीं, और उन्हें बिना किसी परिणामों 
वापस जाने के अतिरिक्त कुछ उपाय न दिखाई देता । 


शाहज़मां का लाहौर क़िले पर अधिकार 
२७ नवंबर सन्‌ १७९८ ई० में शाहजमां लाहीर की तरफ बढ़ा | सामना करने के लिए किसी 
सरदार को उपस्थित न पाकर उसने किले पर अधिकार कर लिया। परंतु खालसा कहां चुप बेठने वाले 
थे ? लाहोर के आ्रास-पास ही डेरा डाले पड़े थे। सूर्यास्त होते ही वह शहर में प्रवेष करते | भिन्न-भिन्न 
टोलियां दुर्रानी सेना पर छापे मारतीं, और उनका माल-असबाब लूट कर नौ-दो-ग्यारह द्वो जातीं 
ओर अपने छेरों में वापस आ जातीं | यह काम इतनी फुर्ती और चालाकी से होता था कि अफरग़ानी 
फौज के पहरेदारों और घूमते रहने वाले दलों तक समाचार पहुँचने-पहुँचाने में ही इस प्रकार 


..._*«व सलाह दीद वाल्दाह खुद ब इंतिज्ञाम महाम माली व सुलकी मुतवण्ज: शुद”--बूटी शाह, 
अतारीखे-पजाब”, पृ० ६३४ 


महाराजा रणजीतसिंह का समृद्धि-काल २७ 


छ 


लुप्त हो जाते थे जैसे मक्खन में से बाल पार हो जाता है| इस तरह की लूट-मार से शाहज़मां बहुत 
दिक हुआ | अंत में यहां श्रधिक ठहरना उसने भयावह ससका और शाघ्र ही वापस्त चला गया |" 
नवाब क़सूर की लाददोर पर दृष्टि 

शाहज़मां के प्रस्थान करते ही तीनों भंगी सरदार वापस लाहौर आ पहुँचे और उन्होंने नगर पर 
पहले को भाँति अधिकार कर लिया | लाहौर के तीनों हाकिमों में आपस में फूट रहती थी, इस कारख 
आए दिन उनमें युद्ध और अनबन रहती थी | इससे प्रजा बहुत कप्ट में और श्रस्त थी | आपस के 
झूगड़ों की वजह से इन सरदारों का बल बहुत घट गया | अतएव यह खबरें जल्द ही चारों तरफ 
फैल गईं । यह हाल सुन कर कसूर के नवाब निजामुद्दीन, की इृच्छा लाहौर पर अधिकार जमाने की 
हो गई, और मुख्य मुख्य सुसलमान नागरिकों को अपने पक्ष में करने की इर्छा से चन्द एक भेदिये 
(एजेन्ट) गुप्त रूप से लाहौर में उसने भेजे, किन्तु यह भेद शीघ्र ही खुल गया और उसकी चाल 
असफल रही । 

रणजीतसिंह का लाहोर पर श्राक्रमण 

रणजीतसिंह की बहादुरी ओर साहस की ख्याति दिनेों-दिन चारों तरफ फेल रही थी | घृरदशों 
लोगों ने इसका अनुमान कर लिया था कि एक दिन यह योद्धा सारे पंजाब का सिरताज घनने वाला 
है। जब लाहौर के लोगों को कसूर के नवाब के उद्देश्य का क्षान हुआ तो उन्होंने रणमीतसिंह की 
अधीनता को स्वीकार करना श्रेट्तर समझा | अतणव लाहौर के प्रमुख व्यक्ति, जैसे भाई गुरुषफ़र 
सिंह, हकीम हाकिम राय, मेहर मुहकसुद्दीन और मियां आशिक मुदम्मद ने अपने धस्तसतों के साथ 
एक प्रार्थना-पत्र रणजीतसिंह की सेवा में भेजा, जिसमें सब हाल लिख कर उससे लाहौर पर प्रधि- 
कार करने की विनय की गई थी | 

रणजीतसिंह की तैयारी 

रणजीतसिंह उस समय रामनगर में ठहरा हुआ था | प्रार्थना-पत्र के मिलते ही अवसर अण्छा 
आन कर अपने विश्वस्त काजी अब्दुरंहमान को लाहौर भेजा, कि चह इस थात फा निश्चय करे 
और स्वय॑ यह रामनगर श्रस्थान करके अ्रपनी सास से परामर्श करने के लिए बटाल्षा पहुँचा | सदा 
कौर इस बात पर राज़ी हो गई | दोनों ने मिल कर लगभग २७००० सेना, सवार और पैदल इकहद्ठा 
कर लिए और अम्छतसर की तरफ कूच किया तथा रात में मौज़ा मजीठा में झहर कर सीधे छ्लाहोर 
आ पहुँचे | शहर के बाहर वज़ीर खां के बाग में डेरे डाल दिए गए* और मेहर मुहकमुद्दीन इस्यादि 
से साज़-बाज़ आरंभ कर दिया | 


लाहौर पर अ्रधिकार--६ जूलाई सन्‌ १७६६ ई० 
रणजीतसिंह ने भ्रपनी सेना को दो भागों में+विभकत किया--एक माग ने रानी पवाकोर के 
भेतृत्व में दिल्‍ली दरवाज़े की तरफ से शहर पर आक्रमण किया और दूसरे भाग ने रणजीतसिंह के 
अधीन लोहारी दरवाज़े पर धावा बोला | 
१ इस विषय में मंशी सोहनलाल एक मनोरंजक वर्णन करते है कि जब शाइजमां लाहोर के किले पर 
अधिकार कर रहा था तो रणजीत सिंह अपने साथियों समेत तीन बार इस ।क़ल क ।नकेट आण और 
भुसम्मन बुजे के नीचे खड़ा होकर जहाँ शाहजुमां बहुधा बठा करता था, उसने गोलिया। चलाई जिससे कई 
डुर्रानी घायल हुए और ऊचे स्वर से कई बार यों पुकारा-_ऐ अहमद शाह अब्दाला के पोते । देख 
सरदार चड़तसिंह का पीता आया है । बाहर आ ओर उसक दो हाथ देख ले ।” परंतु जब शाहज्ञमा को 


शोर से कोई उत्तर म मिला तो वापस लौट गया ।दफ़्तर २ पृष्ठ २६ 


बूटी शाह ने भी इस घटना का उल्लख किया है । पतारीख-पंजाब', पृष्ठ ६१८... _ 
श्वह बाग़ उस स्थान पर स्थत था, जहाँ आज कल अजायबघर और पब्लिक लाइब्रेरी बनी हुई हैं। 


श्८ रणजीतसिंह 


श्र 


रणजीतसिंह के श्राक्मण का कोई सामना न कर सका | उसकी आज्ञा से दरवाज़े की नींव के 
नीचे बारूद भर कर आग लगा दी गई, जिससे दरघाज़े के निकट की दीवार उड़ कर दूर जा पड़ी | 
यह देख कर मेहर धुहकमुद्दीय की आज्ञा से द्वार भी खोल दिए गए । रणजीतसिंह दो हज़ार 
सवारों का दुल और चार बड़ी धोपें लेकर बिजली की तरह कढ़कता हुआ शहर में जा घुसा। पंजाब 
के शेर की बहादुरी से श&र के हाकिमों पर इतना प्रभाव पढ़ा कि*कोई सामना करने के लिए न आया | 
सरदार मोहर सिंह और साहब सिंह अपनी फ़ोजों सहित नगर खाली कर गये और सरदार चेत सिंह 
ने अपने आप को किले में बंद कर लिया | रणजीतसिंह ने शहर पर अधिकार कर लिया और अपनी 
सेना को यह हक्‍म दे दिय. कि कोई नगर-निवासियों पर बलात्कार न करे। फिर क़िले की 
ओर ध्यान दिया और सामने मैदान में ढरे डाल दिए | किले पर गोलाबारी आरंभ होने वाली ही 
थी कि रानी सदा कौर भी आ पहुँची, जिसने बताया कि क़िले में सामान रसद पर्याप्त नहीं है, इस 
लिए चेत सिंह स्वयं किला ख़ाली कर देगा | और ऐसा ही हुआ भी | दूसरे दिन ही सरदार चेतसिंह 
ने अपने को सामना करने के अयोग्य पाकर किले को छोड़ दिया और रणजीतसिंह से उचित-रूप 
से जागीर प्राप्त करके उसकी अधीनता स्वीकार कर ली |” 

इसके तत्काल बाद ही रणजीतसिंह ने शहर की बाहरी दीवार और किले की दीवार की मरम्मत 
आरंभ कर दी और शहर के लोहार कारीगरों को किले की तोपें मरस्मत करने की आज्ञा दी | 

भसीन का युद्ध-- माच सन्‌ १८०० ई० 

रणजीतसिंह के बढ़ते हुए बल को देखकर दूसरे मिस्लदार। के दिलों में ईष्यों की आग जल रही 
थी | इसके लाहौर के ऊपर अधिकार कर लेने पर यह आग। और भी भड़क उठी | और इस कारण 
कि लाहौर सदा से पंजाब प्रांत की राजनीचविक शक्ति का केंद्र रहा है, अन्य मिस्लदारों ने रणजीत 
सिंह की शक्ति को अपने लिये भयावह समझा | सब ने मिलकर लाहौर छीनने का प्रयत्न कर अपने 
भाग्य का निर्णय करना आवश्यक जाना | अभी रणजीतसिंह को लाहोर पर अधिकार किए बहुत दिन 
न हुए थे कि गुलाब सिंह भंगी, साहब सिंह गुजराती, जसासिंह रामगढ़िया और कसूर के शासक , 
निज्ञामुद्दीन खाँ ने मिल कर रणजीतसिंह पर आक्रमण किया और लाहौर के निकट भसीन नामी गाँव 
के मेदान में डेरे डाल दिए | रणजीतसिंड ने भी सेना लेकर उनका सामना करने के लिए प्रस्थान 
किया । दो मास तक दोनों फौज एक दूसरे के सामने डेरा डाले पढ़ी रहीं । कुछ छोटे-मोटे मोर्चे भी 
हुए परंतु कोई परिणाम न निकला | गुलाब सिंह भंगी शराब का मतवाला था | एक दिन वह बहुत 
शराब पी गया और अचानक मर गया | अब भंगी सेना ने भसीन से कूच किया | इस कारण अन्य 
सम्मिलित सेनाएं भी मेदान छोड़ भागीं और सफलता रणजीतसिंह के हाथ रही | 

इस विजय के अनंतर बहुत से नामी सरदार रणजीतसिंह के आश्रय में आरा गए, जिल्हें उनकी 
थोग्यता के अनुसार, जागीरें, पद और खिलअतें दी गईं | पंजाब का शेर धूम-धाम के साथ लाहौर 
में प्रवि.्ठ हुआ | रणजीतसिंह ने विजय के उपलक्ष में हज़ारों रुपए गरीबों और दुखियों में वितरण 
किए और नगर में दीपमाला जलाई गई। 

गड़ा हुआ खज़ाना 

भसीन के दो माप्त के युद्ध में रणजीतसिंह का बहुत रुपया खर्च हो चुका था। फ्रौज की तन- 
भ्रवाह देने के लिए भी ख़ज़ाने में रुपया नहीं था | रणजीतसिंह ने अपने सरदारों से सलाह की | सर- 
दार दलसिंह के वज़ीर दीवान मुहकमचंद ने सलाह दी कि दस हज़ार रुपया लाहौर के और पाँच- 
पाँच हजार रुपया गुजरानवाला और रामनगर के सर्राफ़्ों से डधघार लिया जाय जो बाद में सूद सदित 

१दीवान अमरनाथ इस घटना की तिथि १३ सफ़र सन्‌ १२१४ हिफ्री, तदनुसार १७ जुलाई सन्‌, 


१७६६ ६० लिखते हैं । लेकिन मुंशी सोहनलाल के इतिहास के अनुसार यह घटना ई सफ़र सव १९१४ 
हपप्नी तदनुसार ६-७ जूलाई १७६६ ई० की दे । 


महाराजा रणजीतसिंह का सम्ृद्धिकाल २९ 


अदा किया जाय | परंतु रणजीतसिंह को यह प्रस्ताव पसंद न आया। संयोग-वश नगर से बाहर 
पयावा बुद्ध, में से बीस हज़ार रुपए मूल्य की सोने की अशफ़रियां गड़ी हुई मिलीं, जिसपे फ़ोज़ में 
तनख़वाह बाँटी गई |“ 
जम्मू पर चढ़ाई 

इधर से छुट्टी पाकर रगजीठसिंह ने जम्मू पर चढ़ाई की | रास्ते में मीरोवाल और नारोबाल पर 
विजय प्राप्त की और आठ हज़ार रुपया नज़राने के रूप में वसूल किया | इसके बाद जसरवाल के 
किले को एक ही श्राक्रमण में अधिगत किया | यहां क्ष कूच करके जम्मू से चार मील की दूरी पर 
डेरा लगाया | जग्मू का राजा सामना बरने के लिए तेयार न था | अतएुव सब अधिकारियों को साथ 
लेकर रणजीतसिंह से भेंट करने आया और बीस हज़ार रुपया और एक हाथी पंजाब के शेर को भेंट 
किए | रणजीतसिंह ने राजा को एक मुल्यवान खिलअत प्रदान की और वापस चला आया | अब 
रणजीतसिंह स्थालकोट की ओर रवाना हुआ | यहां से नज़राना प्राप्त किया । बाद में दिलावरगढ़ पर 
विजय प्राप्त की | इस प्रकार सारे इलाके का दौरा करता, और नज़राने चसूल करता हुआ लादौर 


आ पहुँचा | 
गुजरात पर धावा 

भंगी सरदारों को लाहोर हाथ से जाते रहने का बहुत शोक था और वे हर समय रशजीत 
सिंह के विरुढ्ू पड़यंत्र में लगे रहते थे। रणजीतसिंह ने अपनी सेना ओर तोपखाना गृजरानवाला 
से मेंगवा कर लाहौर ही में जमा किया था | भंगी सरदार साहबसिंह गुजरात वाले ने इस अवसर 
को उचित जाना ओर सरदार दलसिंड अकालगढ़ वादों से मिल कर गृजशनवाला पर आक्रमण का 
तैयारी करने लगे | सरदार महानसिंड ने दलसिंंह का अकालगढ़ की जागीर प्रदान की थी | अतएब 
जब रणजीतसिंह को इन तैयारियों का पता लगा तो उसे बहुत गुस्सा आया | फ़ोरन दस हजार 
सिपाहियों और बीस तोपों को साथ लेकर गुजरात पर धावा बोल दिया । भंगी सरदारों ने शहर और 
किले के दरवाज़े बंद कर लिए और बाहरी दीवार के ऊपर से रणजीतसिंह की सेना १९२ गोलाबारी 
आरंभ कर दी | रणजीतसिंह का तोपखाना भी सामना करने के लिए डट गया और उसने इंट का 
जवाब पत्थर से दिया | साहबसिंह ने अपने आप को मुकाबले के अयोग्य पाया और रातेरात आदमी 
भेजकर बाबा साहबसिंह को बुलवाया जिसने रणजीतसिंह से शांति की शर्तें ते करके शहर को 
श्ाकी। 

झकालगढ़ पर अधिकार 

इसके बाद रणजीतसिंह अकालगढ़ की तरफ़ बढ़ा | सरदार दल सिंह को अपने साथ लाहीर ला 
कर नजरबंद कर दिया | बाद में बाबा केसरा सिंह सोंढी की सिफारश पर उसे छोड़ दिया, ओर 
अपने सामने बुला कर खूब लज्ित किया | दलसिंह ने अपनी निर्दोषता का बड़े विनम्र भाव से 
विश्वास दिलाया | रणजीत्सिंह ने 3सकी संपत्ति उसे वापस कर दी | परंतु उसे अ्रपनी अनुपयुकत 
कृति पर इतना शोक हुआ कि अकालगढ़ पहुँच कर थोड़े समय बाद ही वह मर गया | रणजीतसिंह 
शोक प्रकट करने के लिए अकालगढ़ गया और दलसिंह की स्त्री के गुज्ञारे के लिए उचित जागीर 
प्रदान करके भ्रकालगढ़ के इलाके को उसने अपने इलाके में सम्मिलित कर दिया । 

झंप्रेज़्ो सरकार की भेंट ( नवंबर १८०० ई० ) 

इन्हीं दिनों अंग्रेजी सरकार का एजेंट यूसुफ़ अली खां रणजीतसिंह के दरबार में उपस्थित हुआ 
और अंग्रेजों की सरकार की ओर से भुल्यवान भें> और मैन्री का संदेश लाया। रणजीतसिह ने 

"देखिए मुंशी सोहनलाल लिखित “उम्दतुल्तवारीख” दफ़्तर २ पृष्ठ ४६ | रायबहादुर कन्हैयालाल 
हस घटना का दूसरी तरह वर्णन करते हैं। वह यह कि यह खज़ाना और कुछ तोपें नवाब मीर मन ने 
किले के भीतर क्मीन में गाड़ी थीं और इसका समाचार इसी वर्ष एक बूढ़े ने रणजीतसिंह की दिया था । 


र्ि रणंजीवर्सिंह 


अंग्रेज़ी एजट का बड़ा सम्मान किया | उसे पाँच बख्र खिलञ्मत रूप में प्रदान किए और मैश्री के 
संदेश के साथ अमूल्य भेंट देकर विदा किया । 


मीर यूसफअली के लाहौर दरबार में आगमन की पुष्टिट अंग्रेज़ी पत्र व्यवहार से भी होती है | 
बल्कि इन पत्रों से तो यह भी विदित होता है कि किस श्रकार श्रंग्रेज़, फ््सीसी और सिख सरदार 
एक दूसरे के साथ शतरंज की चालें चल रहे थे, | तथा इस बात का भी पता 'चलता है कि रणजीत 
सिंह अपने शासन-काल के प्रारम्भ में ही अंग्रेजों के साथ राजनीतिक-एकता को स्थायी रखने की ओर 
कुक चुका था| मरहद्वा सरदार दोलतराव सिन्धिया के जरनैल पैरन ने सन्‌ १८०१ पें जीनद नरेश 
राजा भाग सिंह को यह पन्न लिखा कि वह अपने भांजे रणजीतसिंह को सुरा-बुकझा कर अंग्रेजों के 
साथ मित्रता स्थापित करने से रोके रखे । चुनांचे भाग सिंह ऐसा करने पर तैयार हो गया। और 
रणजीतसिंह को इस बात की प्रेरणा दी तथा साथ ही यह भी लिखा कि बह अपने लाहौर के कार- 
खाने की बनाई हुई दो तोप भी पेरन को उपहार के रूप में भेज दे | परन्तु रणजीतसिंह ने ऐसा 
करने में भलाई नहीं समझी वरन्‌ उसने राजा भागसिंह का हू-बहू पत्र मिस्टर के कॉलिनज़ को भेज 
दिया । और साथ ही उसे फिर से विश्वास दिलाया कि वह मीर यूसफ श्रली द्वारा भेजे गये मित्रता 
के संदेश का पूर्ण-रूप से सम्मान करेगा और इस पर दृढ़ रहेगा । 


शाह ज़मान की तोपों बाली घटना] 

कई एक इतिहासकार! ने लिखा ह॑ कि अपने अन्तिम आक्रमण के बाद जब शाह जमान वापस 
काबुल जाता हुआ जेहलम नदी को पार कर रहा था तो उसकी कुछ तोप नदी में डूब गईं, जो 
बाद में रणजीतसिंह ने निकलवा कर काबुल में भिजवा दीं और इससे प्रसक्ष होकर शाह जमान ने 
इस नवयुवक सिख सरदार को अपनी ओर से लाहौर का शासक नियुक्त कर दिया । 

हमें अपनी खोज के दोरान में चन्द एक अंग्रेजी पन्न मिले हैं जो इस घटना पर पूरा प्रकाश 
डालते हैं। मीर यूसफअली, जिसका ऊपर उल्लेख हो चुका है, लाहौर में पहुँचने से पहले सरहिन्द 
के सरदारों से मिल चुका था | ज्यों-ज्यों वह इन सरदारों से मिलता, और जो बात उनके बीच होती 
वह प्रतिदिन लिखकर मिस्टर कॉलिनज को भेज दिया करता | और मिस्टर कॉलिनज उन्हें इकट्ठा 
करके और अंग्रेजी में अनुवाद करके कलकत्ता में गवनर जनरल की सेवा में भेज दिया करता | इन 
पन्नों में यूसफअली लिखता है कि भाईलाल सिंह कैथल वाले के साथ जिस समय मेरी रणजीतसिंह 
तथा शाहजमान के परस्पर संबंधों के विषय में बातचीत हुई भाईलालसिंह ने कहा कि काबुल 
सम्राट ने रणजीतसिंह के मंत्री दलसिंह को प्रसन्न करके उसके द्वारा अपनी तोप॑ महाराजा से वापस 
ले ली थीं | अब रणजीतसिंह ने तोपें वापस करने का वचन कर लिया तो उस समय दलसिंह ने 
शाह जमान को पत्र लिख दिया कि आप अपना विश्वस्त अधिकारी भेजकर अपनी तोप वापस मँगवा 
लेवें | चुनांचे टेकसिंह काबुल दरबार की ओर से आया और अपनी तोपँ वापस से गया ! षह 
महाराजा रणजीतसिंह के लिये शाहज्लमान की ओर से दो बढ़िया नसल के घोड़े, एक बहुमुल्य 
खिलञअत और सूखे मेवे उपहार के रूप में लाया। एक दूसरे पत्र में जो कि यूसफअली ने लाहोर 
पहुँच कर मद्दाराजा से भेंट करने के बाद ११ अक्टूबर सन्‌ १८०० में मिस्टर कॉलिनज को लिखा 
था इससे भी इस घटना की पुष्टि होती है। रणंजीतसिंह के अपने पत्र में भी जो कि उसने मिस्टर 
कॉलिनज को जनवरी १८०१में लिखा था, तोपें वापस करने का वर्णन मिलता है। 


देखिये अंग्रेज्ञी पत्र जनवरी सन्‌ १८०१, जनवरी सन्‌ १८०२, जून सन्‌ १८०२ पूना रैज्वीडेंसी करे- 
स्पाएडेंस, प्रति ६ सन्‌ १८०० से १८०३ तक, महाराजकुमार रघुबीरतिंदह कृत । हम इसके लिए अपने 
माननीय मिंन्न श्री सूये नारायण राव एम ० ए० के क्षतज्ञ हैं जिन्होंने इन पन्नों को प्रतिलिपि हमें भेजी । 


महाराजा रणजीतसिंह का समृद्धिकाल ३१ 


अब रहा यह प्रश्न कि क्‍या शाह जसान ने प्रसन्न होकर तोपों के बदले में रणजीतर्सिह को लाहौर 
के शासक का पद प्रदान किया । उपरोक्त पत्रों से तो स्पष्ट ह कि रणजीतसिंह ने लाहौर पर अधि- 
कार करने के बाद शाहजमान को उसकी तोपें लोटाईं । ऐसा संभव है और रणजीतसिंह से यह 
आशा भी की जा सकती है कि जिस समय सरदार दलतिंह के समभाने बुझाने पर *वह तोपे लौटाने 
के लिए मान गया हो तो उसने यद् शर्त रख दी हो कि शाह जमान उसे यह लिखित रूप में दे दे 
कि आगे के लिये वह तथा उसके उत्तराधिकारी लाहोर प्रांत से अपना दावा उठा लेंगे और रणजीत 
सिंह को ही इसका शासक मान लेंगे । संभव है इस प्रकार की कोई गोल-मोल चिट्ठी शाहजमान ने 
अपने विश्वस्त टेकसिंह के हाथ लिखकर भेज दी हो जिसके आधार पर इतिहासकार यह लिखते आये 
हों कि शाहज़मान ने रणजीतसिंह को पंजाब का राज्यपाल नियुक्त कर दिया। इस घटना के चौतीस 
(३४) वर्ष पश्चात्‌ जब शाहजमान का भाई शाह शुजाह काबुल की ,बादशाही के लिए दोबारा तैयार 
हो रहा था और अंग्रेजों तथा रणजीतर्सिंह से सहायता मांग रहा था तो रणजीतसिंह ने सहायता 
देते समय शाह शुज़ाह से यह लिखवा लिया-था कि वह काबुल का राज्य लेने के बाद महाराजा से 
पेशावर इत्यादि का भाग वापस नहीं मॉगेगा | यदि सन्‌ १८३४ में जिस समय कि उसकी शक्ति 
हसनी प्रबल थी, रणजीतसिंह ऐसी बात कर सकता है तो सन्‌ १८०० में भी जब कि उसके राश्य 
का अभी श्री गणेश ही हुआ था, ऐसी घटना का घटित होना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। 

युवराज खड़क सिंह का जन्म १२ फागुन स० १८४७ बि० 

मार्च मास सन्‌ १८०१ ई० में रानी दातार कौर नकई के पेट से रणजीतसिंह के यहां पुत्र उत्पन्न 
हुआ, जिसका नाम खड़कर्सिंह रखा गया । देश में बड़ी खशी मनाई, गई। गरीबों और अ्रनार्थों में 
रुपया बॉँटा गया। सेना में भी इनाम बाँटे गए । रणजीतसिंह ने तोशाखाने के अधिकारी करमसिंह 
को आज्ञा दे दी कि जो कोई याचक आए उसे संतुष्ट कर दे । चालीस दिन लगातार खुशियाँ मनाई 
गईं और जलसे होते रहे । 


महाराजा की उपाधि ग्रहण करना श्रप्नेल सन्‌ १८०१ ई० 

संवत्‌ १८७८ विक्रप्ती के आरंभ में रणजीतसिंह ने लाहोर में एक विशाल जलसा रचाया जिस 
में सब बड़े-बड़े सरदार एकत्र हुए । इसमें यद निश्चय हुआ कि रणजीतसिंह महाराजा की उपाधि 
प्रहण करें । हस उत्सव के सनाने के लिए वेसाखी का शुभ दिन नियत हुआ । उस।दिन किले के 
भीतर दीवान-आसम में बड़ी शान का दरबार लगाया गया, जिसमें दूर-दूर के इलाकों के सिख सरदार 
सम्मिलित हुए । धार्मिक कर्मकांडों के अनंतर बाबा साहबसिंह बेदी ने पंजाब के शेर को महाराजा 
की उपाधि दी और तिलक लगाया । उपस्थित लोगों ने महाराजा पर-पुष्प वर्षा-करके अपनी प्रसन्नता 
प्रकट की । महाराजा की ओर से बहुत-साधन दान किया गया। सरदारों को उनके पद के अनुसार 
छ्िलअतें प्रदान हुईं ।" 

महाराजा का नया सिका चलाना 

उसी दिन इस उत्सव के उपलक्ष में नया सिक्का जारी करने का श्रस्ताव उपस्थित हुआ । कवियों 
ने महाराजा के नाम पर कविताएँ लिखकर पेश कीं, परंतु महाराजा ने अपने नाम पर कोई पद 
पसंद न किया बरन श्री गुरु नानक जी के नाम पर सिक्का चलाना।उचित समझा | अ्रतएुव रुपए का 
नास नानकशाही रुपया और पैसे का नानकशाड़ी पैसा रखा गया। नए सिक्क पर यह पंक्तियां 
इंकित की गईं-..... 


033-७.3>394७ «जन ५५५->त ७३ ५ ध.५५५५>«-«ा+० कमान, 


१ विस्तृत हाल जानने के लिए दीवान अमरनाथ का “ज़फरनामा र॒णजीतर्सिह” व बाबा प्रमर्सिंह 
हूत 'मदाराजा रणजीतसिंह' देखए । 


३२ रणजीतसिंह 


देग व तेग व फतह व नुसरत बे द्रंग। 
याफ़्त अ्रज नानक गुरू गोबिंद सिंघ ॥ 

पहले दिन जितने सिक्के टकसाल से निकले दान कर दिए गए। चाँदी के ,रुपए का तौल ११ 

साशा दो रत्ती नियत हुआ । बाद में भी यही तौल रुपए की असली मात्रा समझी गई। 
प्रबंध-संबंधी परामर्श 

रिवाज के अनुसार आपस के रूगड़ों के फेसले के लिए पंचायतें नियत हुईं। मुसलमानों के 
फ़ैसले शरीयत के अनुसार किए जाने लगे । काजियों, मुफ््तियों और आलिमों के नियमपूर्वक वेतन 
निर्धारित करिए गए। अतएवं लाहौर का प्रथम काजी निजामुद्दीन और/मुफ़्ती मुहम्मद शाहपूर और 
सैयदुलला चिश्ती नियुक्त किए गए। उन्हें मूल्यवान खिलअतें प्रदान हुईं । शहर मुहल्लों में विभक्त 
किया गया ओर प्रत्येक महल्ले का एक-एक चं।धरी नियुक्त किया गया। शहर की रक्षा के लिए कोत- 
वाल ओर पुलिस नियुक्त हुई | अतण्व पहला कोतवाल इमाम बरु्श खरसवार था । स्वास्थ्य-रक्षा 
के सिद्धांत व्यवहार में लाए गए । रोगियों के लिए खेराती ऑषधालय खोले गए, जिनमें यूनानी 
रीति से इलाज क्रिया जाता था। हकीम नूरुद्दीम, फक़ीर अज्ञीजुद्दीन का छोटा भाई ओपधालयों का 
प्रधान अधिकारी बनाया गया । शहर के घारों ओर रक्षा के लिए नई दीवार बनवाई गई, जिस पर 
एक लाख रुपया खच हुआ । शहर के फाठकों पर नए रक्षक नियुक्त किए गए । सारांश यह कि इस 
सुप्रबंध ले महाराजा की प्रजा आराम ये जीवन-ब्यतीत करने लगी ।' 

क़सूर का घेरा 

पहले इसकी चर्चा दो चुकी ह कि कसूर का पठान हाकिम नवाब निजामुद्दीन लाहौर पर अधिकार 
करना चाहता था परंतु रणजीतसिंह उससे याज्जी ले गया और उसके आने से पहले ही लाहौर पर 
अधिकारी बन गया । अतण्व निज़ामुद्दीन उससे ईप्यां करने लगा। वह सिख भिस्लदारों के साथ 
भसीन के युद्ध में भी सम्मिलित हुआ था । इसके बाद गुजरात के शासक साहब सिंह को उत्तेजित 
करता रहा ।.इसलिए मद्वाराजा को जब कुछ अवसर मिला तो निज्ञामुद्दीन को उसके किए की 
सजा देना सुनासिब समझा । सरदार फतेड सिंद कालियानवाले की अधीनता में सन्‌ १८०१ ई० के 
श्रेत में एक बलशाली सेना कसूर की तरफ भेजी । नगर से बाहर पठाने। ने घोर विरोध किया परंतु 
जम कर न लड़ सके । करीब तीन घंटे तक घसासान युद्ध हुआ, जिसके बाद पटानों के पाँव उखढ़ 
गए ओर वढ़ भेदान से भाग कर किले में जा छिरे । सिल्लना ने पीछा किया | शहर के द्वार तोड़ कर 
अंदर घुस आए निज़ामुद्दीन खाँ ने रांधि कर लेना नीति के अनुकूल समझा । सफ़ेद झंडा लद्दराया 
गया । लड़ाई बंद हो गई। निजामुद्दीन ने सब शर्त स्वीकार कर लीं, ओर वह महाराजा का कर देने 
वाला सूबेदार बच गया । युद्ध के व्यय के बदले में भारी रकम दी। आगे भी ठीक आचरण करने 
का प्रतिज्ञा की और उसको ज़मानत में अपने भाई कृतबदीन, राजा खां, और वासिल खां को 
लाहोर दरबार में भेजा दिया । 

काँगढड़ा का अक्रमण 

इन्हीं दिनों रानी सदा कौर ने रणर्जीतसिंद के पास संदेशा भेजा कि उसके इलाके पर संसार 
चंद आक्रमण करना चाहता है। महाराजा छु; दज़ार सवार लेकर बटाला पहुँचा | जब राज़ा संसार 
चंद को पता चज़ा कि रणजीतसिंह रानी सदा फोर की सद्दायता के लिए आ पहुँचा है वो वह इतना 
ढरा कि ब्रिना लड़ाई के ही रातेरात मैदान छोड़ कर भाग गया और पढ़ाड़ों में जा घुसा । महाराजा 
ने सदा कोर का सब ह॒लाक़ा, जो राजा ने दबा लिया था वापस दिला दिया । इसके अतिरिक्‍त नूरपूर 


हक 


विस्तृत वर्णन के लिए 'जुफरनामा रणजीतर्सिह! और मुंशों कन्हयालाल कृत “तारीखें-पंजाब? 
देखिए । 


और नौशेरा इत्यादि के इलाकू भी सांसारचंद के अधिकार से लेकर सदा कौर की अमलदारी में 
सम्मिलित कर दिए । 
सुजानपुर का घेरा 
इसके बाद रानी सदा कोर ने सरदार बरुधसिंह और संगतर्सिह की ज़्यादतियाँ भी महाराजा 
को सुनाइ, क्योंकि यड उसके इलाके की धजा को सताते थे और देश को उलट-पलट करते थे । 
महाराजा ने फौरन सुजानपुर के झिले को घेर लिया और घम्तासान युद्ध के अनंतर किले की दीवारे 
धरती में मिला दीं। किले पर अधिकार कर लिया गया। इस युद्ध में चार बड़ी तोपें मझाराजा के 
हाथ लगीं। रणजातसिंह ने सुजानपुर में अपना थाना स्थापित कर दिया | धरमकोट और बहरामपर 
सदा कोर को दिलवा दिए। बुधसिह और संगतसिह के गुजारे के लिए जागीर नियत कर दी। 
फ़तेह सिंह से भ्रातृत्व 
महाराजा रणजीतसिंह अत्यंत दृरदर्शी पुरुष था। ब्याह-संबंध द्वारा उसकी कन्हेया अर नकई 
मिस्लों के साथ बढ़ी घरनिष्ठता हो गई थी। कल्ह॑या मिसल के सेनिक बल से लाभ उठा कर वह 
लाहौर पर अधिकार प्राप कर चुका था। भंगी परदारों के बल को दमन कर चुका था । महाराजा 
की पदवी ग्रहण करके अपना सिक्का भी प्रचलित कर चुका था। इस समय पंजाब में अहलूवालिया 
मिसल बहुत बलशाली हो रही थी, जिसके नेता सरदार जसा सिंह कलाल ने ख़ालसा दल की नींवी 
डाली थी । उस समय इस मिस्ल का नेतृत्व सरदार फतेह सिंह अहलूवालिया के हाथ में था । अपन 
ताकत को बनाए रखने के लिए रणजीतसिंदह ने इस मिस्ल के साथ संबंध कायम करना आवश्यक 
समझा । अतएवं जब रणजीत्सिंह सन्‌ १८०२ ४० में तरन-तारन स्नान करने गया तो सरदार फतेड़ 
सिंह के पास मैत्री का संदेश मेजा, और उसमे भेंट की इच्छा प्रकट की जिस पर उपर्यक्त सरदार 
ने भी प्रसन्नता प्रकट की | दोनों के बीच में ग्रथ साइबर रक्‍्खा गया और निम्मलिखित प्रतिज्ञाएं 
ओर शर्ते" निश्चय पाई- 
( $ ) एक के मित्र और शात्र दूसरे के भी मिन्न और श्र समभे जायेंगे। 
( २ ) दोनों के अधिकृत देश अपने ही समभे जायंगे ओर एक दूसरे के इलाके में यात्रा 
करते समय कोई भेंट न माँ गेगा | 
(३ ) सरदार फतेह सिंद पंजाब-विजय में महाराजा रणजीतसिद्ध की सहायता करंगा और 
महाराजा विजित प्रदेश में सरदार फतेह सिंह को उच्ित जागीर प्रदान करेगा। 
( ४ ) दस्तार बदलने की रस्म के अनंतर दोनों एक दूसरे को भाई समभेंगे। 
इस प्रकार रणजीतसिंह ने न फेवल अपने रास्ते की एक रुकावट को दूर कर दिया, बल्कि 
अहलूवालिया मिसल की सैनिक शक्ति को पूए-रूप से उपयोग में लाने का ढंग पैदा कर लिया, 
जैसा कि हम आगे चल के देखेंगे। 
धनी पोठोद्दार का दोरा 
अब सरदार फतेहसिंह को लेकर महाराजा ने पिंडी भदियां की ओर कूच किया | यहाँ ले चार 
सौ भ्रच्छे घोड़े भेट में वसूल किए । वह इलाका सरदार फतेहसिंद के सुपुदं कर दिया | उसके वाद 
जेहलम नदी पार करके धनी का इलाका भी विजय किया | यह भी उपयंक्त सरदार को सौंप दिया। 
फिर महाराजा लाहोर लौटा । 
चनियोट पर शासन 
चनियोट का इलाका सरदार करमसिंह दुल्लू के बेटे जसासिंह के श्रधिकार में था जो परि- 
णामदुर्शी युवक न था | उसकी प्रजा भी उससे तंग थी। महाराजा ने सेना का दल लेकर उधर 


पु 


३५ मदाराजा रणअीतसिद का समुद्धि-काले 


प्रस्थान किया | जसा सिंह ने किले के दरवाजे बंद कर लिए । महाराजा की सेना ने किले का घेरा 
डाल दिया | लगभग दो मास तक किले का घेरा बना रहा। अंत में जसा सिंह किला खाली करने 
पर विवश हुआ । रणजीत सिंह ने उसे यथा-ग्रोग्य जागीर प्रदान करके शहर और किले पर श्रधि- 
कार कर लिया | 
कसूर के नवाब का विद्रोह 

निजामुह्दीन ने समय देखकर पिछले साल रणजीतसिंह के शरणागत होना स्वीकार कर लिया 
था | लेकिन दिल से उसे यह-बात कब्र पसंद हो सकती थी ? अ्रतण॒व जब उसने देखा कि महाराजा 
चनियोट में संलग्न है तो लाहौर के आस-पास लूट-मार आरंभ कर दी, और अपनी रक्षा के लिए 
बहुत से जिहादी पठान जमा कर लिए । महाराजा को पता चला कि उसकी रियासत कै दो गांव 
पठानों ने लूट लिए हैं, ओर निजामुह्दीन विद्वेही हो गया ह। महाराजा ने शीघ्र ही सरदार फतेह 
सिंह अहलुवालिया को साथ ले कर कपूर पर आक्रमण किया | पठान पहले से खाइयां और 
मोर्चे तैयार कर चुके थे । बड़ा घमासान युद्ध हुआ | शेर पंजाब स्वयं तलवार हाथ में लिए हुए 
वैरियों पर टूट रहा था और पढटानों की गदनां को गाजर और मूली की तरह तन से जुदा कर रहा 
था। अ्रतएव बहुत से लड़ाके पठान तलवार की घाट उतरे | पठान बड़े जोश और उत्साह से 
लड़े परंतु, सामना करने की असमथंता के कारण किले में जा घुसे । महाराजा की सेना ने किले पर 
गोलाबारी शुरू की जिससे पठान घबरा गएु। निजामुद्दीन के लिए संधि करने के सिवा कोई 
उपाय न रहा । सफेद मंडा लेकर मद्दाराजा की शरण में उपस्थित हुआ । बचड्डी श्रनुनय-विनय की 
और आगे के लिए सब प्रकार से सिख शासन का खेरख्वाद रहने की स्वीकृति लिख दी, ओर युद्ध 
के व्यय के अतिरिक्त एक भारी रकम दंड-रूप में दी | हस अवसर पर सरदार फतेहसिंह ने अपने 
साहस और बह्दादुरी का श्रच्छा प्रदर्शन किया | 

मुल्तान का घेरा--सन्‌ १८०३ ई० 

सन्‌ १८०३ के आरंभ में महाराजा ने मुल्तान की ओर ध्यान दिया | परंतु महाराजा के 
कतिपय फ्रोजी सरदारों ने मुल्तान के घेरे के लिए अपनी अ्रनिच्छा प्रकट की । महाराजा यह कब 
मानता था ) फोज को एकश्नित कर के एक प्रभावशाली वक्‍तृता दी; जिससे सिपाहियों को जोश 
आ गया । जयघोष करते हुए वह युद्ध के लिए तत्पर हो गए, और थोड़े ही दिनों की कूच के 
अनंतर मुल्तान के नवाब की सीमा में जा प्रत्रिष्ट हुए । नवाब मुजफ्फर खाँ युद्ध के लिए तैयार 
न था, अतएवं उस ने इस आपत्ति को शान्ति-पूवेक दूर करना ही उचित सममझा। अपने दीवान 
तथा अन्य राज्य कमंचारियों को महाराजा की सेवा में भेजा, जिन्‍्हें।ने मुल्तान से पच्चीस मील आगे 
ही महाराजा का बड़े समारोह से स्वागत किया | महाराजा उन के साथ बड़ी नर्मी से मिला। 
नवाब से वफादारी का पत्र लिखा कर और नज़राना ले कर लौट आया।* 


युवराज खड़कसिंद्द की मंगनी 

इसी साल युवराज खड़कसिंह की मेँंगगी सरदार जैमल सिंध कन्द्ेया की छोटी लड़की से 
हुई । इस उत्सव पर मद्धाराजा ने बड़ी खुशियां मनाई | धूम-धाम के जलसे हुए और निश्चय 
नाच-रंग की महफिलें गम हुईं । 

इसी सम्बन्ध में दीवान अमर नाथ ने अपनी पुस्तक में मीरा वेश्या का उक्लेख किया है और 
रणजीतसिंह तथा मीरा के प्रेम की उपमा जहांगीर तथा नूरजहाँ के प्रेम से की है। जिस प्रकार जहाँगीर 
..... )मुरशी सोहनलाल लिखते हैं कि महाराजा रणजीतर्विंह और नवांब मुजपफर ह्मां के बीच 
भारी युद्ध हुआ, और सिखों की सेना ने शहर में घुस कर लोगों को लुटा, परंतु दीवान श्रमर नाथ 
सिख सेना का मुलतान शहंर मैं प्रवेश करने तक की चची नहीं करते । 


रणजीत घिंह हद 


ने न्रजहाँ के नाम का सिक्का चलाया उसी प्रकार रणजीतसिंद ने भी एक सिक्‍का चलाया जिसकी 
पीठ पर मोर का पंख अंकित था। पंजाबी भाषा में शायद्‌ इसी को आरसी वाली मोहर कहते हैं । 


फगवाड़ा होशियारपुर तथा बिज्नवाड़ा पर अधिकार 
होली के त्योहार मनाने के पीछे महाराजा ने सरदार फतेहसिंह अहलुवालिया से भेंट की 
और कुछ दिन जालंधर में गुज़ारे। इसी बीच में कस्बा फगवाढ़ा श्रौर उसके श्रास-पास के किये 
विजय कर के सरदार फतेहसिंह को जागीर-रूप में भेंट किए । इसके बाद काँगढा के शासक राजा 
संसार चंद से मुठभेड़ हुईं।उस समय संसार चंद अ्रपने राज्य का'विस्तार करने की दृष्टि से 
होशियारपुर के मैदानी इलाके में लूट-मार कर रहा था। महाराजा ने संसार चंद्‌ को कस्या बिजवाढ़ा 
से निकाल दिया और वहाँ अपना थाना स्थापित कर लिया। 


अमृतसर की विजय 

अमृतसर सि्खे। का अ्रत्यंत पविन्न स्थल दे, और उनका धार्मिक केन्द्र कहलाता है। 
मद्दाराजा के मन में अमृतसर के त्रिजय की अभिलापा चुटकियां ले रही थी, क्योंकि इस से महाराजा 
की प्रतिष्ठा दुगुनी बढ़ जाती श्रोर श्रस्धतसर पर अधिकार करना कुछ कठिन भी न था । लाहौर तो 
केवल तीन शासऊं; में बेटा हुआ था परन्तु अमृतसर में ग्यारह शासक थे। प्रत्येक शासक का अपना 
अपना दुर्ग था। किन्तु इन सब में भंगी सरदार सब से अधिक शक्तिशाली थे। गुलाब सिंह भंगी स्वयं 
तो मर चुका था परन्तु उसकी स्त्री माई सु्खा और एक छोटा घेटा गुरुदित सिंह रामगढ़िया सरदारों की 
सहायता से अ्म्गृतसर पर अधिकार किए हुए थे । महाराजा ने भ्रोड़ामल साहूकार द्वारा माई सुखां के 
कर्मचारियों से बातवीत आरंभ की और स्वयं।एक पबल सेना लेकर सरदार फतेह सिंद अदलुवालिया 
और रानी सदा कोर के साथ अम्नतसर की ओर बढ़ा । रामगढ़िएु सरदार भंगियों को सहायता के 
लिए ठीक समय पर न पहुँच सके, जिस की वजह से खुले मैदान में कोई महाराजा का सामना 
न कर सका। शहर के द्वार अवरय बंद कर लिए गए, और भगी सरदारों ने बाहरी दीवार पर से 
मद्दाराजा की सेना पर गोलाबारी आरंभ फी। महाराजा ने भी तोपखाना सजाया। परंतु यह 
आइडंबर केवक्ष एक ही दिय रहा | अगले दिन १४ फागुन सं० १८६१ वि० को सरदार जोध सिंह 
रामगढ़िया और फूला सह अकाली के समझाने से किला खाली कर।दिया गया। महाराजा का 
नगर पर अधिकार हो गया | गुरुद्ठित सिंह और उस की माता की ज्ञागीरें नियत हो गई ।" 

भंगियों की तोप 

अब महाराजा ने अपने कर्मचारियों सहित श्री दरबार साहब के दशन किए और स्नान 
किया। श्री हर मंदिर साहब,और अकाल बंगा की सेवा के लिए भारी रकम भेंट की ) भंग्रियों के 
किले पर अधिकार हो जाने के कारण बहुत से युद्ध के हथियार और पाँच बड़ी तोपें महाराजा के 
हाथ आई' । इन में से एक प्रसिद्ध तोप आज तक भंग्रियों की वोप कहलाती है। यह सन्‌ ११७४ 
हिज्जी में शाह लजीर कारीगर ने अहमद शाह अब्दाली के लिए तैयार की थी | यह वॉबे और पीतल 
की मिलावट की धातु की बनी हुई है। एक रिवायत के अनुसार ऐसा प्रसिद्ध है कि अहमदशाह 
अब्दाली की आज्ञा से लाहौर के भस्येक हिन्दू घराने से एक एक पीतल ओर तांबे के बतन इकट्ठे 
किये गये, जिनकी धातु से तोप ढाली गई । पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद अहमद शाह उसे लाहौर 
में अपने गवर्नर ख्वाजा उयेद खां की निगरानी में छोड़ गया था। सन्‌ १७६३ ६० में सरदार 
हरी सिंद भंगी ने दो हजार सवारों के साथ गवर्नर लाहौर का अस्नागार लुटा और यह तोप भी 


१ देखिए मुशी सोहन लाल कृत 'ऊम्दतुल्तवारीख” । 


३६ महाराजा रणजीतसिंह का समृद्धि-काल 


उसके हाथ आई । तब से इसे भंगियों की तोप कहने लगे । हरी सिंह ने इस तोप को भंगियों के किले 
अम्गतसर में रख दिया । महाराजा ने उस का, कसूर, सुजानपुर, वजीराबाद, ओर मुल्तान की पाँच 
बढ़ी लड़ाइयों में उपयोग किया। इस तोप में एक मन वज़नी गोला डाला जाता था | श्रंविम 
यद्ध में इस की नाल कुछ खराब हो गई । इस लिए लाहोर दिहली दरवाजे के बाहर एक चबूतरे 
पर यह गाढ़ दी गई । सन्‌ १८६० ई० में अंग्रेज़ी सरकार ने इसे श्रजायबघर के निकट ला कर रक्‍्खा 
श्रीर अब भी यह वहीं पर रक्‍्खी हुई हे । 


एताव> ५. आशारदााक. ८33०-५८... मकान... न 


पंजाब (१७९५- ?८४६) 


्ज १ >> मॉल 


बन जन 


» भरी [4 


न्स्य गजों को रियासते 


सिख सिसलदाजं वी रियासम 


| 
| 


3 ड बदल ्ट न्न्य असल, ५ अल 
$ (जायवर ्ग्र प 
अर, अिजक++र ज>्कब जन न्_्_ ्् कि - ज+ श न ला कनने क न ड्््र 
अं दा 7 १! ५ 83, ७ पियां 
॥। |] 
ह हा लक ब्जट / गा वपएटा ग ह ग्जौरा _जिशवार पे 
जा पा पी अल मर आरा हक 
/ गातास.. , *गीर पर 2 प * + *सभट्रता ० 
| आखन्ले कालाबारो , .. तह्ागग. शकय्ात हि 53 20 हर ०7३५३ हा तक 
ट ८ त्तल्ला ्> ता 8 ड तै्लम [7 हे हा जिग्बाय |; +,,+  $ * हक ४ 
ही ग्सुः बज » गम > ” 
व मय शा 0 कप 
कु ध्न्म; सकसा7 । 5 त्ज््‌ न्र्षा आर ४ ण्या हा है पाफाापाज' पेश लंकों हे | 
१९ ६ | ( छ + को श 
कु * शाब ६ उए यताराबाड ० - 4 
0 कप या वाह सका शहृगगढ़. हातायार - * * ह 
मिठारटिशाशणा ४५ शाह पर कह राजरायाता« गरम |, बाग 
नरंप 47 धर. श्वराा कॉडिय! है हि 
ह जे 383, ( पिरह थरिचा 5 ल्‍ः गडीगग। ० पा 
हैरा हरा गर्वाँ का हि कक 2 सा, + ४ 
० सक्राा हि /« जाटीर (पूुए ढ२वा वा 
है हा हा | छा वहस शक पर ९ तरतजतार्त ६ बा ६ ॉँ 
सन।3 री ७ न 5 कक गजल व7 रे 5 
हे १ का 5205 हे 2 कसर 7 ० ५ के तीर आानतरपा न विदा ता ३ 
हे 2&, ४० 7 अर मगा।! प्ध्म हज ०४ | 
3०८ [[॥| + हट 
। 5 /2# * 270 पता व पर 5 *., « . . ,॥ 
जद सु शागवोट || ना याना लक फौप 
डे करशा लिप दापालपुत से - 2 $ जो 5५020 0 
हि हक की ४ घ5 722८८ 7 करीर कह न्‍भा भराणा | 
ज+ ++ ++ ज॑ट चज्छाी 77 तरर नि 
टाई ३2 ४ >भ्धटी 3080 कटफकथुरा 3 हि + 
हज का मम का / 
० । ० वानवाल परत तन्‍तका[ ९०१ / 
भी कन्‍क कि गा | 
०» मु पकरग: कत 2 क । 
हक है ६ हि हल « 04 हि [ 
रो ४ माग्सा 
है न ऑी७. १ पत ) 
बन ७४ ह ४ हा #१(३ 
कि लयी ८ है 
५ /॥) 
कु पताब के ” लिए सोगा हे । 
शक मद दर ॥ मे टी 
4 डे रै 
सवा वील समृुसखम्तात रियासत ह) ५ * 
भा 
है 
मुसक्मात जगा! भ्‌ कमी ला वी 
श्याम नें अल | 
है है १ ६ ॥।| 


भार >मार्ताचतर १ विशाल २० (१)रां (२) गया भीतलिंद का राज्य स्थापित दाने से बहले 4। <शा दिग्यापि ! 
गालताबसिंह के रास्‍्य बी दक्षिता पूरी हिशा से पटियाला, लाभा, जींद आर सिस्य सरहाों बी रिभ्रालवें 
श्८- ६ हुँ: में अप्र्ता को शरण से झा गई भी | मानचिज में दा गई लीमाप॑ क्गामग ठोस है । 


छठा अध्याय 
पंजाब की राजनीतिक अवस्था ओर रणजीतपिह 
की नीति 


रणजीतसिंह के जीवन में नया युग--सन्‌ १८०३ से ५८०६ तक 

अम्रतसर की विजय के उपरांत रणजीतसिंह के जीवन में एक नया युग आरंभ होता है। 
लाहोर और अमखतसर शहर पंजाब की नाक समझे जाते थे, ओर दोने! महाराजा के श्रधथिकार भें आ 
चके थे । सिख मिस्लदारों में भंगी मिसस्‍ल सब से अधिक प्रबल समझी जाती थी, क्योंकि लाहौर 
ओर अमृतसर इन्हीं के अधिकार में थे। रुणजीसर्सिह ने इन्हें हरा कर उनके अधीन देशों पर 
झपना अधिकार जमा लिया । कन्हैया सिस्‍ल भी किसी समय श्रेष्ठ समझी जाती थी। परंतु जयसिंह 
की मझूत्यु के अनंतर यह कमज़ोर हो चुकी थी। इसकी सरदारी रणजीतसिंह की सास रानी सदा 
कौर के हाथ में थी । रामगढ़िया मिसस्‍ल भी बलशाजी गिनी जाती थी । ५९) इस का सरदार जसा 
सिंठ अब वृद्ध हो चुका था, अतणव अन्य सिख सरदारों, राजाओं तथा नवाबों के लिये भ्रपना 
अस्तित्व बनाये रखने के लिए रणनीतसिंह की शरण में जाने के अतिरिक्त कोई उपाय न रहा | गत्‌ चार 
वर्ष के समय में उत्तरी पहाड़ी प्रदेश की तलढृटी वाले भाग के बड़े बड़े शहरों को रणजीतसिंद्द जीत 
चुका था। वह इसके अलावा महाराजा फी पदवी ग्रहण कर के गुरु लानक के नाम पर सिक्का 
चला चुका था | इस कारण सिर्खों में विशेष रूप से ऊंचा दजों रखता था । 

पंजाब की राजनीतिक अवस्था 

इस समय के पंजाब के शाजनीतिक मानचित्र पर ध्यान से देखने से मालूम होगा कि पंजाब 
प्रांव का अधिकांश सिख मिस्लदारों के अधिकार में आ चुह्ा था। देश के शेष भाग में स्वतंश्र या 
अधं-स्वतंत्र राज्य स्थापित हो चुके थे। सुब्तान में नवाब सुज़रफ़र खां सदोज़ई शासन कर रहा 
था । डेरा इस्माइल खां नवाब अब्दुल्समद खाँ के अधिकार में था | मनकेरा, द्वोत और बच्च कोहाट 
का प्रदेश मुहम्मद शाह्द निवाज़ खाँ के शासन में था। देक नवाब सरवर खाँ की अ्रमलदारी में 
था | यह सभी नवाब आरंभ में काबुल के श्रमीर की तरफ़ से गवनेर नियुक्त हुए थे, परंतु दुर्रनी 
शासन के अस्त-म्यस्त होने पर स्वतंत्र हो गए थे। रियासत बद्दावलपुर नवाब बहावल खाँ दाऊद 
पोवरा के अधीन थी। पेशायर तथा उसके आस-पास फ़तह खाँ बारकज़ई के भाई शासन कर रहे थे | 
अटक का किला और उसके आस-पास का इलाका जह्दाँदाद खां के मेवृत्व में बज़ीरखैल क़ौम के 
पठान दबाए बेठे थे। 

काश्मीर भर हजारा जहांदाद ख्राँ के दूसरे भाई अ्रता मुहम्मद खाँ के अधीन था | भाव यह 
कि यह बढ़ी-बड़ी इसलामी रियासतें सिक्ख वशवर्ति स्थानों के हृदं गिदे एक फोलादी घेरा डाले 
हुई थीं। इन के अलावा जेदलम, शाहपुर, खुशाब, साहिवाल, भंश, पाकपटन, दी पालपुर 
तथा कसूर में भी मुसलमान नवाब, जमींदार तथा रईस छोटे-छोटे स्वाधीन राज्य स्थापित किये 
पैठे थे । यह भी सिक्‍ख राज्य के गिद॑ एक दूसरे छोटे फौलादी घेरे का रूप घारण किये हये थे । 
उत्तर तथा पूर्व की ओर पहाड़ी प्रदेश अथवा बांगड़ा और जस्मू' में राजपूत राज्य कर रहे थे, जिनकी 
राजधानियां कांगढ़ा, कुल्लुचम्बा, वसौली, मन्‍डी सुकेत तथा जम्मू आदि थीं। ये पहाड़ी राजे 
पहले मुगलों के अधीन थे किन्तु अब स्वाधीन हो छुके थे । पू्व में श्रंग्रेजों का अधिकार क्षेत्र यमुना 


नदी तक पहुँच घुका था | 


१८ रणजीतलसिंद 


थुनांचे सिक्ख मिस्लदार बत्तीस दॉँतों में जीभ की भाँति अ्सिक्ख शक्तियों से घिरे हुये थे | 
इससे भी ज्यादा भयानक बात यह थी कि इन सरदारों में परस्पर संवेदन के स्थान पर एक दूसरे 
से बेर-विरोध रखते थे झौर एक दूसरे को अशक्त करने पर तुले हुये थे । यह सभी बातें रणजीतसिंह 
स्वयं शाह ज्ञमान के आक्रमणों के समय में देख चुका था । ऐसी परिस्थितियों में खालसा की बढ़े 
व्याग भर बलिदान द्वारा प्राप्त की हुई स्वतंत्रता को स्थायी रखना अ्रसम्भव दिखाई दे रहा था । 

रणजीतसिंद की विशेषता 

प्रकृति ने रणगजीतस्लिह को बढ़ी बुद्धि और दूरदर्शिता प्रदान की थी। वद इस बात 
को भज्नी-भाँति भाप गया कि पंजाब की रियासतों और राज्यों के ( चाहे वे मुसलमान नवार्बों के 
थे श्रथवा सिक्‍्ख मिस्लदारों के ) आथि क, राजनैतिक और सेनिक साधन इसमे नन्‍्यून हैं कि वे एक 
साथ भी किसी शक्तिशाली शत्रु का मुकाबला करने में असमथ हैं। रणजीतसिंद को पूर्ण विश्वास 
था कि यदि कहीं अंग्रेजों ने उसकी ओर मुह किया तो ये सब छोटी बढ़ी रियासते घुटने टंक 
देंगी और पंजाब सदा के लिये एक स्वाधीन राज्य बमने के अवसर को खत्रो बैठेगा । इन 
परिस्थितियों को दृष्टि में रखकर उसकी देशभक्ति ने उसे इस बात पर कटिबद्ध कर दिया ऊ+#कि बड़ 
शीघ्र से शीघ्र इन छोटी-छोटी रियासतों को समाप्त करके सम्बू्ण पंजाब को एक ही राजनीतिक लड़ी 
में पिरो दे, जिसकी ओर कोई बाह्य शक्ति आँख उठा कर भी से देख सके। इसके फलस्वरूप 
जैसा कि इस पुस्तक के अध्ययन से स्पप्ट हो जायगा, ऐसा ही हुआ | 

इसी संबंध में यद्द बात भी बर्शनीय है कि ज्यों ही महाराजा किसी सरदार या मिस्लवार 
को अ्रधीन बना लेता और उसके अधिकार छ्षेत्र को अपने राज्य में मिला लेता सरदार को उचित 
जागीर दे कर अपने दरबार में किसी ऊँचे पद पर उसे नियुक्त कर बेता था। उसकी 
सेना को तितर-बिवर न कर के अपनी सना में मिक्षा लेता था। इस प्रकार न तो वह सरदार ही 
अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा का बहुत शोक करता था, और न मद्दाराजा ही अनुभवी सरदार और 
डसकी सेना के बल से लाभ उठाने का अवसर हाथ से जाने देता धा। यह सरदार महाराजा के 
शासन के प्रारंभ में बड़े-बड़े पद पर नियक्त हुए, और ये तथा इनके वंशज मद्दाराजा के ऐसे 
राजभक्‍त प्रमाणित हुए कि हमें उनमें से एक भी ऐसा उदाइरण नहीं मिलता जिसने मद्दाराजा के 
बाद उसके बंश के साथ विश्वासघात किया हो ; विशेष कर सिखों और अंग्रेजों के प्रथम युद्ध के 
समय जब कि लाहौर के दरबार में विश्वासघात का बाज़ार गर्म था तब भी यह खालसा अपनी 
राजभक्षित से नहीं टले । | 

भंग ओर ऊच पर अधिकार--अक्तूबर सन्‌ १८०३ ई० 

भंग का स्वतंत्र इलाका अ्रदमद खाँ सियाल के अधिकार में था | अहमद खां बढ़ा मालदार 
था । इसके अस्तबल में अत्यंत सुंदर ओर तेज घोड़े थे, जिनकी रुत्राति चारों तरफ फैली हुई थी । 
पंजाब के शेर ने अ्रपना दूत रंग भेजा और अहमद खां से कहदलाया कि अ्रधीनता स्वीकार कर 
ले श्रौर कुछ घोड़े भंट-स्वरूप दरबार में भेजे । अहमद खां ने इस संदेश का अपने लिए अपमान- 
जनक समझा भीर दूत से बड़े अभिमान से मिला । मद्धाराजा ने जब यह सुना तो शीघ्र ही लड़ाई की 
तैयारी कर दी । अहमद खाँ मे भी अपने बल की परीक्षा करने के इस अवसर को खोना उचित न 
समझता और अपने इलाके की लड़ाकी जातियों जैसे सियाल और खरत्त को हजारों की संदया में 
भरती कर लिया। ढ 

दोनों फौजों के आमने-सामने होते ही प्रत्येक ने तोपों के गोलों द्वारा अपने जी का गुबार 
निकाला । फिर तलवार के हाथ चलने लगे । सिख तलवार के धनी थे। इस जोश से कड़े कि 
कुछ घंटों में शत्रु की सेना में मृतकों के ढेर लग गए | सियालों मे भी श्रपनी बदादुरी खूब द्शित 


पंजाब की राजनीतिक अवस्था और रणजीतसिंह की नीति ६९ 


की; मधाराजा घोड़े पर सवार खालसा फौज का उत्साह बढ़ाता और उन्हें उत्तेजित करता एक जगह 
से दूसरी जगह फिर रहा था। इतने में अहमद खां के फोजियों के पांव उखड़ गए और वह यह 
के मेदान से निकल भागे । उन्होंने नगर में प्रवेश कर के द्वार बंद कर लिए और बाहरी दीवार पर 
से गोलाबारी आरंभ की । सिखों ने भी रात को ही शहर घेर लिया और तोपें चलानी आरंभ कीं । 
इसो बच एक गोला महाराजा के निकट आ कर |गिरा और प्रृथ्वी में धँस गया । सिख फ़ौज में जोश 
फैल गया। आन की आन में द्वार तोड़ कर सैनिक शहर में घुस गए । अहमद खां मुल्तान भाग 
गया। बाद में अहमद खां ने प्रतिष्ठित आदुमियों का एक दल महाराजा की सेवा में भेजा । अपने 
किए हुए पर क्षमा माँगी, ओर भारो कर देना स्वीकार किया । महाराजा बढ़ा उदार हृदय व्यक्ति 
था। शीघ्र ही क्षमा प्रदान की । इस युद्ध में 'बहुत बढ़ा खजाना, अगशित मुल्यवान घोड़े और 
हथियार महाराजा के हाथ आए । लौटते समय छोटी सी लड़ाई के बाद ऊच इलाका भी विजय 
किया ओर रणजीतसिंह नाग सुल्तान बुखारी से भेंट-नज़र लेकर धूम से लाहौर लौटा । 
श्री अमृतसर का द्‌रबार--सन्‌ १८०३ 
सन्‌ १८०३ ई० की घटनाओं का वर्णन करते हुए दीवान अमर नाथ अपनी पुस्तक में लिखते 
हैं कि, इस साल कुछ हिंदुस्तानी सिपाद्दी महाराजा की सेवा में उपस्थित हुए और महाराजा को 
अंग्रे जी " फ्रोजी क़ृघायद के कुछ करतब दिखाए। यह लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना 
से बाहर किए हुए सिपाही थे। महाराजा ने उन्हें अपने यहाँ नौकर रख लिया । आगे चल कर 
यही लेखक अमृतसर के बड़े सेनिक दरबार की चर्चा करता ह । इस पवित्र स्थल पर तमाम सेना 
उपस्थित हुई | पंक्तियों में प्रदर्शन करने के बाद सिपाहियों ने अपनी कवायद दिखाई । 
फोजी संगठन 
४इ_सी अवसर पर महाराजा की ओर से बड़े-बड़े सरदारों को उपाधियां दी गहू झौर उन्हें निःन- 
लिखित प्रकार से सेना का नेतृत्व प्रदान किया गया :--- 
१--सरदार देसा सिंह मजीठिया----चार से घुड़सवारों की सरदारी । 
२--सरदार हरी सिंह नलवा---आठ सो सवार व पदल । 
३---सरदार हुकमा सिंद् विमनी--दारोशा छोटा तोपख़ाना ओर दो सी सवार ओर पेदल । 
४--चौधरी ग़ौस खां---दारोगा तोपखाना बढ़ा और दो हजार सवार । 
५-६---शेख इृबादुल्‍ला और रोशन खो हिंदुस्तानी को कुमेदानी की उपाधि दी गई और दो 
हजार सिपाहियों की पलटन के वह अफसर नियुक्त हुए । 
७--लगभग इतने ही सिपाही बाबू बाज सिंह के नेतृत्व में रक्‍्खे गए । 
८--सरदार भाग सिंह मरालीबवाला---पाँच सो सवार की सरदारी । 
५-मिलखा सिंह शासक रावल पिंडी---सात सो सवार व पेदल । 
१०--सरदार नोध सिंह--चार सो सवार व पेदुल तथा परगना घेबी की जागीर प्रदान की गई । 
११--सरदार - अतरसिंह, बेटा सरदार फतद्र्सिह धारी--पॉच सो सवार का रिसालदार नियुक्त 
हुआ । 
१ २--सरदार मित सिंह भरानिया---पाँच सौ सवार व पेदल । 
१३---मान्यवाले के सरदारों को--चार सौं सवार व पेदल । 
१४---सरदार करम सिंह रंगड़नंगलिया--एक सौ सवार । 
१५---सरदार जोध सिंह सोड़ियांचाला--तीन सौ सवार व पेदल । 
१६---सरदार निद्दाल सिंह अटारीवाला--पाँच सौ सवार व पेदल । 
१७--सरदार ,गरभा सिंह--एक हजार सवार व पैदल । 


छ० रणजीतर्सिह 


१८--अन्य सरदारगण को दो हजार की सब्मिलित कप्तान पदान हुई। इसमें से प्रत्येक को 
जागीर प्रदान हुई और सरदारी की प्रतिष्ठा मिली ।* 
कुल तेरह हजार तीन सौ सिपाहा। 
ताज़ीमी सरदारगण 
हूनके अतिरिक्त कुछ जागांदार “ताजीमी सरदार! नियुक्त हुए, जिन के साथ युद्ध के समय 
आवश्यकता पड़ने पर महाराजा को फोज पहुँचाने की शर्त लगाई गई । 
१---सरदार जसा सिंह वल्द करम सिंह दोल । 
२--सरदार साहब सिंह वल्द गूजर सिंह भंगा। 
३---सरदार चेत सिंह वल्द लहना सिझ भंगी। 
४--सरदार भाग सिंह अहलूवालिया । 
ज---सरदार नार सिंह चमियारीवाला । 
यह सब लगभग दस हजार सिपाहा प्राप्त करेंगे । 
६--फन्हेया मिस्ल----पोंच हजार सवार और पदल । 
७--मकई सरदार गण---चार हजार सवार व पउल | 
८--पहाड़ी राजे--पाँच हजार सवार व पदल । 
०९---जालंघर दोआधा + खरदार---सात हज़ार सवार व प्यावा | 
कुल जोड़ ३१ हज़ार खिताही 
शाज्रामार बाग का नाम बदलना 
इसी वर्ष को घटनाओं के संब्ंब में दीवान अमरनाथ लिखते हैं कि एक दिन महाराजा 
साहब अपने दरबारियों सहित लाहार के शालामार बाग़ में सर कर रहे थे कि शालामार के गाम- 
करण के विषय पर विवाद छिंड़ गया। महाराजा ने कहा कि पंजाबी भाषा में 'शालामार' का अर्थ 
“ईश्वर की मार! होता है | इस लिए यह नाम अच्छा नहीं। द्रबारियों ने समकाने का प्रयत्न किया 
कि शालामार तुर्की भाषा का शब्द है जिस का अर्थ आमोद-रथल होता &। महाराजा ने कहा कि 
पंजाब में तुक लोगों का निवास नहीं है, जा यह अर्थ समरू सके | यहां के लिए पंजाबी शब्द होना 
चाहिए। अतएुन इस बाग के लिए 'शाला बा! नाम प्रस्तावित हुआ और यह इसी नाम से 
विदित होने लगा । साधारण बोल-चाल में आज यह शाला बाग़ कहलाता ह | 
जसवंत राय होलकर का पंजाब में श्राना 
सन्‌ १८०७ ६० में एक बार महाराजा मुल्तान के दोरे में संलप्न था, और पझ्लुल्तान शहर 
से बीस कोस दूरी पर छेरा डाले पड़ा था। यहां से कुछ तेज चाल के शहसवार महाराजा की सेवा 
में उपस्थित हुए और यह निवेदन किया कि मरहठा सरदार जसचबंत राय होलकर, इंदौर का शासक 
और अमीर खां रुहेला ने बड़ी भारी सेना ले कर अंग्रेज सेनापति ला्ड लेक से परास्त हो कर 
पंजाब में शरण ली है | अंग्रेज़ी सेना भी उनका पीछा करती हुई थ्रा रही है । यह सूचना मिलते 
ही महाराजा अपने दोरे को स्थगित करके लाहौर की श्रोर लौटा । 
मद्दाराजा का निर्णय 
लाहौर पहुँचते ही जसवंत राय के वकील मूल्यवान्‌ भेटों के साथ महाराजा से मिले और सपग्रेज। 
के विरुद्ध सहायता माँगी | महाराजा ने जसवंत राय के रहने का श्रम्मतसर में प्रबंध कर दिया 
झोौर आतिथ्य के सब सामान प्रस्तुत किए । स्वयं विश्वस्त सरदारें। सहित इजलास किया ; सब ने 


१ सरदार फ़तह सिंह कालियानवाला उस समय सब से बड़ा सरदार था । अतएव उसकी प्रसन्नता 
के लिए उसके गोद लिए दल सिंद् नह|रना को भी सरदारी की प्रतिष्ठा प्रदान को गई , 


। 
! 
! 
| 
है] 
+ 
4 
; 
हि 


पंजाब की राजनीतिक अवस्था और रणजीतसिद की नीति ४१ 


क॒द्दा कि यदि इस समय दोलकर ओर श्रंग्रेज़ों के बीच में युद्ध हुआ तो निश्चय ही पजाथ में होगा 
जिससे दें ही हानि पहुँचेगी, और आज तक हमारे संबंध त्रटिश सरकार के साथ मित्रता के रहे 
हैं। इस लिए उन्हें क्‍यों छोढ़ा जाय ? परंतु शरणागत आदमी को भी हताश करना धर्म नहीं । 
झतएव यह ते हुआ कि जिस तरह्द हो सके मद्दाराजा बीच-बचाव कर के दोनों पक्षों में संधि करा 
दूँ । महाराजा के द्विए यह एक झत्यंत महस्वपूर्ण प्रश्न था और इसी के निपटारे पर रणजीतसिह 
का झपना भविष्य भी अवलम्बित था। घुनांचे यह समझने के लिए कि महाराजा ने जो निर्णय 
किया वह क्‍यों भोर क्या सोच कर किया, हमारे लिए आवश्यक है कि हम इन घटनाशों का पूर्ण 
रूप से झ्रध्ययन करें जो हि गत्‌ दस-बारह वर्षो' से दिल्‍ली, सरहिद्‌ प्रांत और हरियाना प्रांत में 
घटित हो रही थीं । 

दिल्ली सम्राट तो दूसरों के हाथों में कठपुतली बना हुआ था । पहले पहल रोदेला 
सरदार गुलाम कादिर और उस के बेटे ने सम्राट को अपने द्वाथों में ले रखा था । तत्पश्चात्‌ 
मरहठा सरदार महादाजी सिधिया ने देहली और आगरा पर अपना प्रभाव जमा लिया था। इन्हीं 
दिनों में (सन्‌ १७४३ से १७६८) काबुल नरेश शाद्द ज़मान ने भारत पर संतत आक्रमण प्रारंभ 
कर रखे थे और छोटे से छोटे नवाब से लेकर दिल्ली के सम्राद्‌ तक सब की हमद्रदी उस के 
साथ थी वरन्‌ प्रत्येक ने शाद ज़मान का यथाशक्ति सहायता देने का वचन दे रखा था । 

सरहिद्‌ प्रांत के मिसलदार जिन को हालत इस समय तक काफी मजबूत हो चुदी थी, 
दिछली सरकार की दुर्ब जता से लाभ उठाकर प्रति दिन यमुना नदी को ल्ाँध कर द्वाब के कस्बों 
झौर नगरों में लूट-खलोट किय्रा करते थे । चुनांचे उपरोक्त दुनों बातों को दृष्टि में रखकर दोलत 
राव सिंधिया ने जनरल पैरन के नेतृत्व में एक चुनी हुई मरहठा सेना सरदिद में नियुक्त कर रखी 
थी। संभव था कि शाह ज़तान के अक्राण बन्द होने पर मरहठे सारे सरसिद्द प्रांत पर छा जाते । 
इस से पहले भी सिंधिया का जनरल डो०» बाइन केयल, जीनद्‌ तथा पटियाला से खिराज़ वसूख 
कर चुका था । 

मरहठों का बढ़ता हुआ प्रभाव देख कर अंग्रेज भी अपने स्थान पर शोचंवश हो रहे थे । 
साथ ही वे शाह ज़मान के झाक्रमणों से भी भयभीत ह। रद्दे थे। इस लिए उन्होंने वास्तविक 
परिस्थिति की जाँच करने के लिए अपने दूत और भेदिये लुधियाना, लाहौर, अमृतसर और रावल- 
पिडी इत्यादि नगरों में छोड़ रखे थे | यद इसो बाल क परिणाम था कि ज्योंद्दी रणजीतसिद्द ने 
झपनी बढ़ती हुईं शक्ति का प्रमाण दिया, अंग्रेजों ने अपना दूत मोर यूसिफ अली उसके दरबार 
में भेज दिया । 

यह समय हमारे देश में झर्शाति का था। वास्तव में ही जिस की लाठी, डसी की 
भेंस वाली बात थी। इन्हीं दिनों (सन्‌ १७६७) जाज टॉमस नामक एक अंग्रेज ने हाँसी कस्बे के 
पुराने दुर्ग की दीवारों की मरम्मत करवा कर वहाँ युद्ध सामग्री एकन्र कर ली। धीरे-धीरे उस ने 
हाँसी तथा हिस्सार के साग में अपना स्वाधीन राज्य स्थापित कर लिया । इस के साथ-साथ इस 
की इष्छाहों में भी वृद्धि होनी आरंभ हो गई झोर इस के साथ-साथ उस ने सिक्ख्न मिस्लदारों 
से टक्कर देनी शुरू कर दी | चाहे संख्या की दृष्टि से उस की सेना और तोपखाना सिक्‍्ख मिस्त्त- 
वारों की संयुक्त शक्ति से कह्टीं कम था परंतु टॉमस युद्ध संबंधी चालों में बहुत निपुण था । झौर 
युद्ध-विद्या में उसकी सुशिक्षित सेना सिक्‍्ख सरदारों की घुड़सवार सेना से कहीं बेहतर थी | 
इस प्रकार उसने लगभग तीन वर्षों तक सिक्‍खों के साथ बड़ी सफलता से युद्धों का सिलसला 
चलाये रखा । फरवरी सन्‌ १८०१ में जब उसका सिक्‍खों के साथ समझौता हो गया तो उस ने 
झपनी चुनो हुई सेना के साथ लाहोर को ओर प्रस्थान किया । वह लिखता है कि “जब खाहौर से 

६ 


४२ रणजीतसिह 


मेरी यात्रा केबल तोन चार दिनों की रह गईं तो मुझे सूचना मिनी कि मेरो राजधानी हाँसी संकट 
में हे । इस लिए में वापस लौट गया नहीं तो एक बार लाहोर के दुगे पर अपना मंडा लहरा कर 
ही वापस आता । 

टॉमस को यद्द भय मोनसर पेरन की ओर से हुआ। था । हस की बढती हुईं शक्ति ने मरहठा 
सरदार को चैतन्य कर दिया था | चुनांचे उस ने सिक्‍ख सरदारों से बातचीत आरंभ की | सिक्‍ख 
सरदार तो टॉमस से पहले ही ऊन हुए थे, भब दोनों ने संधि करके उस की शक्ति को समाप्त करने 
की ठानी । परंतु टॉमस भो घबराने वाला न था | शीघ्र ही युद्ध के लिए तत्पर हो गया । दो एक 
संघर्षों में तो उसका पलढड़ा भारी रहा । अंत में दिसम्बर सन्‌ १८०१ में पेरन के अधीन योरुपीय 
अफसर जनरल बोरक्ियन ने हाँसी के दुर्ग पर धावा बोल दिया । अब टॉमस हथियार डालने के 
अतिरिक्त ओर कुछु कर न सकता था | बोरकियन ने उस पर इतनो कृपा अवश्य की कि उसको 
अपनी संपत्ति के साथ दुर्ग से बाहर निकलने की आज्ञा दे दी। उस ने अंग्रेजों से शरण माँगी 
झौर आठ महीने बाद अगस्त सन्‌ १८०२ में बनारस में जाकर मर गया । 


अब सरहिद प्रांत में पेरन सब से शक्तिशाली समका जाता था । चुनांचे उस की वैयक्तिक 
इच्छायें भी बढ़ने लपीं। पैरन के पीदे के लेखों द्वारा पता चलता है कि उस ने सन्‌ १८०२ में 
रणजीतसिद्र के साथ प्रन्न-व्यवहार प्रारंभ किया कि दोनों मिलकर अटक तक के प्रदेश को जीते 
और लाहौर के दक्षिण में स्थित भाग को आपस में आधा-आधा बाँट ले। परंतु विधाता 
को यह स्त्रीकार नहीं था। अगस्त सन्‌ १८०३ में अंग्रेजों ओर मरहठों के बीच युद्ध छिड गया और 
पैरन को पंजाब से वापस बुला बिया गया । दिल्‍ली ओर आगरा सिंधिया के हाथों से निकल कर 
अंग्रेजों के हाथों में चल्ले गये । तथा दिरली सम्राट को भी उन्होंने अपनी शरण में तले लिया | इस 
प्रकार यमुना द्वाब का राजनीतिक रूप द्वी बदल गया | 


दूसरे वर्ष अर्थात्‌ सन्‌ १८०४में मरहठा सरदार यशवंत राव होलकर के साथ युद्ध शुरू हुआ 
और वह भी अंग्रेजों के हाथों पराजित हुआ । और जैसा कि पदले उल्लेख हो चुका है वह भाग कर 
अमृतसर में रणजीत सिह की शरण में आया | 


रणजीत सिद इन घटनाओं से अपरिचित न था। वह दूसरे सरदारों की अपेज्ञा अधिक 
बुद्धिमान और दूृषदर्शो था। उस ने समय पर ही इस बात को भाँप लिया हि मरहटहों के लिए 
दोबारा प्रभावशाली होना असभव था। तथा अब भारत की राजधानी दिल्‍ली पर अंग्रेजों का ही 
अधिकार रहेगा । चुनांचे इन परस्थितियों को इृष्टि में रखते हुए उस ने अपने मन में यह सोच 
लिया कि अंग्रेजों के साथ मित्रता स्थापित करने में ही उसे लाभ होगा। रणजीतसिंद के मामा 
राजा भाग सिंह ने इस विचार को ओर भी पुष्ट किया | वास्तव में लार्ड ल्लेक उसे इसी ताप्पर्थ के 
लिए अपने साथ लाया था । रणजीत सिंह ने यह भी देख लिया था कि होलकर एक ख्ाख सेना के 
दोते हुए भो अंग्रेज जनरल, जिस के पास उस से बहुत कम सेना और तोपख्ताना है, के आगे- 
झागे भाग रहा है । तो महाराजा इस निर्णय पर पहुँचा कि यदि वह होलकर की सहायता के लिए 
दस पंव्रह्द हजार सबार भी दे दे तो भी वह अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध में सफल नहीं हो सकता | इस 
के अतिरिक्त रणजीत सिंह क्रो यह बिचार भी अवश्य आया होगा कि जिन खालसा सरदारों और 
मुसलमान नवाबों को उस ने हाल दी में जीता है वे पंजाब में मरहद्-ों और अंग्रेजों के मध्य युद्ध 
छिह्ने पर उस से बदला लेने पर तैयार हो सकते हैं । तथा वह इस बात को भी जानता था कि 
अभी पंजाब में उसकी अपनी शक्ति पूर्ण रूप से इढ़ नहीं हो सकी है, हस लिए पंजाब में युद्ध जड़े 
जाने पर उस की सब आशाय मिद्दी में मिज्न जायेंगो । 


पंजाब की राजनीतिक अवस्था और रणजीतसिह की नीति ४३ 


सफलता और संधि 


दूसरे दिन महाराजा अम्हृतसर पहुँचा और होलकर को सममाया | वह राजी हो गया-। 
इसी झाशय का एक पत्र लार्ड लेक को लिखा गया | इसी बीच में लाई वेलेस्ली गवर्नर-जनरल 
जिस के शासन-काल में मरहद्मों के साथ युद्ध आरंभ हुआ था बुला लिया गया था; और अंग्रेज़ी 
शासन की युद्ध-नीति बदुल चुकी थी। नया गवनर-जनरल ल्वार्ड कानंवालिस संधि के लिए प्रस्तुत 
था | होलकर का इलाका जो लार्ड ल्लेक ने छीन लिया था उसे बापस मिल गया। इसी संबंध में 
राजा भाग सिंदद ओर सरदार फ़ते: सिदर अहलुवालिया ने बहुत प्रयत्न किया था । अतणज अंग्रेज्नी 
सरकार ने महाराजा साहब श्रीर अदलूवालिया सरदारों के साथ मैत्री के संबंध अधिक दृढ़ करने 
झारंभ कर दिये । 

श्री कटास जा का स्नान 

जसवंत राव हो लकर के पश्चाब से यापस जाने के बाद महाराज़ा रणजीतर्सिह न क्री कटास 
जी के स्नान का इरादा किया । कटास खेवड़ा की नसक की कान के निकट एक पतितन्न स्थल है, 
जहाँ वैसाखी के दिन बढ़ा भारी मेला होता है । कटास से वापस आते समय महाराजा बीमार हो 
गया था, परंतु शीघ्र ही उस ने स्वास्थ्य-लाभ किया, फिर लाहौर वापस आया । 


शालामार बाग की मरम्मत 


लाहौर पहुँच कर महाराजा ने शालामार में डेरे लगाये। उसकी मरम्मत पर बहुत-सा 
रुपया व्यय किया । नहर हंसली या नहर अली मर्दान खाँ जा इसे सिचित और प्रफुल्लित करती 
थी फिर से खुदवाई गई । फल-फूल हृत्यादि से इसे वह साँदर्य प्रदान किया जो शाहजहाँ के बाद 
इसे कभी प्राप्त न हुआ था । 


कक ++नन+, 


हे $ इसी संबंध में मुन॒शी सोहन लाल एक मनोरं जक घटना का वर्णन करते हैं कि एक बार 
बात-चींत के बीच महाराजा ने कप्तान वेड को वतलाया कि जब जसवंत हे गति होलकर हे हे 
पास सह्दायता के लिए. आया तो मद्दाराजा ने खालसा की पवित्र पुस्तक अ्रथात्‌ श्रथ साई 


सहायता माँगो । दो कागज़ के ठकड़ों पर शंग्रेज्ों ओर होलकर का नाम लिख पर डाला । अंथ 
साइब ने अग्रेज़ों के पक्ष में निणय दिया । 


सातवाँ अध्याय 


सतलज पार की सिख रियासतों से संबंध ओर अन्य विजय 
(सन्‌ १८०६-१८०८ ई०) 
प्रारंभिक कथन 


लगातार सन्‌ १८०६ से १८०८ हईं० तक महाराजा रणजीतसिह युद्धों में नितांत व्यस्त 
था, मानो उसका पाँव हरदम घोड़े की रिकाब में रहता था । जवानी का ज़माना था, ताक़त पूरे 
ज़ोरों पर थी । झतएव मद्दाराजा ने सतलज पार किया । सिख मिस्‍्लों के युद्ध से पूरा लाभ उठाने 
का प्रयत्न किया । क़सूर के बलशाली पठानों के बल को नष्ट कर दिया | पहाड़ी प्रदेश पर अपना 
अधिकार जमा लिया । विजयों के जोश में अंग्रेजों तक के साथ मुठ-भेड़ की नौबत पहुँचा दी, परंतु 
झंत में उनके साथ मित्रता की संधि निश्चित पाई, जिससे महाराजा के जीवन में एक नया युग 
आरंभ होता हे । 


सतलज पार की सिख रियासतों की आपस की लड़ाइयाँ 


दलादी नाम का गाँव पटियाला के राजा साहब सिंह और नाभा के राजा जसवंत सिंह 
की सीमा पर स्थित था, जिसे इनमें से प्रत्येक राजा अपनी संपत्ति ख़याल करता था। भाई तारा 
सिंद राजा पटियाला का प्रतिनिधि उस गाँव में ठहरा हुआ था । किसी ने उसकी हत्या कर दी । 
राजा पटियाक्षा ने जसवंत सिंह नाभा नरेश पर संदेह किया | झगड़ा बढ़ गया | लड़ाई की नोबत 
पहुँच गईं | जींद-नरेश राजा भाग सिंह नाभा नरेश का साथी बन गया। सरदार महताब सिंह 
थानेसरवाला और भाई लाल सिह कैथलवाला पटियाला के साथ मिल गये | युद्ध आरंभ हो गया 
और उस युद्ध में सरदार महताब सिंद काम आया । राजा पटियाला क्रोद्ध के मारे लाल-पीखा 
हो गया । 

रणजीतसिंह से सहायता की प्राथना 


अतएय+ मद्दाराज रणजीतसिह से वह सहायता का प्रार्थी हुआ | अपने वकील सरदार ध्यान 
सिंह को महाराजा की सेया में मेजा, जिस ने एक अत्यंत सुंदर और मूल्यवान्‌ मोतियों का द्वार 
महाराजा की भेंट कर के अपने स्वामी का संदेश कह सुनाया | रग्गजीतसिह ऐसे स्वर्ण अवसर को 
कहाँ खोने वाला था ? अशब सतलज पार की रियासतों में हस्तक्षेप का अवसर झाया था। अतएव 
उधर जाने की फ़ोरन तैयारी कर ली । 


रणजीतसिह का प्रस्थान 


रणजीतसिंद ने अपने तोपख़ाने को कूच की आज्ञा दी | अन्य सरदारों के नाम भी आाज्ञा- 
पत्र भेजे गये कि अपनी-अपनी सेनाएं के कर व्यास नदी के किनारे वीरुवाल में इकट्ठा हो जायें । 
दशहरा समाप्त होने पर मद्दाराजा स्वयं भी रवाना हो गया । रास्ते में फेजलपुरिया मिस्‍्ल के सर- 
दार बुद्ध सिह से एक हाथी और बहुत-सा नक़द रुपया भेंट स्वरूप लिया, फिर कपूरथला के सरदार 
फ्‌तेह सिंह अहलूबालिया के साथ करतारपुर पहुँचा | यहाँ सोढी बाबा गुलाब सिध् ने दो अच्छी 
तोप महाराजा को भेंट कीं । इतने में सहाराजा की सेना ने व्यास नदी पार करके इस ओर हकद्ा 
होना शुरू कर दिया। हस बहुसंख्य सेना को देख कर डल्लेवाली मिस का सरदार तारा 


सतल्ज पार की सिख रियासतों से संदंध भौर भन्य विजय ४९ 


सिंह घेबा घबरा गया और पंचीस हजार रुपया नक़द भेंट कर महाराजा की अधीनता स्वीकार कर 
ली | महाराजा वहाँ से फिलौर पहुँचा और सरदार धर्म सिंह हाकिस फिलौर से सेंट की । 
इस के बाद लुधियाना और जगराँव के किलों पर अधिकार जमाया । इस प्रकार दौरा करता हुआ 
रणजीतसिद्द पटियाला के इलाक़े में जा पहुँचा । 


ग्गजीतसिह का निर्णय 


यहाँ परियाला, नाभा और जींद के राजाओं ने बड़े उत्साह के साथ महार/जा का स्वागत 
किया और आतिथ्य-सस्कार में कोई कसर उठा न रक्खी । कुछ दिनों के विश्राम के अनंतर महा- 
राजा ने दोनों पक्षों की माँगें सुनीं और कुछ प्रयत्न के अनंतर राजा पटियाला को दलाली गाँव का 
हक़दार निर्णय किया | राजा नाभा को प्रसन्न करने की इच्छा से कोट-चासिया, तलवंडी और 
जगराँव तथा इन के साथ इकतीस देद्दात जिन की आय चौबीस हजार रुपया वार्षिक थी प्रदान 
किये । इसी प्रकार राजा जींद को लुधियाना और उस के झास-पास का इलाका प्रदान किया । 
सरदार फ्रतेह सिंह अहलूवालिया को भी बहुत-सा इलाका प्रदान क्या गया | हस के अनंतर महा- 
राजा जाल्लंघर की तरफ लौटा, जहाँ कुछ दिन शिकार खेलने में व्यतीत किये । 


काँगड़ा के राजा की सहायता के लिए प्राथना 


महाराजा अभी जालहूघर में ही ठहरा था कि राजा संसार चंद काँगड़ा नरेश का भाई मियाँ 
फ़तहचंद महाराजा के पास आया और बताया कि नैपाल का सेनापति श्रमर सिंह थापा गोरखा 
फ्रौज़ के साथ पहाड़ी प्रदेश को बड़ी तेज्ञी के साथ विजय कर रहा है | कई पहाड़ी रियासतें, 
उदाहरणार्थ सिरमौर, गढ़वाल और नालागढ़ इत्यादि विजय कर चुका है और अब काँगढ़ा पर 
चढ़ आबा दे । राजा संसारचंद किल्ले में बंद है, ओर आपसे सद्दायता का प्रार्थी हे । 


गोरखा फ़ौज का भागना 


रणजीतसिद ने फ़ौरन इसे स्वीकार कर लिया और काँगढ़ा की तरफ़ प्रस्थान किया । यह सुन 
कर सेनापति झमर सिंह घबराया और अपने विश्वस्त प्रतिनिधि ज्ञोरावर सिंह को महाराजा के पास 
भेजा, जिसने रणजीतसिंह से संसारचंद्‌ की सहायता न करने की प्रार्थना की झर इसके बदले में 
भारी रक़म मेंट-स्वरूप प्रस्तुत करने का वचन भेजा । परंतु रणजीतसिंह ने एक न सुनी। सिख फ्रौज 
झागे बढ़ी और ज्वालामुखी के पविन्न स्थान पर जा पहुँची । गर्मी की अधिकता से गोरखा सेना में 
बीमारी फैल गई थी । अतएव अमर सिह ने रातोंरात काँगढ़ा क्रिक्ने का घेरा छोढ़ दिया भौर मंडी 
जा कर दम लिया। राजा संसारचंद ने दो घोड़े भोर तीन हज़ार रुपया भेंट स्वरूप प्रस्तुत किया । 
महाराज ने एक हज़ार फ्रौज का दल नादौन के क्िले में छोढ़ा और साथ ही सरदार फ्रतेह सिंह 
कालियाँवाला को हमर सिंह थापा की गति और कृतियों के निरीक्षण के लिए कुछ समय तक 
बिजवाड़ा में ठहरने की आज्ञा दी और रवय लाहौर के लिए प्रस्थान किया । 
कुँवर शेर सिंह और तारा सिंह का जन्म 
ज्वाक्षामुखी के निकट रानी सदा कौर का एक तेज़ सवार खुशी का संवाद लाया कि उस 
की बेटी महारानी महताब कौर की कुक्त से महाराजा के दो पुत्र उत्पन्न हुए। झतएव बहुत खुशियाँ 
मनाई गईं और धूम-धाम के जलसे हुए। शुभ लग्न के अनुसार एक का नाम कुँवर शेर सिंह और 
तूसरे का कुँवर तारा सिंह श्क्खा गया । यद्दी कवर शेर सिंह बाद में महाराज शेर सिह हुआ । 
युवराज के जन्म के संबंध में विभिन्न मत 
हँग्रेज़ी हृतिहास-स्ेखक जैसे कप्तान मरे, वेड झौर डाक्टर द्वानिगवर्गर दिखते हैं कि यह 


४६ रणजातसिह 


दोनों शहज़ादे महाराशा रणजीतसिद्द के बेटे नहीं थे ऑर न महताब कौर के कुच्च से उत्पन्न हुए थे । 
वरन्‌ रानी सदा कौर ने बड़ी चालाकी के साथ यह दोनों बच्चे किसी पढ़ोसी से प्राप्त करके अपनी 
बेटी की कुच्च से पैदा हुए कद्द के प्रसिद्ध कर दिये । दिदुस्तानी इतिहास लेखकों ने भी यह कह्दानी 
यहाँ से प्राप्त करके अपनी पुस्तकों में लिख दी | सैयद मुहस्मद लतीफ़ ने तो इसके संयंध में एक 
बड़ा विस्तृत क़रिस्सा गढ़ दिया है। बाबा प्रेम सिंह ने अपनी पुस्तक में हस क्रिस्से के प्रतिवाद का 
प्रयत्न किया है | यद्यपि हम निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते लेकिन यह अवश्य मालुम पढ़ता 
है कि सन्‌ १८३३ ई० के लगभग यह कहानी सच हो या झूठ लोगों में प्रसिद्ध हो चुकी थी, भर 
वे विश्वास भी करने लग गये थे ! डॉ० हानिगबर्गर भी इंस समय दरया! लाहौर में रहता था। 
कप्तान वेड मद्दाराजा के यहाँ बहुत आता-जाता था। दीवान अमरनाथ जो उस समय कम अब- 
सथा का युवक था मद्दाराजा का चरित्र लिखने में लगा था । वह भी इस घटना की भोर छिपे ढंग 
से संकेत करता जान पड़ता है ।' 
क़सूर पर कब्जा सन्‌ १८८७ इ० 

नवाब निज़ाम्ुद्दीन मर चुका था, और उसका भाई क़तबुद्दीन ख़ाँ क़यूर का नवाब था ' यह 
महाराजा की अ्रधीनता स्वीकार करने के लिए तेयार न था। वास्तव में पहले भी क़सूर का नवाब 
हृदय से महाराजा के वश में आने को राजी न था। इृधर महाराजा क! भो यह बात ठीक न 
मालूम पड़्त, थी कि उससे इतने निकट पटठानों की छोटी-सी स्वतंत्र रियासत बनी रद्दे, और उसे 
हर समय यद्द भय रहे कि क़सूर के शासक उसके वैरियों से मिल कर पश्यंत्र कर रहे हैं। अतएव 
काँगड़ा से वापस आते समय महाराजा ने क़सूर के दुमन का पक्का निश्चय कर लिया, और तोप- 
ख़ाने सहित सेना को भ्राज्ञा दी कि वह सीधे क़सूर पहुँच जाय | अन्य सरदारों के नाम भी आज्ञाएँ 
निकाली, कि वह अपने सिपाहियों को लेकर क़सूर पहुँच । 

चुनाँचे फ़रवरी में क़सूर १र चढ़ाईं हुईं । उधर क़तुब॒द्दीन ने भी महाराजा की इच्छा भाँपते 
हुए जिहादी पठानों के दल के दुल इक्ट्रे कर लिए और पूरी तरह युद्ध की तैयारियाँ कर स्तलीं। महा- 
राजा क जब इन तैयारियों का पता लगा तो उसने स्वयं भी सेना की संख्या में वृद्धि कर ली । 
विशेष कर बद्धादुर भका लयों के जत्थों को अमृतसर से बुता लिया । १० फ़रवरी के सवेरे क़सूर पर 
धावा बोल दिया गया । नवाय के गाज़ी भी ख़ालसा सेना पर टूट पड़े । दो घोर लड़ाईयों के बाद 
पठानों के पाँव उखड़ गये | उनमें कोलाहल फैल गया और अ्रव्यवस्था उपस्थित हो गईं । नवाब ने 
भाग कर क़िल्ले में शरण छी। सिखों ने क्रिले का घेरा कर लिया। एक मास तक दोनों पक्षों में 
छोटी-छोटी लडाइयाँ होती रहीं परंतु क्रिले के विजय करने का कोई उपाय दृष्टि में न आता था, 
क्योंकि किला बहुत इृढ़ था और उसमें रसद का सामान भी पर्याप्त मान्ना में था। अतएवं महाराजा 
ने प्रस्ताव किया कि क्रिल्ले की एक ओर के दीवार को छुरंग लगा कर उड़ा दिया जाय । एक सुने हुए 
दल ने रातोंरात क़िले की दीवार के नीचे सुरज्ञ खोद डाली | सवेरा होने तक बारूद भर कर आग 
लगा दी । किले का पश्चिमी भाग उड़कर अलग जा पड़ा | सिस्तरों की सेना ने क़िछ में प्रवेश किया। 
अब तो ग़ाज़ियों ने तलवार का जवाब तलवार से देने में कोई कसर न उठा रक्‍्खी | ख़न की 
नदियाँ बह निकलीं सगर बहादुर ख़ालसा क़िल पर अधिकार करने में सफल हुआ । 


नवाब से उदारता का व्यवहार 
नवाब भागता हुआ पकड़ा गया और महाराजा के सामने लाया गया । उसने प्राणरक्षा की 


ककननननननन तप पट ह | एयण ए: 


१ जुफ़रनामा रणजीतसिह, पृष्ठ ४० | 


सतलज पार की सिख रियासतों से संबंध झौर भ्रन्य विजय ३७ 


प्रार्थना की । सरदार फ़तेद सिंह कालियाँवाला ने बड़े ज़ोर से नवाब की सिफ़ारिश की । रणजीत- 
सिंह ने क्षमाप्रदान की और सतलम पार 'ममदोट” का इलाक़ा, जिसकी वापिक झाय लगभग एक 
लाख रुपया थी नवाब को जागीर के रूप में ग्रदान किया । इस युद्ध में अकाली फूला सिह, सरदार 
धनासिंद मलवई झोर सरदार निहाल सिद्द अटारीवाला ने विशेष कारनामे दिखाये । अतएव क़सूर 
का हलाक़ा सरदार निहाल सिह अ्रटारीवाले को जागीर-रूप में प्रदान किया गया । क़सूर के क्विले 
से असंख्य घन, नक़द ओर वस्तुझ्ों के रूप में, महाराजा के हाथों लगा । यहाँ से विजय और 
प्रसन्नता के याजे बजाते हुए महाराजा साहब लाहौर में प्रविष्ट हुए । 
मुल्तान पर आक्रमण 

मुछ्तान का नवाब गुप्त रूप से अपने सहधर्मी क़सूर के पणान नवाब को सहायता पहुँचा 
रहा था, इसलिए रणजीतसिह मैं उसे भी उसके किये पर दंड देने का विचार कछ्िया। पश्चाब का 
शेर स्वयं न थकनेवाल्ा ओर साहसी वीर था और उपने ऐसा ही अ्रपनी ख़ालसा सेना को भी 
बना रक्‍्खा था | अतएव लाहोर में केवल दो सप्ताह ठहर कर मुल्तान के लिए कूच किया । ख़ालसा 
सेना ने नगर की चारदीवारी से बाहर के मकानों को नष्ट-भ्रष्ट कर दिया। नवाब मुज़फ़्फ़र ख़ाँ ने 
अपने आप को सामना करने के अनुपयुक्त पाया, ओर बहावलपूर के नवाब बहावल ख़ाँ से सहायता 
की पार्थना की | नावब ने अपना वकील मुंशी घनपत राय को महाराजा की सेवा में भेजा । उधर 
मुफ़्त्कर ख़ाँ को समकझाया। अतएव दोनां पत्षयाल्ों में समकझोता हो गया । सुज्ञफ़्फ़र ख़ाँ ने 
सत्तर हज़ार रुपया नज़राने के रूप में प्रस्तुत किया ओर महाराजा लाहौर वापस आया। 

पटियाला का गृह -कलह 

इन्हीं दिनों राजा पटियाला और उसकी रानी आस कौर के बीच घरेलू कारणों से कगड़ा 
हो गया । रानी अपने बेटे कुंवर करम सिंह को युवराज नियुक्त कराना चाहतो थी । लेकिन राजा 
झपने जीवन-काल में ऐसा करने के लिए तैयार न था। रऋपड़ा बढ़ गया और रश्यासत में दो दल 
बन गये । कुछ सरदार ओर सेना राजा की ओर हो गई; शेष ने रानी ह सहायता की | युद्ध की 
तैयारी हो गई । परंतु कुछ राज-मंत्रियों के समझाने पर यह नीति-युक समझा गया कि महाराजा 
रणजीतसिह को पद्च बनाने के लिए प्रार्थना की जाय । 

चुनांचे संदेशा पाते ही महाराजा एक बड़ी सेना लेकर पटियाला आ पहुँचा । राजा 
पटियाला ने राज-संत्रियों सहित महाराजा का शानदार स्वागत किया और श्रसाधारण आतिथ्य 
प्रद्शित किया । कुछ दिनों के बाद रणजीतसिह ने ख़ास विपय पर ध्यान दिया। दोनों पक्षों की 
माँगे बड़े ध्यानपूर्वक सुनीं ओर यद्द निर्णय किय। कि साहब सिंह के जीते जी युवराज के नियुक्त 
करने को कोई आवश्यकता नहीं | रानी झौर उसके बेटे करम सिंह को पचास हज़ार रुपया वाषिक 
झाय की जागीर दि्लिवा दी। रानी आस कोर भी इस पर राज़ी हो गईं । 

भेंटों के ढेर 

महाराजा के प्रस्थान के समय राजा पटियाला ने प्रथा के भ्रनुसार रणजीतसिध्द को भेंट 
प्रस्तुत किया जिसमें सत्तर हज़ार रुपये के मूल्य के जवाहिरात थे । इसके अतिरिक्त एक सुंदर पीतल 
की तोप भी भेंट की । सतलज पार के छोटे-बड़े सरदार महाराजा की बड़ी सेना देखकर भयभीत 
हो रहे थे। अतएव हर एक ने मूल्यवान्‌ भेंट प्रस्तुत करके आई हुईं बला को टालना उचित समझा । 
अतपएुय भाई लाल सिंह कैथलवाले ने बारह दजार रुपये और मालेरकोटला के पठान हाकिम ने 
चालीस हजार रुपये भेंट किये । इसी प्रकार सरदार करम सिंह शाहाबादिया, सरदार भगवान्‌ सिंह 
शाहपुरिया और सरदार स्वर्गीय गुर बढ़श सिंह अंबालवो को विधवा ने भी भेंट श्रस्तुत कीं । 


ध्घ रणजीतसिह 


किला नारायनगढ़ का धेरा 


झंयाला पहुँचकर महाराजा को समाचार मिला कि रियासत सिरमौर का राजा किशम 
सिंह महाराजा की अधोनता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है | झ्तएब महाराजा ने तुरंत 
नारायनगढ़ को कूच किया । यह क्रिला एक सुंद्र स्थल पर अत्यंत सुइढ़ बना हुआ था, जिसके 
ऊँचे दुमद्मों में बहुत-सी भारी तोप सजी हुई थीं। किशन सिंह ने सामना करने की तैयारी 
कर ली। महा (जा ने क़िल्ले का घेरा ढाल दिया | सरदार फ़तेह सिंह कालियाँवाला एक दुख 
सेना का लेकर आगे बढ़ा, कि वह चैरी की तोपों पर अधिकार कर ले । यह बहादुर बहुत 
निढरपन से वैरी पर टूट पड़ा और दो तोपें छीनने में सफल हुआ । अभी यह तोपें वह अपनी 
तरफ खिचवा ही रहा था कि सामने से एक गोली आई और सरदार फ़तेह सिह की छाती में 
बैठ गई और आन की आन में यह वीर दूसरे लोक को विधारा । रणजीतर्सिह्द एक ऊँचे स्थल से 
यह सब रंग देख रहा था । अपने बहादुर सरदार की मृत्यु से उसे अत्यत शोक हुआ |" उसी 
समय सरदार मोहन सिंह कुमेदान ओर दीवान सिंद्द भंडारी के दो दुल आगे बढ़े । अभाग्यवश 
यह दोनों सरदार भी वहीं काम आये । यह देखकर ख़ालसा फ्रौज को बड़ा क्रोबष आया | 
सिख बहादुर पागल्ञपन के जोश में आगे बढ़े । गोलियों की मूसल्ाधार वर्षा कर दी। जिसे बैरी 
सहन न कर सका । परिणाम यह हुआ कि रणजोतर्सिह की सेना ने क्रिल्ले पर अधिकार कर 
लिया । राजा किशन सिंद्द जान बचा कर भागा । अभद्वाराजा ने नारायनगढ़ का इलाका फ्रतेद 
सिह अददलूवालिया को जागीर में प्रदान कर दिया। यहाँ से नोशेश, मोरंढा, बहलोलपूर 
इत्यादि विजय करके महाराजा ने लाहोर की ओर प्रस्थान किया । 


डलीवाली मिस्त्॒ का महाराजा के अधिकार में आना 


लाहौर झाते समय महद्दाराजा जालंधर में ठहरा ही था कि उसे समाचार मिला कि 
सरदार तारा सिह घेबा, जो कुछ दिन पहले पटियात्रा के दोरे में महाराजा का साथी था मर 
गया है । महाराजा तुरंत उसके यहाँ समवेदना प्रकाशनार्थ पहुँचा । सरदार के आश्षितों के लिप 
उचित जागीर प्रदान ऋरके ढलोवालोी भत्ल को सेना आर अधिकृत स्थत्रों को उसने झपने भ्रथि- 
कार में ले लिया | इंस प्रकार कसबा रादों, नकोद्र, नोशेरा इत्यादि का सारा इलाका जो सात 
लाख सालाना से भी अधिक आय का था महाराजा के पास आ गया झौर ढलीवाल की प्रसिद्ध 
मिस्ख भी ख़तसम हो गई । 

दीवान मुहकम चंद का महाराजा की सेना में भरती होना 


इसी वर्ष महाराजा का प्रसिद्ध सेनापति दीवान मुहकम चंद रणजीत सिंह की सेना में 
भरती हुआ ।* मुदकम चंद सबसे पहले सरदार दुल सिंह अकालगढ़वाल्ले की नौकरी में दीवान 
के पद्‌ पर नियुक्त था। सन्‌ १८०४ ई० में महाराजा ने दुल सिह का इलाक़ा विजय कर क्षिया 
और मुहकम चंद सरदार साहब सिद्द गुजरातवाल्ले की सेना में उच्च पद पर आसीन हुआ । 


कबम-. 9 की किष्लनो.33+ण कछओी 


९ मरदार फ़तेह मिंट कालियाँवाला महाराजा का बड़ा विश्वस्त सरदार था। फ़तेह सिंह 
के वंश और मदाराजा के वंश में तान पीढ़ियों से मैत्री का संबंध चला श्राता था। उक्त सरदार 
सन्‌ १७६८ ई० में महाराजा की सेना में प्रविष्ट हुआ और लाहौर अमृतसर के दमन में उसने 
अपनी श्रच्छी कारगुज़ारी दिखाई । क़सूर और चनियोट का विजय उसी के कारण संभव हुई। 
आतएव महाराजा सरदार फ़र्ेद सिंद को बहुत प्रिय करके मानता था, और उसे लगभग साढ़े 
तीन लाख वार्षिक की जागार प्रदान कर रक्खों थी। छोटे-बड़े सिख सरदार भी उतके मंडे के 
गा अपने लिए. बड़े गोरव की बात सममकते थे। " प्रिफ़न ताइब यह तिथि कुछ मास 
पूर्व देते ६। 


सतलज पार की सिख रियासतों से संबंध भर भ्न्य विजय ४३३ 


दीवान उच्च कोटि की सैनिक योग्यता रखता था और इस बात को महाराजा ने साइब सिंह 
के साथ युद्ध करते समय ताढ़ लिया था। सन्‌ १८०७ ई० में साहब सिंह और दीवान में अनयन 
हों गई झौर मुहकम चंद अपनी नौकरी छोड़कर महाराजा की सेवा में उपस्थित हुआ । रणजीत- 
सिंह बहुत प्रसन्न हुआ और उसे उच्च सैनिक पद प्रदान किया | एक हाथी, ताज़ी घोड़ा और 
अलम व क़लस प्रदान किया! ।) सरकारी फ्रौज के एक हज़ार सवार और दोआबा के जागीरदारों 
की ढेढ़ हज़ार फ्रौज का नेतृत्व दिया ओर डलीवाली मिस्ल का प्रायः सारा इलाक़ा जागीर रूप 
में प्रदान किया । दीवान मुदकस चंद ने अपने इलाके का प्रबन्ध इस योग्यता से कियां कि डली- 
वाली मिस्स का हर एक सरदार अपनी सेना सद्वित महाराजा की फ्रोज में भरती हो गया । सर 
ल्षेपल प्रिफ़न लिखते हैं कि दीवान सुदकम चंद रणजीतसिद के सेनापतियों में सबसे अधिक योग्य 
था | उसी की होशियारी और वोरता के कारण रणजीतसिह छोटी-सी रियासत से झारस्भ करके 
पंजाब का साजन्नाज्य स्थापित करने में समर्थ हुआ । * 
पहाड़ी इलाक़ का दमन 

जनवरी सन्‌ १८०८ हं० में रणजीतसिद्द ने पहाड़ी इलाक़े के दमन की इच्छा की | दीवान 
मुहकम चंद सिख सेना का सेनापति नियुक्त हुआ । सबसे पहले पठानकोट का क्रिज्ना विजय किया 
गया और सरदार जयमलसर्सिह से चालीस हजार रुपये युद्ध के दंंढ-रूप में वसूल किये गये । 
इसके बाद क़िला जसरोटा की तरफ़ कूच किया । यहाँ का सरदार महाराजा के आगमन का समा- 
चार सुनकर घबरा गया । अपनी सरहद पर पहुँच कर महाराजा का स्वागत किया और प्रशुर 
घन भेंट करके झरधीनता स्वीकार की । कुछु दिन विश्राम करने के अनंतर रणजीतर्सिह ने रियासत 
गा पर चढ़ाई की | चंबा का राजा भयभोत हुआ। अपने मंत्रियों को उसने महाराजा के पास 
भेजा और आठ हज़ार वाषिक कर देने को स्वीकृति दी और भधीनता स्वीकार की । फिर रियासत 
यसोहली की बारी आईं । यहाँ के राजा ने भी आठ हजार रुपये वाषिक कर-रूप में देना स्वीकार 
किया और इस प्रकार अपनी जान छुडाई । 

द्रबार करना 


पहाड़ी प्रदेश से लोट कर महाराजा ने एक विशाल दरबार किया जिसमें पञ्आाब के मैदानी 
ओर पहाढ़ी प्रदेशों के सरदार, राजे और नवाब सम्मिलित हुए | प्रत्येक को उसके पद के अनु- 
सार खिलभते प्रदान हुईं | इसी अवसर पर सरदार जीवन सिंह हाकिम स्थालकोट और साहब 
सिंह गुजरातवाले के नाम भी दरबार में हाजिर होने के लिए आज्ञापत्र निकले। परन्तु हन दोनों 
ने अपने झाप को महाराजा का अधीन न विचार कर दरबार में झ्ाना पसंद न किया । 

स्यालकोट का दमन 

हन सरदारों की अ्रनुपस्थिति महाराजा को बहुत बुरी जान पड़ी ओर द्रबार से छुट्टी पाते 
ही सरदार फ़तेह सिंह झहलूवालिया को साथ लेकर स्यथालकोट पर चढ़ाई कर दी । शहर के निकट 
पहुँचकर महाराजा ने श्रपना वकील जीवनसिंह के पास भेजा और दरबार में न उपस्थित होने का 
कारण पुछुवाया। जीवनसिंह अपने दुर्ग को अजेय समझता था झतएवं उसने कोई ठीक 
उत्तर न दिया | वरन्‌ लड़ाई की तैयारियाँ करने लगा और रक्षा के लिए बाहर की दीवारों 
पर तोपं चढ़वा दीं। महाराजा ने भी युद्ध की आज्ञा दे दी। सरदार जीवन सिंह 
बढ़ी' बहादुरी से लड़ा और कई रोज तक अपने किले को बचाये रह्ा। इसी बीच में 
रणजीतसिह ने झास-पास के दो-तोन दुर्ग विजय कर लिये । इन में से एक बुज अटारी 


१ जफ़ रनामा रणजीतसिंदह प्रृष्ठ ४६। * लेपलग्रिफन पृष्ठ ५११। 


४६० रणजीतसिह 


नाम का था, जो कि स्थालकोट के किले से डेह मील की दूरी पर था। महाराजा ने ज़बू- 
रचे भझर्थात्‌ हल्की शुतरी तोप इस बुर्ज पर स्थापित कर दीं और यहाँ से स्थालकोट के किले पर 
गोल्लाबारी आरंभ हुईं । इसके अतिरिक्त रणजीतसिद की सेना ने किले से कुछ दूरी पर सुरंग 
लगानी शुरू कर दी और छुने हुए बहादुर सिपाहियों का एक दुसस्‍्ता जमीन के भीतर की राह्द से 
होकर कमन्द्‌ लगा कर किले की दीवार पर चढ़ गया | दूसरी ओर बहुत सी तोपें लगा कर किले 
के द्वार पर गोलाबारी आरंभ हुई | थोड़े ही समय में दरवाज़ों को खंड-खंड कर के फ्रौज किले 
में प्रविष्ट हो गईं | महाराजा की आज्ञा से विजयी सिपाहियों ने दुर्ग को खूब लूटा। सरदार 
जीवन सिह के गुज्ञारे के लिए जागीर नियत कर दी गई और स्यालकोट मह्दाराजा के अधिकार में 
झा गया । 
महाराजा का दौरा 

स्याज्लकोट से महाराजा ने जम्मू पहाड़ की तरफ़ प्रस्थान किया और बारह मील की दूरी 
पर कलुवाल के पास खेमा डाला | अखनूर का हाकिस आलम सिद्द' महाराजा की सेना देखकर 
घबराया । तेरह हज़ार रुपये सालाना कर देना स्वीकार कर के अधथोनता स्वीकार की । 

इसके बाद रणजीतसिह गुजरात की तरफ आया । गुजरात कः हाकिम स्थाजकोट की लड़ाई 
का हाल सुन कर पहले ही भयभीत हो रहा था | इसने उसी दुम महाराजा के पास अपने कमे- 
चारियों को भेजा ओर बढ़ी दीनता से अपनी गलती के ज्ञिए क्षमा माँगी | महाराजा ने भी बाबा 
साहब सिंह बेदी की स्िफ्रारिश पर उसे क्षमता प्रदान की | उसे गुजरात के इंलाक़ें में रहने दिया 
और झागे के लिए कर पाने के लिए प्रतिज्ञापत्र जिखदा कर वापस लौट आया । 

इसी साल महाराजा ने सरदार जयमल सिंद कन्देया के इलाक़े का दौरा किया । इसी 
सरदार की बेटी के साथ कुँरर खड़क सिदद को मेंगनो हो चुकी थी। उपरोक्त सरदार ने पचीस 
हजार रुपये भेंट में प्रस्तुत किये, ओर इसके इलाके का अधिक्रांश मदाराजा ने अपने साम्राज्य में 
सम्मिलित कर लिया । 

शेखपूरा क्रिले का दमन -सन्‌ १८०८ ई० 

मुनशी साहनलाजल़ लिखते हैं कि पंजाब में तीन क्लिले--पठानकोट, स्यालकोट और शेख्- 
पूरा अपनी इृढ़ता के लिए प्रसिद्ध थे और साधारण जनता द्वारा अजेय समझे जाते थे । इनमें से 
पहले दो तो महाराजा विजय करके अपने राज्य में मिल्ला चुका था | तीसरा शेष था और हुसकी झोर 
उसने झब ध्यान दिया । क़ित्ा शेख़पूरा लाहौर से बीस मीज़ की दूरी पर स्थित था । यहाँ का हाकिम 
सरदार झमीर सिदद इस बात पर राजी था कि यदि किल्ले में उसी की थानेदारी बनी रहे तो वह 
महाराजा की शथ्राज्ञा पासन करने के लिए तैयार है | परंतु रणजीतसिह को यह शर्त स्वीकार न थी । 
झतएव युवराज खढ़क सिंह के नेतृत्व में एक बड़ी फ्रोज उसने शेख़्पूरा की तरफ भेजी। महाराजा 
के तोपख़ाने ने किले की दीवारों पर गोलाबारी झारंभ की जिसका कुछ परिणाम न हुआ | महा- 
राजा के कई योद्धा सैनिक काम आये । अंत में बाहुबल के स्थान पर छुल काम झाया । मुनशी 
सोहन लाल लिखते हैं कि महाराजा इसी चिता में था और निराश होनेवाला था कि एक रात 
क्िल्ले के भीतर से एक अपरिचवित मनुष्य ने महाराजा के पास झाकर बताया कि दुरवाज़े के बुर्ज के 
झत्यंत निकट ही एक बढ़ा तहख़ाना है और यह क्रिले में सबसे कमज़ोर जगह है, जहाँ तोप का 
गोला असर कर सकता है | अतएवं तोपों का निशाना लगा कर उस सर्थक्ष पर एक भारी विच्छेद 
किया गया; फिर महाराजा की सेना भीतर घुस गई झौर फ़िलें पर अधिकार पा गईं। सरदार अमीर 


१ सेंदय मुद्म्मद लतीफ़ इसका नाम आलम खां लिखते हैं| प्रृष्ठ ३७१ 


सतलज पार की सिख रियासतों से संबंध और 'झन्य विजय ९९ 


सिंह क्रैद कर खिया गया। महाराजा ने क़िले में अपना थानेदार नियुक्त कर लिया और शेख़पूरा 
का इलाक़ा कुवर खड़क सिद्द को जागीर-स्वरूप॑ प्रदान किया । 


दीवान भवानी दास--सन्‌ १८०८ इ० 


हसी वर्ष भवानी दास पेशावरी ने महाराजा के द्रबार में उपस्थित होकर नौकरी को इच्छा 
प्रकट की । दीवान भवानी दास एक योग्य कुल का आदमी था । उसके बाप और दादा काबुत्ञ सर- 
कार में दीवानी के पद्‌ पर रह चुके थे। दीवान भवानी दास भी काबुल-नरेश शाह शुजा के यहाँ 
माल-विभाग में एक उच्च पद पर नियुक्त रह चुका था। अमीर काबुल की तरफ़ से सूबा मुल्तान 
भर डेराजात की मालगुज़्ारी वसूल करने के लिए उसी वर्ष हिंदुस्तान आया था, और किसी कारण 
शाह शुजा से अप्रसन्न था | अत०व हस अवसर को उचित जानकर महाराजा की सेवा में उपस्थित 
हुआ । रणजीतसिंह ऐसे योग्य व्यक्ति की सेवा का हृदय से इच्छुक था। उसे अपना माल-विभाग 
सुधारने की बढ़ी आवश्यकता थी । इस समय तक महाराजा के पास कोई नियत ख़जाना न था 
झौर न आय-व्यय का ठीक हिसाब रक्खा जाता था। रणजीतसिह का कुल रुपया अम्गतसर के साहू- 
कार रामानंद के यहाँ जमा रहता था। अतएव महाराजा ने दीवान भवानी दास को तुरन्त दीवानी 
के पद पर नियुक्त कर दिया । भवानी दास ने इस पद पर नियुक्त होकर माल के दफ़्तरों का समु- 
चित क्रम चलाया । यत्र-तत्र सरकारी ख़जाने खोले गये । रजिस्टर जारी किये जिनमें कौड़ी-कौड़ी 
का हिसाब लिखा जाता था । योग्य मुनशी नियुक्त किये गये जो हिसाब-किताब की जाँच-पड़ताल 
करते थे । 

खुशहाल सिंह और नये अमीर 


इन्हीं दिनों ख़शहाल नामक एक व्यक्ति महाराजा की सेवा में झाया। यह जात का गोढ़ 
ब्राह्मण और ज़िला मेरठ के परगना सरधना का रहनेवाला था । यह सुंदर झआाकृति का, शिष्ट और 
ऊँचे कद का नौजवान था और आधिक संकट में था । मद्दाराजा ने उसे धौंकल सिंह कुमेदान की 
पलटन में सिपाही के पद पर भरती कर लिया । इसका हृष्ट-पुष्ट होना और अच्छे ढंग से रहना 
हसके काम आया और महाराजा ने इसे 'ख़ासा बरदार' नियुक्त कर दिया | संभवतः महाराजा को 
प्रसन्न करने के उद्देश्य से उसने सिख धर्म स्वीकार कर लिया । और अपना नाम ख़ुशहाल सिंह 
रवखा । अरब महाराजा उसे विशेष कृपा-इष्टि से देखने लगा । कुछ समय के अनन्तर उसे 'जमादार! 
बना दिया | उसके थोड़े दिनों बाद ही 'ब्योढ़ी बरदार! नियुक्त हुआ | सिख दरबार में यह पद 
प्रतिष्ठित समझा जाता था क्योंकि जो व्यक्ति महाराजा से मिलने आता अवश्य ड्योढ़ी बरदार की 
सहायता प्राप्त करता । इस प्रकार ख़॒शद्दाल सिंह को तमाम बड़े-बड़े सरदारों और रईसों के साथ 
मैत्री-संबंध होने का अवसर मिला । इसके अतिरिक्त उसे हजारों रुपये इनाम और भंट रूप में भी 
मिलने लगे । 

कुछ समय के बाद्‌ उसने अपने भतीजे तेज राम को भी अपनी सहायता के लिए बुला 
भेजा और डसको भी सिख बना कर महाराजा को अधिक प्रसन्न कर लिया | उसका नाम तेजा 
सिहर रक्खा गया। तेजा सिंह को फ्रौज में पद्‌ दिया गया। ख़ुशहाल सिंह ठथ्योढ़ी बरदारी के 


) मद्ाराजा के बड़े-बड़े नामी सरदारों श्रौर पदाधिकारियों के विस्तृत समाचार के लिए 
देखिए, सर लेपल ग्रिफ़रेन कृत्त 'पंजाब चीफ़्स! | 

२ यह वही तेजा सिंह है जो सन्‌ १८४४-४६ ६० में सिख सेनाओं का करम्मांडर-इन्न-चीफ़ 
बनकर सतलज पार श्रग्रेज़ों से लड़ने आया था, और जिस पर यह दोष लगाया जाता है कि 
सुबरावाँ की लड़ाई में उसने घोका देकर खालसा फ़ौज को तबाह करा दिया । 


श्र रणजीतसिह 


झतिरिक्त कभी-कभी <८-च्षेः में सेजा जाता था । परःतु यह एक योग्य सैनिक के करतंध्य का पालन 
नहीं कर ख़कता था । हाँ दूसरों की देखा-देखी युद्ध के कायों' में झवश्य यह शौक़ से भाग श्वेता 
था। सन्‌ १८१७ ई० में उसका छोटा भाई राम ताल भी खाहौर झा पहुँचा । परन्तु उसने सिस्त 
बनने से इन्कार कर दिया। इस कारण खुशहाल सिंह भी महाराजा की इष्टि से गिर गया । ज्यों ही 
उसे यह मालूम हुआ उसने अपने भाई को समका-बुझा कर सिख्र धर्म को दीक्षा दिला दी। राम 
सिंह नाम रक्‍्खा ओर महाराजा को फिर से प्रसक्ष कर लिया। ख़॒शद्ाल् सिंह उन लोगों में 
पहला व्यक्ति था जिन्होंने केवल महाराजा को प्रसन्न करने की हृच्छा से सिख धर्म स्वीकार 
किया । यह उन नये अमीरों का एक उदाहरण है जो रणजीतर्सिह के समय में ख़ानदानी सरदारों 
ओर मिस्लदारों के अतिरिक्त उत्पन्न हो रहे थे । 


आठवों अध्याय 
महाराजा ओर अंग्रेज़ी सरकार के बीच सरहद 


सन्‌ १८०८-९० इ० पर पुनविचार 

पिछुले कुछ वषो' की घटनाओं का अध्ययन करने से यह स्पं'्ट हुआ होगा कि लाहौर 
पर अधिकार करने के दस वर्ष के भीतर-भीतर रणजीतसिह अपनी विजयों को कितना विस्तार दे 
चुका था। पश्माब के लगभग सभी असिद्ध नगरों पर उसका अधिकार हो चुका था | उदाहरण के 
लिए लाहौर, अम्शतससर और क़सूर, होशियारप्र, पठानकोट, मंडी, सुकेत, वसोहली और 
जसरोटा, गुजराँवाला, रामनगर और वज़ीराबाद, स्यालकोट, जेहलम, रोहतास, पिड दादनगख़ाँ 
भर नमकसार खेवड़ा, भेरा ओर मियानी, धनी, पुठोहार और रावलपपिंडी | पञ्माब के छोटे या 
बड़े सब सिख सरदार इसके वश में आ चुके थे । क़सूर की बलशाली पठानी रियासत नष्ट हो 
चुकी थी। मुल्तान और कॉाँगड़ा के दाकिम महाराजा का बाहुबल अनुभव कर चुके थे। साशंश 
यह कि पंजाब का प्रस्येक व्यक्ति अपनी रक्षा और उन्नति के लिए रणजीतसिद्द की ओर देखता था, 
जौर उसकी कृपादृष्टि का इच्छुक था । 


समाना का उत्सव 


यद्यपि सरदहिद के सरदार अभी तक रणजीतर्सिद्द के वंश में न हुए थे किंतु गत दो वर्षा में 
महाराजा ने दो बार सतलज पार कर सिख रियासतों का दौरा किया था और सरदारों से मेंट 
ग्रहण की थीं। उन पर महद्दाराजा का आतंक ख़्ब जम गया था अतएवं जब सन्‌ 4८०८ ईं० में 
तारा सिंह घेबा की र॒त्यु पर डल्लीवाली मिस्ल के इलाके महाराजा के अधिकार में आये तो सत 
लज पार के सब रईस भयभीत द्वो गए | सब ने मिल कर रियासत पटियाला के ससाना नामदः 
गाँव में जलसा किया जिसमें निर्णय करना था कि अपनी रियासतें स्थायी रखने के लिए क्या कार्य 
किया ज्ञाय । अंग्रेजी असलदारी जमुना नदी तक पहुँच चुकी थी, ओर उसके भागे बढने की पूरी 
संभावना थी । दूसरी ओर से महाराजा अपने राज्य को बढ़ाता चला आ रहा था| झतएवं सतलज 
पार के सिख सरदारों ने खयाल किया कि हम दो बलशाली हुकूमतों के बीच घिर गये हैं और हमें 
अपना झस्तिस्व रखने के लिए एक या दूसरी शक्ति की शरण में जाना आवश्यक होगा । यद्यपि 
कुछ सरदार ब्रिटिश सरकार के संपर्क में झा कर उस की नीति और चरित्र देख चुके थे। वे बार 
बार इंस बात पर जोर देते थे कि उन्हें अंग्रेज़ों के साथ मिल जाना चाहिए कितु उन में कइयों को 
अंग्रेज़ों की दियानतदारी पर संदेद भी था | मगर वह सब के सब महाराजा के बलात्कार का अनु- 
भव भी कर चके थे, अतएव कुछ तक-वितक के बाद यद्द निर्णय किया गया कि उन्हें अंग्रेज़ी राज्य 
की शरण लेनी चाहिए.। और इस विचार पर सब एक-मत हुए ।' 


हैजा और तपेदिक 


हस संबंध में मुनशी सोहन खाल अपनी पुस्तक उम्दतुल्तवारीख एष्ठ ७६ पर लिखता ह्दै कि 
विचार विनिमय करते हुए एक वयस्क और बुद्धिमान सरदार ने खुले शब्दों में कहा कि “भाइयों, 
हमारे लिए अधिक देर तक जीवित रहना तो असंभव है क्‍यों कि अंग्रेज क्षय रोग की तरह डज्ञो 
शने: शने: जान लेंगे, महाराज हैजा अथवा सिरसाम की तरह है जो घंटों में ही जान निकाल लेगा। 


'2अम पाए सइ2 /# कक. पका कक. 


१ मुनशी सोइनलाल 'उम्दतुल्तवारीख', भाग २, ४७5 ७६, । 


४४ रणजीतसिध 


इसलिये यदि कुछ अधिक देर जीवित रहने की इच्छा हो तो अंग्रेजों के साथ मिलकर ही ऐसा कर 
सकते हो । चुनाँचे ऐसा ही हुआ । बल्कि ईश्वर को कुछ भौर ही भाता था कि रणजीतसिह का 
राज्य भी समाप्त हो गया और हाल ही में अंग्रेज भी देश को छोड़ गये | आज हन रियासतों का 
पैप्सू के रूप में चिह्न शेष है । 

सिख सरदारों का भय 


चुनांचे समाना फे उत्सव फी समाप्ति के बाद मार्च सन्‌ १८०८ हं० में सिक्‍ख सरदारों के प्रति- 
निधि जिनमें राजा भागसिंह जीन्द वाला, सरदार लाल सिह कैथल वाला, राजा नाभा का वकील 
गुज्ाम हुसैन तथा पटियाले का वकील शामिल थे, प्रिटिश रेजीडेश्ट के पास दिल्‍ली पहुँचे और उससे 
प्रार्थना की कि हमें अंग्रेज़ी रक्षा में ले लिया जाय । लेकिन रेज़िड्ट ने उन्हें कोई उत्साह-वर्धक 
उत्त न दिया | उंवल यह बचन दिया कि उनकी प्रार्थना गवंनर जनरल के पास भेज दी जायगी 
ओर जैसा निर्णय होगा उनको सूचित कर दिया जायगा। इस सिलसले में यह बता देना 
झावश्यक प्रतीत होता है कि अभी तक अंग्रेजी सरकार ने यह निर्णय नहीं किया था कि हन 
राज्यों के साथ कैसे सम्बन्ध स्थापित करना चाहिए । वे अरछी तरह जानते थे कि इन सरदारों में 
न तो परस्पर एकता है ओर न इस एकता के स्थायी होने की कोई सम्भावना ही है, इसलिये जिस 
समय वे चाहें उनको अपने साथ मिला सकंगे । यह सरदार दिल्‍ली से उदास होकर वापस आ रहे 
थे कि इस मामले का समाचार रणजीतसिद्द को मिल गया। मद्दाराजा ने तुरंत अपना एजेंट उन 
लोगों के पास भेजा, और उन्हें अम्टूतसर दरबार में उपस्थित होने का निमंत्रण दिया। झतएय 
जब यह सब एकत्र हो गये तो महाराजा बढ़ी श्रावभगत से उनसे मिला और उनके दिल से भय 
दूर करने में कोई कसर उठा न रकखी । २४ नवंबर सन्‌ १८०८ ई० को अखनूर में महाराजा ने 
राजा पटियाला से फिर भेंट की, और इसी विषय पर बात-चीत हुई । दोनों में मिम्रता की प्रतिज्ञाएँ 
हुईं भर बाया साहब सिंद् बेदी ने आपस का प्रेम बढ़ाने के ज्िण उनकी पपड़ियाँ भी बदलवा दीं । 

त्रिटिश सरकार की नीति में परिवतेन 

इन्हीं दिनों ब्रिटिश सरकार के पास यूरोप से समाचार आया कि नैपोलियन बोनापार्ट, टर्की 
ओर ईरान के बादशाहों की सहायता से हिंद पर आक्रमण करना चाहता है। डस समय फ्रांस के 
साम्राट नैपोलियन बोनापार्ट की सैनिक शक्ति चरम सीणा को पहुँची हुईं थी। वह यूरोप का बहुत- 
सा भाग विजय कर चुका था और जून १८०७ में रूस के साथ नया संधिपन्न लिखकर लड़ाई झगढ़ों 
से निवत्त हो चुका था वरन्‌ सन्‌ १८०८ ई० के अन्त तक स्वेडन के अलावा शेप सभी योरोपोय देश 
अंप्रजों के विरुद्ध लड़ाई के लिये तैयार हो चुके थे, इसीलिए नैपोलियन के आक्रमण की भयावह ख़बर 
ने गर्वनर-जनरल लाड मिटो फो पेशबंदियां करने के लिए विवश किया, और उसे झपनी तटस्थता 
की नीति बदलने की आवश्यकता जान पड़ी,। अ्रतएव सतलज और जमुना नदी के बीच के इलाकों 
की रियासतों को विश्वास दिलाया गया कि भगर वे अंग्रेज़ों के अनुकूल रहेंगे तो अंग्रेजी सरकार 
स्थाभाविकतया उनकी सहायता करेगी । साथ ही श्रगस्त १८०८/में ” एक दूत-दुल मिस्टर मेटकाफ 
के साथ महाराजा के दुरबार में लाहौर भी भेजा गया । इसी प्रकार दूत सिंध के झमीरों, काबुल के 
झमीर शाह शुजा और ईरान के बादशाह के यहाँ भी भेजे गए । इन दूतों का उद्देश्य हन प्रांतों के 


कक 


, * लाड मिन्‍्टो के इससे पहले के फरवरी तथा माच सन १८०८ के पत्रों से भी यह स्पष्ट है कि 
उसने पहले से दी अपने मन में निश्चय कर लिया था कि यमना तथा सतलज नदी के बीच की 
सिक्‍्ख रियासतों को अपने अधीन रखेगा श्रौर उन्हें किसो रूप में भी रणजीतसिंह के श्रधीन न 
होने देगा । वह योरूप की सोचनीय स्थिति को देखते हुए रणजींतसिहद से बिगाड़ करना भीं नहीं 
चाहता था | 


महाराजा।ओर अंग्रेजी सरकार के बीच सरहद ५४ 


शासकों में अंग्रेज़ों के प्रति मेत्रीभाव उत्पन्न करना था, जिसमें नैपोलियन के अक्रमण के समय यटट 
उनकी सहायता कर । 


मिस्टर मेटकाफ की महाराजा से मुलाकात 

सद्दाराजा डस समय्र अपनी सेना एकत्र किए हुए कसूर के निकट डेरा डाले पड़ा था | संभवतः 
सतख्षज पार के इलाक़े का दौरा करने का निश्चय कर रहा था कि मेटकाफ़ ११ सितंबर सन्‌ 
१८०८ ईं० पटियाले से होता हुआ कुसूर के निकट मोज़ा खेमकरन में मद्दाराजा की सेथा में उपस्थित 
हुआ । महाराजा ने सरदार फतेह सिंह अहलूबालिया और दीवान मुहृकूम चंद को दो हज़ार के 
करीब सुंदर जवानों के साथ मेटकाफ के स्वागत के लिए भेजा । जब वह महाराजा के ख़ेमे के निकट 
पहुँचा तो महाराजा स्वयं अपने खेमे के बाहर स्वागत के लिए आया । एक द्वाथी, कुछ घोड़े, सो ने 
की ज़ीन और मूल्यवान्‌ वस्र उसको भेंट किए । मद्दाराजा का वुद्धिमान्‌ मंत्री, फकीर अजीजुद्दीन 
मेटकाफ के आतिथ्य के लिए नियुक्त हुआ । दूसरे रोज महाराजा अंग्रेज़ी सफ़ीर के कैंप में गया 
ओर मेटकाफ ने मूल्यवान्‌ भेट गर्वंनर-जनरल को तरफ से महाराजा की सेवा में प्रस्तुत की । इसके 
बाद मेटकाफ़ ने गतनर-जरनज् के विचार प्रकट किए, ओर संधि का मसविदा महाराजा के सामने 
रक्ख्ा । | 

संधि की शत 

संधि की शर्त लगभग इस झाशय की थीं -(१) अगर फ्रांस का बादशाह कभी इस देश पर 
झाक्रमण करे तो अंप्रेजों सरकार और रणजीतर्सिद सम्मिलित शक्ति से उसका सामना करे । 
(२) अगर कभी वैरी का सामना करने के लिए अंग्रेज़ी फो्ज अटक से पार या अफगानिस्तान के 
इलाक़े में ले जाने को आवश्यकता उपस्थित हो तो महाराजा अपने राज्य में से उन्हें रास्ता दे । 
(३) झगर काबुल के साथ अंग्रेज़ी सरकार को पत्र-व्यवहार करने की आवश्यकता अनुभव हो तो 
महाराजा पत्रवाहकों की रक्षा करे । 

महाराजा ने तत्क्षण इन शर्तों को स्वीकार न किग्रा, ओर इनके मुक्राबले में अपनी निम्नलिखित 
शर्ते प्रस्तुत कीं-“-(१) लाहोर दरबार ओर काबुल के शासक के बीच लड़ाई या भंगढ़ा होने की 
अवस्था में ब्रिटिश सरकार हस्तल्षेत् न करे । (२) अंग्रेजो सरझ'र ओर लाहोर दरबार में सदा मैत्री 
रहे । (३) महाराजा रणजीतसिंद के शाही अधिकार सब्र लिख रियासतों पर समझे जावे, जिससे 
महाराजा का आशय सतलज पार की सिख रियासतों से था । 

अंग्रेज़ी दृत ने उत्तर दिया कि मुझे इन शर्तों को स्वीकार करने का अधिकार नहीं। हा, में 
दोनों मसविदे गवनेर-जनरल् के पास भेज देता हूँ । 
महाराजा का सतलज पार के इलाके का दौरा 


महाराजा के लिए यह विश्वास करना कठिन था कि अंग्रेज यह संधि केवल फ्रांस के आक्रमण 
को रोकने के लिए कर रहे हैं । वरन्‌ उसे यह विश्वास था कि यह सब कायचाहदी सतलज पार की 
रियासतों के संबंध में है | अंग्रेज इन्हें अपनी शरण में लेना चाहते है और सत्य भी यही था। 

खालसा की सम्मिलित शक्ति स्थापित करने के लिए मद्दाराजा के हृदय में प्रबल इच्छा उत्पन्न दो 
सुको थी, और यह खयाल कि लगभग झाधी सिख रियासतें अंग्रेजों की शरण में चली जावें उसे बहुत 
कष्ट देता था । झतप्‌ृव गवनर जनरल झौर उसके दूत के पतन्नच्यहार के अवकाश से उसने लाभ उठाना 
घाद्दा और तुरंत एक बृद्दत सेना को सतज्ज पार जाने की आज्ञा दी, और खाई नामक स्थल पर डेरा 
ढाल । उस समय राजा भाग सिंह, राजा जसवंत सिंह नाभा-नरेश, भाई लाल सिंह कैथल्वाला 
भौर सरदार गरदित सिंदद ल्ाढवावात्ा और अन्य बहुत से सरदार मद्दाराजा के साथ थे। यहाँ 


रा रणजीतसिद 


पर मदाराजा ने फ़ीरोजपूर के हाकिम से भेंट वसूल की और सरदार करम सिंह चाह को 
फरीदुकोट की विजय के लिए भेजा । करम सिह की सफलता का समाचार आने पर स्वयं आधी रात 
बीतने पर खाई से प्रस्थान किया, और अक्तूबर सन्‌ १८०८ ई० में फ्रीदकोट में अपना थाना 
स्थापित किया । फिर नवाब मालेरकोटला से भेंट वसूल किया | इसके बाद महाराजा अंबाला 
पहुँचा । क़िल्ले को विजय करके वहाँ भी अपना थाना स्थापित किया | अपने एक अफुसर सरदार 
गंडा सिंह साफ़ी को दो हजार सवार के साथ इस किल्ले का थानेदार नियुक्त किया । यहाँ से 
दौरा करता हुआ मद्दाराजा शाहाबाद पहुँचा । यह स्थज्न मारकंढा नदी के किनारे एक केंद्रीय 
स्थिति रखता है इसके एक ओर सहारनपूर, दूसरी ओर जगाघरी, तीसरी तरफ थानेसर ओर 
चोथी तरफ जपम्ुना नदी है । यहाँ से भेंट वसूत्त कर के महाराजा दिसंबर सन्‌ १८०८ ई० में अम्हृत- 
सर वापस आया । 
अंग्रज़ी सरकार के ढंग 

अंग्रज़ी सरकार ने महाराजा के इस काये को अत्यंत अनुचित समका। मेटकाफ़ इस के 
विरुद्ध समय-समय पर आवाज़ भी उठाता रहा। परंतु अभी तक गवनेर-जनरल ने इस बात का 
निश्चित निर्णंय नहीं किया था कि उसे क्या व्यवद्दार अदण करना चाहिए । क्योंकि यूरोप की दशा 
झमी तक संदिग्ध थी। परतु जब महाराजा शाहाबाद तक पहुँच गया तो गबव्नर-जनरल घबराया 
ओर उस ने निर्णय कर लिया कि महाराजा को रोकने के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं । क्योंकि ऐसी 
स्थिति में सतल्नज पार के सरदारों के साथ मैत्री के संबंध स्थापित करना कठिन हो जायगा। चुबांचे 
गवर्नर जनरल ने जह निर्णय किया कि रणजीत्सिह से संधि पूर्ण करने से पहले ही यह बेहतर होगा 
कि सतल्ज पार की सिक्‍ख रियासतों को अपनी रक्षा में ले लिया जाय क्‍योंकि इस बात से ढर कर 
रणजीतर्सिह सीधे रास्ते पर आ जायगा । अतएवं जनवरी सन्‌ १६०६ में कनंत्र अक्तरलोनी के 
नेतृत्व में अंग्रेज़ी सेना जमुना के पार उतरी और बोढ़िया, पटियाला होती हुई खुधियाने के निकट 
झा पहुँची । अंग्रेज़ी सेना के आगमन पर सतह्लज पार के सरदारों की झाशाएं उमड़ आई । उन्होंने 
अपने कर्तव्य पर पुनविचार किया, ओर यही निश्चय किया कि अंग्रेज़ों के साथ मिलना ही उन 
के अस्तिस्व को बनाए रखने के लिए आवश्यक है | झतएवं अक्तरलोनी ने हपत निश्चय की सूचना 
गवनर-जनरल को दी, और उस की मंज़री से एक विज्ञप्ति £ फरवरी सन्‌ १८०६ ई० की तिथि में 
प्रचलित की और उस की एक प्रतिलिपि महाराजा रणजीतसिंह को भेज दी। इस विज्ञप्ति का 
सारांश यह् था कि सतलज पार के रइईसों को अंग्रेज़ी सरकार ने अ्रपनी शरण में ले लिया है । इस 
लिए जो फौज महाराजा ने सतलज के इस पार स्थापित की है वह तुरंत धापस खुला ली जावे । 
यदि ऐसा न किया जायगा तो अंग्रेज़ी सरकार युद्ध के लिए विवश हो जायगी। 


अक्तर लोनी की विज्ञप्ति 


चूँकि अंग्रेज़ी फौज़ महाराजा रणजीतसिंह की सरहद के निकट ढेरा डाल्ले पड़ी है इस लिए 
यह उचित समझा गया है कि इस विज्ञप्ति द्वारा महाराजा की सेवा में शिटिश सरकार के सदाशय 
का निदर्शन किया जाय, जिस से महाराजा को अंग्रेजी सरकार के भावों की जानकारी दो जाय, 
जिस का उद्देश्य महाराजा के साथ मैत्री-माव बनाये रखना और उस के देश को दह्वानि से बचाना 
है। दोनों राज्यों के बीच भापस का प्रेम विशेष शर्तो' के कारण ही बना रह सकता है। इस लिए 
बह नीचे अंकित की जाती हैं । 

3. खरद, खांनपूर और सतलज नदी के इस झोर के अन्य किल्ले जो मद्दाराजा के अधि- 


कारियों के अधिकार में हैं गिरा दिए जावें और यह सब स्थान अपने पुराने मालिकों को लौटा 
जावें। 


महाराजा और अंग्रेज़ी सरकार के बीच सरहद ९७ 


२. महाराजा को जितनी पेदुल और सवार सेना सतलज नदी के उस तरफ हो महाराजा 
के देश में वापस बुला ली जाय । ु 

२. महाराजा की जो सेना फिल्ौर के घाट पर स्थित है कृच कर के नदी पार चली जाय 
झोर आगे महाराजा की सेना नदी के इस तरफ उन सरदारों के इलाके में न आये जो अंग्रेजी 
सरकार की शरण में आ चुके हैं। सरकार ने नदी के उस तरफ सिपाहियों की एक थोड़ी संख्या 
थानों में नियुक्त की है। अगर उतनी ही सेना फिलौोर के घाट पर थाने में रक्खी जाय तो हमें कोई 
झापत्ति न होगी । 

४. यदि महाराजा उपरोक्त शर्तो को पूि करे जैसा कि वह कई बार मिस्टर मेटकाफ की 
उपस्थिति में स्वीकार कर चुहा है, तो यहद्व पूति आपस को मैत्री को सुदृद करेगी । यदि इन 
शर्तों की पूसि न हुईं तो यद स्पष्ट प्रकट होगा कि मद्दाराजा न केवल अंग्रेजों की मैत्री की कुछ 
परवा नहीं करता वरनू शत्रुता पर कटिबद्ध है। इस दशा में विजयी अंग्रेज़ी सेना अपनी रक्षा के 
लिए प्रत्येक ढंग जो वह उपयुक्त सममेगी काम में ल्ावेगी । 

९. इस विज्ञप्ति का आशय केवल्न इतना है कि गवरनमेंट के भाव महाराजा पर प्रकट हो 
जावे और महद्दाराजा के विचार हमें मालूम हो जावें। सरकार को पूरी आशा है कि महाराजा 
इस विज्ञप्ति की शर्तों पर धियार करेगा और उन्हें अपने पक्ष में बहुत उपयोगी पावेगा। इस से 
अंग्रेज़ों को मैत्री का पूर्ण परिचय मिलेगा कि वह युद्ध का पूर्ण बल रखते हुए भी शान्ति के 
इच्छुक हब | 

रणजीतसिंह का युद्ध की तैयारी करना 


जब महद्दाराजा को यह विज्ञप्ति प्राप्त हुईं तो उसे बडा जोश आया और उस ने इसे स्वीकार 
करने में आपत्ति की | रणजीर्ताधह के लिए अब दो रास्ते खुले थे | या तो अंग्रेज़ो सरकार से सदा 
के लिए संबंध विच्छेद कर ले या उन के साथ संधि कर के सतलज को अपनी सरहद निश्चित करे, 
ओर अपने राज्य को विस्तार देने के लिए कश्मीर, पेशावर, अफगानिस्तान, मुल्तान इत्यादि के 
इलाके विजय करे । मद्दाराजा को पहला प्रस्ताव पसंद आया । तुरंत उस ने अपने सरदारों के नाम 
आज्ञापत्र प्रचारित किये कि संपूर्ण ख़ालसा फौज सह्दित लाहोर पहुँच जाओ ओर स्वयं अन्न के ढेर, 
गोला-बारूद व अन्य युद्ध के सामान बाहुल्‍य से एकत्रित करना आरंभ कर दिया। क़िलों पर तोपें 
स्थापित कर दी गईं । दीवान मुहकम चंद को आज्ञा हुईं कि कांगड़ा से संपूर्ण सेना और तोपखाना 
लेकर तुरंत फिल्लीर पहुँचो और दूसरी आज्ञा मिलते हो अंग्रेज़ों से युद्ध आरंभ कर दो । इसी प्रकार 
समस्त जागीरदारों और मालपुज़ारों को हुक्मनामे भेजे गये, और कठिन आज्ञा दी गई कि बहुत 
जरूदु अपनी-अपनो सेना और तोपों के साथ लाहौर पहुँच जाओ । लाहौर का दुर्ग अधिक सुदृढ़ 
किया गया। किल्ले की दोवारों पर तोप चढ़ा दी गईं | मुनशी सोहन लाल लिखते हैं कि कुछ 
दिनों में लगभग एक लाख योद्धा सैनिक लाहौर में एकत्र हो गये और उन्हें सतलज ओर व्यास के 
पास भिश्न-भिन्न स्थलों पर नियुक्त होने को आज्ञा दे दी गई । 

अंग्रेज़ी सरकार की काररवाइ 

अंग्रेज़ी सरकार को जब इन तेयारियों का समाचार मिला तो उस ने सर डेविड अक्तर- 
लोनी की सेना में बहुत बृद्धि कर दी । राजा भागसिह जोन्द्‌ नरेश से लुधियाने का किला लेकर 
वहाँ अपनी छावनी स्थापित कर दी । अंग्रेजी सरकार अपनी तैयारियों में लगी हुईं थी कि यूरोप 
से नेपोलियन बोनापार्ट की कई कठिनाइयों का समाचार मित्ना जिस से यह सर्प८०्ट जान पड़ता थ। 
कि अब नैपोलियन कह वर्ष तक दिदुस्तान पर आक्रमण नहों कर सक्ता। अब अंग्रेज़ी सरकार ने 

पर 


श्८ रणजीत[सह 


पेवड्क पहल्ले को अपेता अधिऊ ज़ोरदार नीति अहण कर ली ओर यह स्पष्टतया प्रकट कर दिया 
कि जो कुछ भो हो अंग्रेजी सरकार महाराजा के राज्य की पूर्वी. सीमा सतलज नदी से झागे न 
बढ़ने देगी और सतलज़ के इस पार की सिख रियासतों में महाराजा का हस्तक्षेप कभी पसंद 
न करंगी। 
रणजीतसिह की बुद्धिमत्ता 
अंग्रेजी सरकार की यह चाल महाराजा को कदापि पसंद न थी, क्योंकि वह रपट रूप से 
इखता था कि इन शर्तों के स्वीकार करने से उसक्के जीवन का उद्देश्य ही असफल हो जायगा भौर 
पह ख़ालसा की संयुक्त शक्ति न स्थापित कर सकेगा । पाँच वर्ष पहले जब जसवन्त राव हो लकर 
मदह्दाराजा के पाप अंग्रेज़ों के विरुद्ध सहायता लेने आया था तो उस समय भीं रणजीतसिद के 
सम्मुख यही प्रश्न था कि वह मरदहां को सद्दायतवा दे का अंग्रेजों श्र लड़ाई मोल लेयानले। 
चुनांच जिन कारणों को इस्डि में रखते हुए उपने अप्रेजों के साथ उम्बन्त्र नहीं तोड़ा था, उन्हों 
को दृष्टि में रखते हुये उसने इस निर्णय को भरी स्वीकार कर लिया । 
यद्यपि कुछु सरदारों ने इस सम्पति हा जिरोध भा किया परन्तु रणजोतप्िह ने अंग्रेजों के 
साथ संधे कर जने में हो| नीति समझो। इंव बच सदाराज़ा ओर भेरफाफ के मसविदों से काट- 
डॉट का के तैयार फ़िपरा हुआ नया मयविदा कतझते से आया ओर दोनों शक्तितयों की सम्मिलित 
रात से स्वोकृत हो गया । यई संत्रियत्र २९ अप्रेव खत १5०६ ई० को लिखा गया और इतिहास 
में मेटकाफ्‌ के समकोता के नाम से प्रसिद्ध हुआ । 
संधिपत्र 
यह समकोता इस बात की चर्वा करता है कि अंग्रेजों सरकार और लाहोौर-नरेश 
मरराज: रणतेत्यित के बीच में जो जिरोध उखन्न हो गप्रा था अब्र वह दोनों की स्वीकृति 
और खुशी से दूर हो गया है। दोनों पक्षों की यह इच्छा है कि उनके आपस के मैत्रो-संबंध 
बने रहें | इस लिए यह संधियत्र लिखा जाता है, जिस का पालन दोनों राज्यों के उत्तराधिका- 
रियों के लिए. आवश्यक होगा। यह संधिपत्र महाराजा रणजनीतसिद्व (पक्ष १) तथा अंग्रेजी 
सरकार (पत्त २) के एजेंट मिस्टर सी० टी० मेटकाफ की उपस्थिति में लिखा गया । 
शत 
(१) अग्रेती सरकार और लाहोर रियासत में सदा के जिए मैत्रो रदेगो । दूसरा पक्ष 
(अर्थात्‌ अं तेजी सरकार) पहले पत्ष (अर्थात्‌ लाहोर दरबार) को बहुत प्रतिष्ठित शक्तियों में 
गिनेगा और विटिश सरकार को राजा रणजोाव्विद के इताके और प्रता के साथ जो सतत्नज 
नदी के उत्तर की ओर स्थिति है कोई सरोकार न होगा । 


(२) राजा झपने अधषि्ार में आए इच्ाक्रे' या उप के निकट के इताक़ों में जो सतलज 
नदी के बाएँ तरफ हैं, उस से अधिफ सेना न रक्खेेगा जो आंतरिक व्यवस्था के लिए झावश्यक 
है, ओर न पढ़ोस के रईंसों और उनके इत्ताक़ों से कोई सरोकार रक्खेगा । 

(३) उपरोक्त शर्तों में से किसो एक को तोड़ने या आपस के मैत्री-भाव के पूरा न उतरने 
की दुशा में यह संधिपन्न रद समझा जायगा । 

, .) इस इलाके से ताथय उन क़रस्तरों श्रोर क्रिनों से है जो अंग्रेज़ी दूनों के लाहौर पहुँचने 
से पूतर सितम्बर सन्‌ १८०८ ई० हा पदाराजा ने श्रयने अधिकार में कर जिए थे। और जो स्थल 
अंग्रेजी दूत के पदुँचने के बाद जिजय हुए थे वह सब अत जे। मालिकों को वायत कर दिर गर थे। 


मद्दाराजा और अंग्रेजी सरकार के बीच॑ सरहद श्र 


मेटकाफ ने इस संधिपत्न पर हस्ताक्षर अंकित कर के इस को नकत अंग्रेजी और फारसी 
में रणजीतसिह को दे दी, और दूसरी नकल पर महाराजा ने अपनी सही ओर मुहर लगा 
कर मेटकाफ को दे दी । मेटराफ ने स्वीकार किया कि वह दो मास के भीतर गयनेर-जनरल 
से उस की मंजूरी मंगवा देगा और तब यह संब्रिपत्र पक्का और पू्ण सपका जायगा और 
दोनों पक्षों पर इस बी पाबंदी आवश्यक होगी | अतएव यह संधिवत्र ३० मई सन्‌ १८०६ ईैं० 
को गवनेर-जनरल जार्ड पिटों ने अपनी कौंसिल सहित स्वीकार किया और इस पर अपनी 
मुहर और हस्ताक्षर अंकित कर के महाराजा के पास भेज दिया । ह 
संधिपत्र के परिणाम 
इस खींचातानी के समाप्ष होने पए रणजीतसिह के जीवन का एक शहत्वपूर्ण और आय थक 
प्रश्न तै हुआ । इस में सदेह नहीं कि अय सहाराजा के लिए सालभा की सम्मिलित शक्ति को 
एकत्र करने का कोई अवसर न रहा और उसे लगभग आधे सिख प्रदेशों से ग्रसग रहना पड़ा । 
क्योंकि छः मिस्‍लें सतलज के पार स्थिति थीं, और शेप छः इस तरफ | प/तु उस के लिए ग्रब 
सतलज से सिंध नदी तक बल्कि उस से आगे तक मैदान साफ हो गया और अंग्रेज़ों झी बढ़ती 
ताकत का खटका कुछ समय के लिए दूर हो गया। दूसरी तरफ अग्मेत्ती सगका। का प्रभात, जान 
व माल का बिना जरा भी बलिदान किए हुए लेखन के द्वारा ही एकदम जमुना नदी से हट कर 
सतलज नदी के किनारे तक पहुँच गया, पः तु यह सच हैं कि इस संभि द्वौरा दोनों पक्षों ने पूरा 
लाभ उठाया । क्योंकि इस के बिना जरुदी ही संभवतः दोनों राज्यों में मुग्भेड को नौबत पहुँच 
जाती। यह संधिपन्न रणजीतसिंह की समभदारी और योग्यता का उच्च नमुना है। 
सतलज पार के रईसों के लिए विज्ञप्ति 
सतलज पार की रियासतें फरवरी सन्‌ १८०६ ईं० में अंग्र जी सरकार की शरण में भा 
चुकी थीं | परंतु यह आवश्यक था कि उन के संबंध को पूरी तरह प्रकट कर दिया जाय | शरद एव 
३ मई १८०६ हईं० को निग्नलिखित विज्ञप्ति प्रचारित की गईं, और एक दरबार कर के यह पढ कर 
सुनाया गया ;-- 

“यह बात प्रकाश की भाँति स्पष्ट है कि जिटिश सरकार ने अग्र जी सेना कुछ सरदारों 
की प्रबल इच्छा के अनुसार सतलज नदी वी आर भेजी थी, जिस का आशय यह था कि उस 
की मैन्री को ध्यान में रखते हुए उन के इलाकों पर उन को स्वतंत्रता बनाई रक्‍्खी जाय। अत- 
एव एक झहृदुनामा २६ अप्रल सन्‌ १८०६ हं० को अग्रमेजी सरकार ओर महाराजा रणजीत 
सिंद्द के बीच ते हुआ है । अतएव बड़ी प्रसन्नता से अग्नेजी सरकार मालवा और सरहद के 
इलाकों के सरदारों और रईसों के आश्वासन के लिए यह लेख प्रस्तुत काती है जिस की 
शर्ते निम्नलिखित हैं-- 

१--मालवा और सरहद पर स्थित इलाकों के सरदार अग्रेजी सरकार की रक्षा में आ 
चके हैं। अतएव आगे के लिए महाराजा रणजीतसिद्द से उन की रक्षा की जायगी। 

२ उन रईसों से जो कि अंग्रेजी सरकार की रक्षा में श्रा चुके हैं कोई कर नकद या 


छझान्य रूप में न लिया जायगा । े हि ५ 
३-- उन सरदारों के जो अधिकार और हक सरकार अंग्र जी को रक्षा मं आने से पह 


थे वही बने रहेंगे। े है 
४-- यदि कभी शांति बनाये रखने के उद्देश्य से अंग्रेज़ी सेना को इन रईसों के इलाक 


से हो कर जाना पड़े तो मत्येक रईस के लिए यह आवश्यक होगा कि जब उस के इलाके से 


६० रणजीतसिद्द 


फौज जाय तब वह सेना दी प्रत्येक उचित प्रकार से सहायता करे-- झर्थात्‌ अन्न, रहने का 
स्थान तथा अन्य आवश्यकताओं को पूरा करे। 

४-- जब कोई श्र इस देश पर आक्रमण कैरे तो मेत्री के उद्देश्य के अनुसार प्रत्येक 
सरदार के लिए यद्दट आवश्यक द्ोगा कि वह अपनी-अपनी सेना सहित अंग्रेजी सेना से आा 
मिले और अपने पूरे प्रयत्न के साथ बैरी फो परास्त करने में सहायता दे । ऐसे अवसरों पर 
इन रईसों की फौज अग्नेजी कवायद सीखी फौज के अधीन रह कर काम करेंगी ! 

६--किसी विलायती सामान पर जो यूरोप देश से अंग्रेजी फौजों के ब्यवह्वर के लिए 
इन के इलाकों से हो कर आवेःउस पर कोई कर न लिया ज्ञाय । 

७-- चाहे जितने घोड़े अग्न जी सेना के रिसाले के लिए इस इलाके से खरीदे जावें या 
किसी और देश से खरीदे हुए यहाँ से गुज़रं, उन पर कोई महसूल्व इत्यादि न लिया जायगा । 
घोड़े लाने या खरीदने वालों के पास दिल्ली के रेजिडट या सरहद के अफसर के दस्तखती 
परवाने होंगे । 

विज्ञप्ति का परिणाम 


इस विज्ञप्ति का परिणाम यह हुआ कि सतलज पर के इलाके के रइंसों का सदा के लिए 
महाराजा रणजीतसिद्द से संबंध टूट गया । लुधियाना में अंग्रजी छावनी स्थापित हो गईं | सर 
डेविड अवतरलोनी जो उन दिनों बद्मा योग्य सिविल तथा फोर्ज! &फसर माना; जाता था ब्रिटिश 
सेना का कमांडर नियुवत हुआ ओर लुधियाना में रहने लगा । उस के साथ रहने के लिए बस्शी 
नंद सिह »ढारी महाराजा रणजीतसिदद का दुत नियुक्त हुआ ओर अंग्रजी सरकार की तरफ से 
खुशबख्त राय लाहौर दरबार में अखबार-नदीस नियुक्त हुआ । 

मेंटकाफ़ के शिया सिपाहियों और अकालियों में कगड़ा 

अभी संधिपत्र पर महाराजा और अंग्रेजों के हस्ताक्षर नहीं हुए थे कि संयोग से मुहर॑भ 
और होली के त्योहार इकट्ट आ गए । मिस्टर मेटकाफ के साथ कुछ शिया सिपाही भी आए थे । 
उन्होंने अपने रिवाज के अनुसार ताजिया निकाज्मा और जिस समय मुहरंम का जलूस ताजिया 
समेत दरयार साहब अम्ठतसर के पास से निकला उस समय मुसत्मानों और अकालियों में रूगढ़ा 
हो गया । प्रसिद्ध अकाली 'नेता बाबा फूला सिह ने बड़े जोश से ७वक्रमण किया। दोनों पक्ष के 
कुछ आदमी कास आए परंतु मेटकाफ के,कवायद सीखे सिपाहियों ने फौरन अंग्रेजी ढंग पर पंक्ति 
बाँध ली जिस कारण अझकालियों का झ्राक्मण सफल न हुआ । इसी बीच में महाराजा को भी 
समाचार पहुँच गया । वह गोविदगढ़ किले से तुरंत पहुँच गया और भकगढ़ा दूर कराने में सफल 
हुआ । अंग्रेजी सेना के छोटे से दल की .कवायद की श्रेष्ठता उस के दिल में घर कर गई झौर इसके 
प्रभाव ने महाराजा को अ्रंग्रेजी सरकार से संधि करने पर बाधित विया | हम यह नहीं कद्द सकते 
कि इस घटना ने कहाँ तक महाराजा को संधिपन्न पर हस्ताक्षर करने पर विवश किया परंतु इस का 
इतना असर अवश्य हुआ कि, महाराजा पश्चिमी दंग बी सैनिक शिक्षा अर्थात्‌ कवायद पर विश्वास 
लाने लगा, जिसे उसने अपनी सेना में भी पूरे प्रयत्न से बाद में प्रचलित किया । 


नवाँ अध्याय 
विजयों की भरमार : सन्‌ १८०६-११ ई० 
का गड़ा क़िलि की विजय अगस्त सन १८०९ ३० 

ह्ट्स से पूवे यह कहा जा चुका हे कि सन्‌ १८०६ ह० में महाराजा ने दीवान मुहकम चंद 
के नाम यह आवश्यकीय आज्ञा भेजी थी कि दाँगड़े के युद्ध का विचार छोड़ कर फिलौर पहुँच 
जाओ । अंग्र जी सरकार के साथ सबि हो जाने के बाद महाराजा ने फिर अपना ध्यान काँगडा की 
ओर फेरा | गोरखा जनरल असर रिह थापा कुछ समय से लड़ाकू फ्रीज" के साथ काँगड़ा की 
घाटी में राजा संसार चंदु के साथ युद्ध में सलग्न था और छाँगड़ा (ले का घेर दाले पड़ा था। संसार 
चंद्‌ को तो जान के लाले पड़े हुए थे । उसने अपने भा३ फतेहसिंह को महाराजा के पास सहायता 
के लिए भेजा | महाराजा ने बदले में काँगड़े का किला माँगा, जिसे संसार चंद ने स्वीकार कर 
लिया। महाराजा ने पूरी तैयारी के साथ कूच किया और मई मास के अंत में काँगड़ा पहुँचा । 
महाराजा के साथ इस समय भारी सेना थी। अभी जागीरदार सरदार अपनी-अपनी सेना समेत 
लाहौर में ही उपस्थित थे । मुनशी सोहन लाल के अनुमान के अनुसार लगभग एक लाख सवार 
व पैदल फौज मदाराजा के साथ थी । पहाड़ी राजों के नाम जो इस देश के रास्तों से समुच्ति रूप 
से परिचित थे आज्ञा निकली कि गोरखा सेना के रसद प्यप्त करने की राह रोक दो। 


यह प्रबन्ध करने के अन्तर महाराजा ने ररूार चंद को किला ख़ाली करने और उस पर 
ख़ालसा फ़ौज का अधिकार प्राप्त करने को कहा। परन्तु उसने टाल-मटोल किया और कहा कि 
इतनी जल्दी कया पड़ी है ? जब गोरखा फौज काँगड़ा से चलो जायगी वह तुरंत किला महाराजा 
को सौंप देगा । परंतु रणजीतर्सिह इस चाल में कब आनेवाला था £ अतएव संसार चंद के बेटे 
अनरोद् चंद को, जो महाराजा की पेशी में था, नज़रबंद कर लिया गया । अब संसार चंद किला 
ख़ाली करने पर विवश हो गया और २४ अगस्त १८०६ ई० को महाराजा ने कॉँगडा किले पर 
झधिकार किया | 

गोरखा फौज से युद्ध 

गोरखा फ़ौज के रसद्‌ के सामान के रास्ते कुछ समय से बंद हो चुके थे। अब महाराजा 
ने अवसर पाकर उन पर धावा बोल दिया ओर उन के साम ने के मोचों पर जो किल्के से मील 
भर की दूरी पर थे अधिकार कर लिया | घमासान युद्ध आरंभ हो गया । गोरखों ने जान तोड कर 
सामना किया | खालसा सेना के चार-पाँच अफ़सर और कुछ सिपाद्दी काम आए परंतु गोरखों 
को पीछे हटना पड़ा। फिर उन्होंने गनेश घादी के निकट जम कर युद्ध करना आरंभ किया ।) 
महाराजा ने त ज़ादम फ़ौज वहाँ भेजी । बाद में चुने हुए सवारों के दरते को साथ लेकर तीस 
वषे का युवक महाराजा नज्जी तलवार लिए स्वयं भी युद्ध में भाग लेने लगा । इन गोरखों ने भी 
पहली हर के धब्बों को मिटाने और जातीय आन को बनाये रखने के उद्देश्य से उत्साह-पू्वेक 
वैयारियाँ कर रखी थी | बढ़ा भयानक युद्ध हुआ । गोलियों के बाद तलवार की नौबत आई, दोनों 


+ दोवान अ्रमर नाथ गोरखा फीज की संख्या पत्रास हजार के लगभग लिखते हैं । 
जफरनामा प्रृ० ५२९। * पृष्ठ ११ “शीरो शकर”। 3 सोहनलाल पृष्ठ ५५ । 


६२ रणजीत सिह 


पक्ष वाले अपनी बहादुरी में »।गे बढ़ते जाते थे, परंतु गोरखा सिपाही लंबे कद के सिस्मों की 
लंबी तलवारों के रकक्‍्तपात के सामने ठहर न सके। उन की खुखड़ियाँ ख़ालसों की चमकीली 
तलवारों के सामने रात के झँधेरे की तरह मंद पह गईं । गोरखे यकायक पीछे हटे ओर निकल 
भागे | मैदान सिखों के हाथ रहा! 'खालसा नामा! का कर्ता रायज़ादा रत्नचंद्‌ लिखता है कि 
इस अवसर पर सरदार हुकुम सिंह अटारीवाले ओर अत्तर सिह धारी ने वीरता का प्रद्शन किया 
जिस की प्रशंसा महाराजा ने भी की और उन्हें विशेष रूप से सम्मानित क्या । 
युद्ध का अंत 

यद्यपि इस युद्ध में सिखों को भयानक हानि हुई लेकिन समस्त पहाड़ी प्रदेश महाराजा के 
अधीन हो गया ।) २४ सितंबर सन्‌ १८०६ ई० को सहधाराजा कॉँगड़ा के क़िले में प्रविष्ट हुआ, 
और उसने एक विशाल दरबार किया, जिस में काँगड़ा, संबा, नूरपुर, कोटला, शाहपुर, जसरोटा, 
बसोहती, मानकोट, जसवाँ, गोलेर, मंडी, सुकेत, 5ज़ू ओ* दाताएपूर इत्यादि के राजे सम्मिलित 
थे । समस्त पहाड़ी राजों ने महाराजा को भेंट प्रस्तुत की और महाराजा की ओर से सब को मूल्य- 
वान्‌ ख़िलअतें मिलीं | काँगड़े का क्रिलेदारी और समस्त पद्ादी रियासतों के प्रबंध के लिए महा- 
राजा ने सरदार देसा सिंह मजीटिया को नियुक्त किया और उसके मातहत पहाड़ सिंह नायब 
नाज़िम नियुत्तः हुआ | आवश्य कतानसार कुछ सेना काँगड़ा में रबखी गई | 

दीवान मुहकमचंद को आज्ञा हुईं कि सतलज के किनारे फिलौर किले को सुदृढ़ करे और 
कुछ काल तक वहीं रहे । यह प्रबंध करके महाराजा वापरू झाया । बगिडा-विजय की प्सद्ता में 
लाहौर और अम्गतसर में दीपावली की गईं। ग़रीबों और दुरियों को दान दिया ग्या। राक्रि के 
समय मद्दाराजा रवय॑ हाथी पर सवार होबर बाज़ार वी रौनक़ देखने गया । 


हरियाना और गुजरात पर अधिकार 

सितंबर मास के अंत में महाराजा कॉँगड़ा से लौटा। उन्हीं टिनों सरदार बधघल सिह 
अहलूवालिया, हरियाना-नरेश सर खुका था। अतणव महाराजा ने उसके इलाके पर अधिकार 
कर लिया, और उसकी विधवा के लिए उचित जागीर का प्रबंध कर दिया । 

काँगड़ा विजय के बाद रणजीतसिद्द ने पञ्माब के भिक्ष-भिन्न स्थानों पर अपना संपूर्ण अधि- 
कार जमाने की ओर ध्यान दिया । सब से पहले गूजरात की बारी आई । गुजरात का हाकिम 
सरदार साहब सिंह भज्जी यद्यपि महाराजा की अधीनता स्वीकार कर चुका था, परंतु अभी तक 
अपने इलाके में पूत अधिकार रखता था। उसका देश बिस्व॒त था, जिस में जलालपूर, मुमावर 
और इस्लामगढ इत्यादि बहुत से सुदृद किले थे । इसके अतिरिचः उसके पास युद्ध का सामान भी 
पर्याप्त मात्रा में उपस्थित था ओर रुपये की भी कमी न थी | भाग्यवश उन्हीं दिनों साहब सिंह 
और उसके बेटे गुलाब सिंह में अनबन हो गई आर बेटा बाप की हृच्छा के बिना जलालपूर इृत्यादि 
एक-दो किलों पर श्रधिकार कर बैठा । रणजीतसिंह ने इस घटना से पूरा लाभ उठाया और दो- 
तीन मास के समय में ही गुजरात के समस्त इलाके पर अधिकार जमा लिया। साहब सिंह देवा 
बटाला के पहाड़ी इलाके की तरफ भाग गया ।* फ़कीर अजीजुद्दीन का भाई फ़कीर नुरुद्दीन इस 

जिले का पंहला नाजिम हुआ । 


क्क्भान नननिननकननन भा. चीन 


) गोरखा सेना यद्यपि परास्त हो चुकी थी परंतु अभी तक काँगड़ा की घाटी में उपस्थित 
थी । मद्दाराजा भी युद्ध का अंत होना ही उचित समझता था श्रतएव पत्र-व्यवह्ाार के अन॑तर 
महाराजा ओर श्रमर सिंह में यह निश्चय हुआ कि यदि महाराजा उसे बोक लाद कर के ले जाने 
का सामान इकद्ठा करने में सद्दायता दे तो वह घाटी से चुपचाप चला जायगा। * एक वर्ष के 
बाद रणजीतसिंह ने साहब रिंद्द को वापस बुला लिया और गुजारे के लिए उचित जागीर प्रदान की । 


विजयों की भरमार ६३ 


छोटे-छोटे क्रिल्लों की अधिकता 

यहाँ यह बता देना आवश्यक जान पड़ता हैं कि उप सगय पञ्माब में थोड़ी-थोड़ी दूरी पर 
छोटे-छोटे किले बने हुए थे । और बढ़े-बड़े नगरों को रज्षा के लिए फसीलें बनी हुईं थी। अठारहवीं 
सदी के आरंभ में सुग़ल शासन कमजोर पड़ चुका था, ओर नादिरशाह और अहमद शाह 
अब्दाली के आए दिन के आक्रमयों से देश में अव्यवस्था फेवी हुईं था। अतएव लोगों ने अपनी 
जान व माल बचाने के लिए यह सब टगाबन्य कर रक्‍्खा था। कुछ भनचले लोब अवसर पाते ही 
एकाथ किला बना लेते और आस-पाध के इलाके सें अपना प्रभुत्य स्थापित कर लेते थे ; परतु 
ऐसी दशा में देश में शांति बनाए रखना कान था। अव 54 ऐदी छोटो-छाटी शक्तियों को दूर कर 
देने में ही मद्दाराजा ने देश का लाभ समक। | भुजतत के बाद उसने वर्तमान ज़िला शाहपूर का 
दौरा किया और मियानी आर भेरा कारों में यटरने के अन॑तर वह ख़ुशाब गया । 


ख़ुराब, साहीबवाजल आद का बिलेय -फरवरा १८१० इ५ 

ख़ुशाब और साहीवाज के इनाऊे में योद्दा बलूच कबीले आबाद थे ओर उन्होंने कई <गट 
सुध्द किले बना रक्खे थे । जब महाराजा को सेवा ख़ुरशाब के निकट पहुँची तब वहाँ का हाक्रिम 
ज़ाफर ख़ाँ बलूच सामने का सामर्थ न रख कर शदर छाट कर भाग गया और अपने सुदृढ़ दुर्ग कछ 
में जाकर रक्षा प्राप्त की । मदाराजा ने खुताब पर अधिक्रा करके वहाँ अपना थाना स्थापित कर 
लिया, फिर किल्ने का घेत आर भे किया । सिल्व लियाड! बड़े उत्साह से आगे बढ़ते परंतु थोड़ी सी 
देर में पसत हो जाते | इस ग्रकरार सेऊड़ों सिक्तत्र सैनिर काम आए । 

झंत में महाराजा ने जाफ़र ख़ां को संदेश भेज। कि बढ क्रिल्ला ख़ाली कर दें, तो उसे 
उचित जागोर प्रदान की जायगी । परंतु बडादुर बलूब सादार ने उतर में कहला भेजा कि यदि 
झाप ख़ुशाब हमें वापम कर दें ता अच्छा है, नहीं तो हम अपने माल और देश के लिए जान बने 
के लिए तैयार हैं। अतएव रणज्ीतसिष्ठ ने अपता घेरा ज़ररी रक्‍्खा, और दो-तीन तरफ़ क़रिल के 
नीचे सुरंग खुदवा कर उसे बारूद से भरवाया जिस से +िला उड़ा दिया जाय। परंतु महाराजा 
व्यर्थ के रक्‍्तपात का इच्छुक न था, ओर जहाँ तक उस का वश चलता था दानों पत्तों के जान व 
माल की हानि के बिना ही अपना उद्देश्य सकने करने का अयत्न करता ; घुनांचे एक बार फिर 
जाफ़र ख़ां को संदेश सेजा हि 'फ़िसा खाती कर दो । तुम्द॑ सुूल्ववान्‌ू जागीर दी जायगी, नहीं 
तो कुछ ही मिनटों में क्विला ज़मीन में मिलने वाल। है । जिश्वास न हो तो विश्वस्त आदमी भेज 
कर सुरंग दिखवा लो ।” 

अब जाफ़र ख़ाो भी विवश हो चुका था, उस के जिए रसद का सामान एकत्र करना असंभव 
हो रहा था | झतएव किला ख़ाल्ो हो करना उस ने उचित समा । मदाराजा उस के साथ बढ़ी 
हृज्ज़त से मिला | उसे बात्-बच्च सहित ख़ुशाब में रहने को आज्ञा दे दी ओर गुज़ारे के लिए 
समुचित जागीर प्रदान की । 

फ़तेह स्राँ की हार 

इस के बाद महाराजा ने साहीवाल की ओर ध्यान दिया । यहाँ का हाकिम फतेह ख़ाँ बड़ा 
अमीर था । उस के इलाक़े में लगभग २३१० गाँव झाबाद ये और दुस बारह क्रिले थे। उस के 
मुख्य स्थान साहीवात का क़ि्ञा बहुत सुश्द था, जिसहो दीवारों पर तोपं और रहकले स्थापित 
थे। यद्यपि एक भयानक युद्ध के बाद १० फ़रवरी सन्‌ १5६० ई? को महाराजा ने क्रिल्ले पर 
विजय प्राप्त कर लो, परंतु फ़तेह ख़ः ने नगर में प्रवेश कर के कुछ देर तक फिर खामना किया, 
जिसका परिणाम यह हुआ कि नगर को भारी हानि हुई | कई मकाय तोपों की गोलाबारी से जमीन 


६9 रणजीतसिह 


में मिल गए । झंत में फ़तेह ख़ाँ और उस का बेटा मुक्रायला करते हुए पकड़ लिए गए। उन्हें 
काँगढ़ा के किले में बंदी कर दिया गया और साहीवाल का सारा इलाका महाराजा के अधिकार 
में आ गया । एक वर्ष के पीछे फतेह खाँ को भी उचित जागीर दे कर मुक्त कर दिया गया। 
जम्मू ओर वज़ीराबाद का दमन - सन्‌ १८१० ३० 

ख़शाब के लिए अस्थान करने से पूर्व महाराजा ने फ़ौज का एक दुल सरदार हुकमा सिंह 
चिमनी के नेतृत्व में जम्मू की तरफ़ भेजा था । जम्मू के शासन की व्यवस्था इस समय बिगड़ रद्दी 
थी । राजा और रानी में श्रनबन थी । रियाखत का प्रधान सचिव मियाँ मोटा बहुत बल पकड़ 
चुका था । महाराजा की सेना के झाक्रमण करते ही थोड़े से युद्ध के अनंतर मियाँ मोटा ने रिया- 
सत महाराजा के सुपुद कर दी । 

सरदार जाध सिंद वजीराबादिया नवंबर सन्‌ १८०६ ई० में मर गया था। महाराजा ने 
उसके बेटे गंडा सिद्द को इलाके को सरदारी पर नियुक्त कर दिया शोर झत्यु के तेरह दिन के बाद 
क्रिया के दिन अयने हाथ से सरदारी की पगड़ी और दोशाला भंडा सिंद्ध को प्रदान किया और 
उस से तिरासत के हक में उचित घन माँग। ।' जून सन्‌ १८१० ई० में गंदा सिह और उस के 
सबधियां में मापस में कगडा आरभ हुम्न, । महाराजा ने ख़तंफ़ नू€दान द्वाकिम गुजरात को 
आाझा भेजा कि जाऊर जजोराबाद पर अविकार का लो। अतएव साधारण विरोध के अनंतर 
वजोराबाद महाराजा के अधिकार में आ गया और गंडा विद का गुजारे के लिए जागीर दी गई । 


काबुल के राज्य की दशा 

सन्‌ १७६८ ई० में काबुल राज्य को दुशा खराब होनो आरंभ हो गई | पञ्राब प्रांत पहले 
ही अत्रग हो चहा था अब काबुत् के तएत के लिये भो कपड़े होने खगे । शाह जमान को उस के 
प्जखाई शाह महमूद ने कैद कर लिया ओर उस को आख निकत्ञवा दीं। परंतु अधिक काल के लिए 
तख़्त पर बैठना शाह महमूद के भी भाग्य में न था। उस के दूसरे भाई शाह शुज्ञाउल्मुल्क ने सेना 
जमा कर के शाह महमूद को तख़्त पर से उतार दिया और स्त्रयं बादशाह बन बैठा । सितंबर 
सन्‌ १८०८ ई० में लाड मिटों ने मिस्टर पुलफिन्ह्टन के नेतृत्व में अंग्र जी दूत को काबुल भेजा, 
जिस ने शाह शुजाउल्पुज्क के साथ मैत्री क। अददुन।त्षा किया परन्तु अभी यह दूत कलकत्ता वापस 
नहीं पहुँचा था कि उसे समाचार मिला, कि शाह शुजा को तख़्त से उतार दिया गया है। उस 
क्रांति के युग में फतेद खां बारकनई काबुत का वजीर थ[। बारकज़ई कबीला बढा प्रभावशाली 
था, जिस के बहुत से व्यक्ति अफगानिस्तान के राज्य के श्रतिष्ठित पढ़ों पर थे । उन में बढ़ा मेल 
और सगठन था । अतर् वजोर फतेह खाँ ने शाह महमूद को कैरखान से निकलवाया और शाह 

शुजा को तख्त से उतार कर शाह मदमूद को काबुल का दोबारा बादशाह बनाया । 


शाहशुजा की महाराज्ञा से भेंट 


शाद् शुनाउल्प्ुल्द्च हुघ हालत में अपने प्रा्णां को रक्षा के लिए पञ्राब की तरफ भागा । 
फरवरी सत्‌ १८१० ईं० के आरंभ में महाराजा खुराब में ठहरा हुआ था। डसे समाचार मिला 
कि शाह शुजा अटक नदी पार कर चुका है ओर सदाराजा से मिजनने का इच्छुक है। महाराजा 
उस के साथ बड़ों प्रतिष्ठा से मिज्रा । उत को बढो आवभ्गत को। वार्तालाप में महाराजा ने 
मुक्तान और कश्मीर पर विज्त्र प्राप्त करने के विवार को ओर संझेत छिप] । यह बात याद रखने 
योग्य है, कि यह दोनों सूजे अ्थं। तक काबुद के अयोब सबके जाते थे, यत्रत्ति यह संबंध इस 


१ मुनशों सोहन लाल के लेख से भालूम होता है कि गंड। विद से दो लाल रागए माँगे 
गए, । अ्रत में चालीस हजार पर निणय हुग्रा | दोबान श्रपर नाथ एक लाख लिखते हैं । 


विजयों की भरमार ६४ 


समय नाम-सात्र का था, क्‍योंकि दोनो प्रास्तों के गवतर काबुल की कमजोरियों से लाभ उठा कर 
अपने झाप को स्वतंत्र ख़्याल करते थे। शाह शुजञा महाराजा के पास अधिक ठहर भ सका | सुरंत 
.खुशाब से प्रस्थान कर के रावलपिडी चल्ना गया और वहां से पेशावर पहुँचा । 
मुलतान पर आक्रमण--फ़रवरी सन्‌ १८९० इहे० 

काबुल राज्य की इस अवस्था से लाभ उठा कर रणजीत सिंह ने खुशाब और साहीवाल 
की रियासतों पर अपना अधिकार जमा लिया था अब उस ने मुलतान भ्रान्त की ओर ध्यान दिया | 
घुनांचे खुशाब से ही सरदार फतेह सिंह अहलुवालिया और अन्य सरदारों के नाम आज्ञाएँ भेज 
दीं कि वह अपनी-अपनी सेनाएँ लेकर महाराजा से आ मिलें। उन के पहुँचने पर २० फरवरी 
सन्‌ १८१० ई० को महाराजा ने मुलतान की ओर कूच किया ओर चार ही दिन में लंबी यात्रा 
करके निर्दिष्ट स्थान पर जा पहुँचा । इस बार नवाब भी युद्ध के लिए पूर्ण रीति से तैयार था। 
सरदार निहाल सिंह अटारीवाले और अतर सिंह धारी के नेतृत्व में एक बहादुर दल ने नगर पर 
झाक्रमज किया । युद्ध का बाजार गर्म हुआ । दोपहर के याद तलवारों के दाँव चलने लगे । ऐसा 
घमासान युद्ध सिख नौजवानों को बहुत समय बाद नसीब हुआ । महाराजा घोड़े पर सवार युद्ध- 
क्षेत्र में एक जगह से दूसरी जगह उड़ता हुआ अपने बद्ादुरों का दिल बढ़ाता फिरता था। संध्या 
तक रक्तपात जारी रहा । ख़न की नदियाँ वह निकलीं । मरे हुए लोगों के ढेर लग गए । नवाब की 
सेना ने पंहल्ले की अपेज्ञा कई गुना जोश और पराक्रम दिखाया, परंतु अंत में उन के पेर उखड़ गए 
झोर रात की अँधेरी में पठान मैदान ख़ालो करके क़िल्ले में जा घुसे । अतएवं २९ फ़रवरी को सिस्तरों 
ने नगर पर अधिकार कर लिया । 

झब क्रिल्ले का घेत डाल दिया गया। दोनों पत्रों को ओर से गोलाबारी आरंभ हुई। 
यथपि क्रिल्ले में ताज़ादम सेना बड़े उत्साह के साथ रक्षाकाये में सन्नद थी, परंतु महाराजा भी हस 
बार सुल्तान पर अधिकार करने पर तुला हुआ था | झतएवं उस ने अपनी रसद्‌ के प्रबंध को और 
भी पक्का किया। कुछ दिनों के बाद ही सरदार निद्ठाल तिंद्द ने क्रिल्ले के पंश्चिम ओर सुरंगे खुद- 
वानी आरंभ कीं । उन में ब[रूद भर कर आग लगा दी गई। संयोगवश निहाल सिद्द उस समय 
सुरंगों से बहुत दूरी पर नहीं था। जब दीवार का एक हिस्सा बारूद के धमाके से ज़मींन पर जा 
पढ़ा तो कुछ पत्थर सरदार के आ लगे जिस से यह बुरी तरह घायल दो गया। मद्दाराजा का प्रिय 
झफ़सर सरदार झतर सिंह धारी भी उस के निकट ही खड़ा था। उसे ऐसी गद्दी चोट झाई कि 
वह वहीं मर गया । यह देख कर ख़ाज्लसा वीरों को बहुत जोश आया | उन्हों ने गिरी हुईं 
दीवार से आक्रमण किया और झान की आन में किले के भीतर आ घुसे और द्वाथों-दाथ तलवार 
चलानी झारंभ की | अब तो नवाब दतोत्साह दो गया। संधि का सफ़ेद मंडा ऊँचा किया, भौर 
भारी रक्षम युद्ध के ख़च के लिए सेंट-स्वरूप देने को तैयार हुआ ' | महाराजा ने अपने ख्रचिवों से 
सलाह को और इस पर राज्ञी हुआ कि सुल्तान का नवाब आगे के लिए अपने को काबुल का 
सूबेदार न कह्दे, भौर जरूरत पड़ने पर सिख शासन की सद्ायता करे । अतएव भेंट क्ले कर महाराजा 
लाहौर वापस झाया । 

झाभी तक घुजाउल्मुल्क दिंदुस्तान ही में था और पेशावर के संपूर्ण इलाक़े पर झ्धिकार कर 
चुका था । संमवतः इसी कारण रणजीतर्सिदद ने मुज़फक्र ख़ां से यद्द शर्त तै कराई थी कि वह भागे 
के लिए काबुल सरकार से कोई संबंध न रक्‍्खे । तत्क॒ण मुलतान पर अधिकार करने का निश्चय 


९ दीवान अमर नाथ यद रक्तम ए% लाख अस्सी इज़ार बताते हैं। जफ़रनामा ३० १४% | 
३ 


३६ रंशजीतसिह 


छोड देने का दूसरा कारण यद्द भी था कि मुझ्ञफ़्कर खाँ ने हस आक्रमण के बीच गवनंर-जनरल से 
भी पशत्र-व्यवहार आरंभ किया भा । 


डस्का के इलाक़ पर विजय 


मुल्तान से वापस आते समय सरदार निधान सिंह हद्ट जो डरका के इलाक़े का स्वामी था 
बिना महाराजा की आज्ञा प्राप्त किए हुए अपने इलाके में चला गया। निधान सिंह झनुभवी और 
वीर सैनिक था भौर गयव॑ भी उस में था । उस का क्रिला बहुत मज़बूत था। महाराजा ने फ़ौज का 
एक भाग भेज कर डस्का के किल्ले का घेरा कर लिया । सरदार निधान सिंह ने एंक मास तक बढ़ी 
बहादुरी से सामना किया | झंत में महाराजा की अधीनता स्वीकार कर छी, और अपनी भूल का 
प्रतीकार किया | महाराजा ने उसे कुछ देर तक नज़रबंद रख कर मुक्त कर दिया और झापनी घोड़- 
घढ़ा फ्रोज में एक उच्च पद पर नियुक्त किया और भच्छी जागीर भी प्रदान की । महाराजा में यह 
ज़ास बात थी कि जहाँ तक संभव होता वह विजित वीर सरदारों को उच्च पद पर नियुक्त कर के 
उन का पद्‌ बनाए रखता था, जिस कारण वह महाराजा के प्रति पूर्ण वफ़ादार बने रहते थे और 
महाराजा भी उन की वीरता से लाभ उठाता था। अत्तरुव सरदार निधान सिंह ने इस के अनंतर 
कई धहवसरों पर अपनी वीरता दिखाई । 


मंडी, सुकेत और हलोवाल 

हसी वर्ष सेना का एक भाग कांगड़ा पहाड़ी के नाज़िम सरदार देसा सिह मजीठिया के 
नेतत्व में मंडी और सुझेत के प्रति भेजा गया, जिस ने वहाँ के राजों से भंटे वसूल कीं। महाराजा 
ने सरदार देखा सिद्द को उस की विज्यों पर बहुत पुरस्कारादि दिए । 

जैसा कि उपरोक्त घटनाओं के अध्ययन से प्रकट हो थुका होगा महाराजा ने उस समय 
छोटे-छोटे किलों का दमन करने की नियमित नीति बना ली थी | अतएवं रावी और चिनाब के 
बीच का इलाका हलोवाल जो सरदार बाघ सिंह के पास था घेरा गया। बाघ सिंह को गुज़ारे के 
खिए अच्छी जागीर दे कर उस का हलाका लाहोर राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। 


कुसक क़रिले का दमन 


कुसक का दुर्ग नमकसार खेवढ़ा के निकट पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। उस समय यह 
किला चोहा सैदन शाह, कटास और नमकसार खेवड़ा की नाक ख़याल किया जाता था । महाराजा 
ने यहाँ झ्पना थाना स्थापित करना आवश्यक ख़याल कर के किलेदार को उसे ख़ाल्बी करने के 
लिए कहला भेजा। साथ ही यह भी लालच दी कि दो आने फ्री रुपया, पुराने 
तरीके के अनुसार जो तुम्हें नमक की झआमदुनी से मिलता है, बराबर मिलता रहेगा । परंतु 
युद्धभ्रिय कबीदे के लिपादी दुर्ग ख़ालो करने पर तैयार न हुए । अतएव किल्ले का घेरा आरंभ किया 
गया । परंहु ख़ालसा सेना के सब साहसपूर्ण आक्रमण अप्फत् रहे । झंत में महाराजा ने चोहा 
सैदव शाह जो कि किले की सीमा से लगभग एक मील की दूरी पर स्थित था भर जहाँ से किले 
में पीने का पानी जाया करता था, अपने अधिकार में कर लिया | अझतएवं कुछ समय के बाद पानी 
की कमी के कारण किला ख़ाली कर दिया गया । किले वालों को वादे के अनुसार जागीर प्रदान 
की गई । महाराजा ने वहाँ क्रपना थाना कायम कर लिया और सरदार हुकमा सिंदद चिमनी को, 
जो इस सेना का नायक था, घतिष्ठा के लिए ख़िलझ्त प्रदान की । 

किख्षा कुसक महाराजा के बश में आ जाने के कारण कटास राज का रास्ता'भी छुछ गया । 
कटास राज पुक पविन्न हिन्दू तीथं है। इस के सरोवर का जल घरती में से अपने झाप - 
निकलता रहता है । 


विजयों की भरमार ६७ 


क़िला मंगलां की विजय 


पूथे इस बात का वर्णन हो छुका है कि सरदार साहब सिंह गुजरात से भाग कर 
पहाड़ी इलाका देवावटाला में शरणागत हुआ था। अतएव महाराजा ने तुरंत उस के किल्षेदारों के 
नाम झाज्ञाएँ जारी कर दीं कि वह उस की सद्दायता न करें। मद्दाराजा को उस समय और युद्ध 
करने थे, इंस लिए तत्काल उस इलाके पर विजय करने का प्रयास स्थगित रक्‍्खा | अब कुछ अवब- 
काश मिलने पर इस ओर अपना ध्यान दिया । किला मंगलां पद्दाड़ी किलों में सब से अधिक दृढ़ 
था जो जेहलम नदी के किनारे ऊँची पद्दाड़ी पर स्थित था । खालसा सेना ने भी सर तोड़ कोशिश 
के बाद किले पर विजय प्राप्त की । इस के बाद ९० अन्य किलेदारों ने भी बिना सामना किए 
महाराजा की झधीनता स्वीकार कर ली । इस प्रकार जेहलम पार के पहाढ़ी देश पर महाराजा का 
पूरा अधिकार कायम हो गया ।* 


फेज़लपुरिया मिस्ल के प्रदेशों पर अधिकार 

फैज़लपुरिया मिस्ल के अधिकार के देश सतलज नदी के दोनों पार स्थित थे। इस मिस्ल 
का सरदार बुध सिंह बड़ा बहादुर और प्रतिष्ठित पुरुष था और अन्य सरदारों की तरह महाराजा 
की भधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार न था । अतएव महाराजा ने दीवान मुहकम चंद को खुध 
सिद्द के भ्रषिकार के प्रदेशों को विजय करने की आज्ञा दीं। जनरल मुहकम चंद ने तुरंत फिलौर 
से कूच किया | रामगढ़िया मिसल के सरदार जोध सिह को साथ लेकर पहल्तले कसबा जालंधर का 
घेरा ढाल दिया | सरदार बुधसिदह अवसर पाकर सतलज पार चला गया ओर लुधियाना में अंग्रेजों 
की शरण में जा पहुँचा। परंतु उस की राजभक्त सेना मुक़ाबल्ले पर ढटी रही झोर झंत में परास्त 
हुईं | दीवान मुदकम चंद ने फैजलपुरिया मिस्ल के क्रिज्रा जालंघर और झास-पास के इलाक़े पर 
झधिकार कर लिया । दूसरी तरफ़ से बुध सिंह की असली जन्मभूमि क्रिल्ला पट्टी पर जो तरनतारन 
के करीब स्थित था महाराजा के तोपख़ाने के दारोगा गोसी ख़ाँ ने अधिकार कर लिया | इस प्रकार 
यह समस्त देश जिसकी सालाना आय लगभग तीन लाख रुपये थी लादोर राज्य में सम्मिलित 
फर लिया गया । हस के अतिरिक्त बहुत-सा धन और अस्त्र जो इन किलों में मौजूद था महाराजा 
के हाथ आया । दीवान मुहकम चंद को मूल्यवान्‌ भौर सम्मानित खिलअत, जढ़ाऊ दस्तेवाद्दी 
तलवार, सोने की कल्लगी और एक हाथी सुनहल्ले होदे सहित प्रदान किया | 


नकइ मिस्ल के प्रदेशों पर अधिकार 


ख़ालसा शासन स्थापित करने के लिए यह आवश्यक था कि अन्य मिस्ल भी विजित की 
जञाये। अतएय अब नकई मिस्ल की बारी आई, जिस के प्रदेश मुल्तान से ल्लेकर क़सूर तक फैले 
हुए थे, और जो ज्गभग नौ लाख वाषिक की मालियत थी। इस में चूनियाँ, दीपालपूर, शरक्रपूर, 
सतघरा, कोट कमालिया और गोौगीरा इत्यादि बड़े-बड़े क़रबे थे। महाराजा का दूसरा विवाह 
नकई मिस्ल के सरदार शानसिद्द की बदन के साथ हुआ था और कुँवर खड़क सिंह इसी रानी के 
पेट से था। परंतु यह संबंध नकहयों के लिए विशेष-रूप से लाभदायक न सिद्ध हुआ । महाराजा 
मे उनका सारा देश शाहज़्ादा खड़क सिद्द को जागीर में प्रदान कर दिया। दीवान मुहकम चंद 
को शाहज़ादा के साथ हल्ाफ़े पर अधिकार करने के लिए भेजा । सरदार काहन सिह नकई जो 


* जेहलम नदी यहाँ से तेज़ी से मुड़ती हुई पहाड़ी प्रदेश छोड़ कर मैदानी प्रदेश में प्रवेश 
करती है । संभवत: इसी जगह से महान्‌ सिकंदर ने जेहलम नदी पार कर के मद्दाराजा पोरस पर 
अचानक श्राक्रमण किया था। 


३ ज़फ़रनामा, पृष्ठ ५४ 


ह्ष रणजीतसिह 


झपने भाई ज्ञान सिंह की रृत्यु पर उस समय मिस्ल की सरदारी के पद पर झासीन था महाराजा 
की ओर से सुल्तान के शासन मुज़फ़्फ़र ख़ाँ से नज़राना वसूल करने गया हुआ था। ज्योंही उस 
के प्रबंधकर्ता दीवान द्वाकिम राय को इस बात की ख़बर लगी, वह चूनियाँ से भागा हुआ महाराजा 
के पास लादौर झाया, और प्रार्थना की कि सरदार काहन सिद्ध की अनुपस्थिति में ऐसा करना 
अनुचित है, और यह भी प्रकट किया कि अगर उस का मुल्क सरदार के पास ही रहने दिया जाय 
तो बह उचित घन भेंट-स्वरूप भी उपस्थित करेगा | महाराजा ने बिना आश्वासन योग्य उत्तर दिये 
दीवान की बात को हँसी में उड़ा दिया भर कहा कि--हमारा इस मामले से कुछ संबंध नहीं । 
युवराज खड़क सिंह नकहयों का निवासा है। वह जाने और उस का काम |?! अतएव दीवान 
मुहकम चंद ने जाते ही चूनियाँ, दीपालपूर, ख़तघरा, इत्यादि क्रिलों पर अधिकार कर लिया ओर 
कुछ दिनों बाद जेठपूर और हवेलियाँ इत्यादि के सुदृढ़ क़िलों में भी महाराजा के थाने स्थापित हो 
गये । सरदार काहन सिंद् यद् समाचार सुनते ही मुल्तान से लोटा। बहुत तिलमिलाया, परंतु 
झपना क्रोध दबा कर चुप हो रहा । उसमें महाराजा का सामना करने की सामर्थ्य कहाँ थी ! 
मद्दा राजा ने बैदढ़वाल में उसे बीस दज़ार की जागीर दी | इस प्रकार इस मिस्ल्र का भी अंत हुआ । 
कन्हैया मिसल पर अधिकार 
सरदार जय सिंह की रूत्यु के अनंतर कन्द्ेया मिस्ल के अधिकार के प्रदेश दो भागों में 
विभक्त हो चुके थे | इस भिस्ल का अधिकांश रणजीतसिह की सास रानी सदा कौर, गुरुबरख्श सिद्द 
की विधवा के अधिकार में था | बाक़ी थोड़ा सा इलाक़ा जो मुकेरियाँ के आस-पास पहाढ़ की तल- 
इटी में फेला हुआ था और जिस में हाजीपूर और सोदियाँ इत्यादि के दुर्ग थे सरदार जय सिंह के 
दूसरे दो लकढ़ों, भाग सिंह और निधान सिंह के हिस्से में आया था, ओर वहाँ वह अपनी माता 
खरदारनी राजकौर के साथ जीवन-निर्वाह करते थे। निधान सिंह युवावस्था में कुचाल में पड़ गया 
ओर अपनी रियासत के प्रबंध के अयोग्य सिद्ध हुआ । अतएव महाराजा ने किसी बात पर नाराज 
होकर उसे फ़रेद कर किया और दिसम्बर, सन्‌ १८११ ई० में ब्यास नदी के पार थोड़ी-सी सेना 
मेज कर उस के इलाक़े पर कब्जा कर लिया । बाद में उसे तथा उस की माता को जागीरें दे 
गड्ढे | 
आ अफगानिस्तान का आंतरिक कलह 
शाह शुजा ने महाराजा से बिदा हो कर सीधे अटठक की ओर प्रस्थान किया और वहाँ के 
क्रिल्लेदार जहाँदाद खाँ और कश्मीर के सूबेदार अता मुहम्मद खाँ से सहायता ल्लेकर पेशावर पर 
अधिकारी हो गया । यहां उस ने बहुत ख्री सेना एकन्र कर ली और दूसरी बार काबुत्त पर ध्यान 
दिया। अपने भाई शाह महमूद को तख्त से उतार कर आप गद्दी पर बैठ गया । शाह महमूद और 
उस का मंत्री फ़तेदह खाँ मारे-मारे फिरने लगे। परंतु अ्रफ़गानिस्तान का शासन क्रांतियों के 
कारण कमज़ोर दो गया था। शाह शुज्ञा को गद्दी पर बैठे श्रभी चार मास भी नहीं हुए थे कि 
वजीर फ्रतेह खाँ के भाई मुहम्मद अजीम खाँ ने तुर्रानी सेना एकत्र कर के शुजाउलमुल्क को काबुल 
से निकाल दिया । शाह्द महमूद भौर अपने भाई फ़तेह ख्राँ को काबुल के शासन पर पुनः नियुक्त 
कर दिया | अब शाह शुजा के फिरने की बारी आई। आरंभ में झटक के शासक जहांदाद खाँ ने 
इस की सद्दायता की । बाद में उसे संदेह हो गया कि शाह शुजा छिपे रुप से वजीर फ्रतेह खाँ से 
साज-बाज कर रहा है, और इस लिए कि जहांदाद ख्रां की वजीर फ्रतेद्द खां से व्यक्तिगत दुश्मनी 
थी शाह का यह ढंग उसे पसंद न आया । शाह शुजा को बंदी करके अपने भाई झता मुहम्मद खां 
के पास कश्मीर भेज दिया । 


१ सोहन लाल दफ़्तर २ पृ० (०८ 


विजयों की भरमार ६३ 


शाह शुजा की बेगमों और शाह जमाँ का लाहौर आना 

शाह शुजाउल्मुल्क एक वर्ष से अधिक्र समय के फेर का शिकार रहा । उस की बेगमें भोर 
शहज़ादे अपने अंधे चचा शाह ज़मां के साथ रावलपिंडी में स्थिति थे। भ्रतएव जब रणजीतसिद्द 
कुसक की विजय से मुक्त हुआ तो उसने शाह ज़मां से भेंट करने के उद्देश्य से उधर प्रस्थान किया । 
शहर रावलपिंडी से दो मील की दूरी पर शाही ख़ेमें लगाए गए । शाह जमाँ महाराजा से भेंट 
करने के ल्चिए आया | मद्दाराजा की ओर से पूरे राजसी ढज्ज से शाह का स्वागत किया गया। दीवान 
भवानी दास और उसका भाई दीवान देवी दास जो शाह के यहाँ दीवानी के पद पर नियुक्त रद्द 
सुके थे ओर काबुल दरबार के रीति-रवाजों से भली भाँति परिचित थे आतिथ्य के लिए नियुक्त 
किये गये | रणजीतर्सिहदद ने शाह ज़माँ को सब प्रकार आश्वासन दिया। उसे लाहोर में आकर 
रहने के लिए निमंत्रित किया, और उस के गुजारे के खिए १५००) मासिक नियुक्त किया। 

शाह की भंट से छुट्टी पाकर महाराजा लाहौर लोटा ।' शाह ज़र्मां कुछ काल तक रावल- 
पिंढी में रह कर भेरा में रहा । फिर नवंबर सन्‌ १८११ में लाहोर आया और रोौज़ए-दाता-गञ 
बऱ्श के निकट ठहरा । मद्दाराजा ने उसका आवभगत से स्वागत किया । दीवान भवानी दास द्वारा 
एक हज़ार रुपया दावत के लिए भेजा ओर शहर में बड़ा हवादार मकान उसके रहने के लिए 
दिया । बाद में शाह शुजाउल्मुल्क की बेगम ओर शहज़ादे भी भा गए । 


करननमनननलिभनानन "नि धन धन डबल ला + ० 


९ जब मद्दाराजा लाहौर पहुँचा तो अंग्रेजी सरकार का वकील मुंशी एवज़ अली खाँ 
मद्दाराजा के दरबार में आया और गवरनर-जनरल की ओर से अमूल्य भेंट साथ लाया, जिन में 
एक सुंदर फ़िटन थी, जिस में बैठने के लिए श्रत्यंत अच्छे स्प्रिंगदार गद्दे लगे थे | पंजाब ।में इस 
प्रकार को गाडियाँ देखने में नहीं श्राती थीं । श्रतएव उसे देख कर मद्दाराजा बहुत प्रसन्न हुआ । 
उस में चार घोड़े एक-दूसरे के श्रागे-गीछे जोते गए. और महाराजा साहब उस में सवार हुए । परंतु 
सड़कें ऊची-नीची होने के कारण गाड़ी बहुत देर तक व्यवहार में न लाई जा सकीं। विस्तार के 
लिए देखिए; मुंशी सोहन लाल लिणित “उम्दतुल्तवारीख?, पृष्ठ १०५ | 


कक 


दसवाँ अ्रध्याय 
कोहनूर की घटना तथा अन्य बातें (सन्‌ १८१२-१४ ई३०) 


युवराज खड़क सिंह का विवाह 

जनवरी सन्‌ १८१२ ई० के आरंभ में शाहज़ादा खडक सिह के विवाह की तैयारियाँ होने 
लगीं। सतलज पार की रियासतों के राजे और पंजाब के समस्त सरदारों के यहाँ मिठाई बाँटी 
गई झोर बारात में सम्मित्रित होने का निमंत्रण दिया गया। मिस्टर मेटकाफ़ और दिल्ली के 
रेज़िडंट द्वारा अंग्रेज़ी सरकार के पास भी निमंत्रण गया, अतएव अक्तरलोनी को शरीक होने की 
झाजा मिली | उस के साथ जींद-नरेश राजा भाग सिंह; नाभा-नरेश राजा जसवंत सिह और 
कथेल-नरेश भाई लाल सिंह भी आए और महाराजा का उत्साह बढ़ाया । बहावलपूर, मुलतान 
और मनकेरा के प्रतिष्ठित प्रतिनिधि और राजा संसार चंद तथा अन्य पहाड़ी राजे भी आए । 

दीवान अमर नाथ ओर मुनशी सोहन लाल अपनी पुस्तकों में विवाह का पूरा वर्णन लिखते 
हैं। उन के लेखों से मालूम होता है कि इस अवसर पर महाराजा ने बड़े उत्साह के साथ ख़र्च॑ 
किया | फ्रौज के तमाम सिपादहियों और अफ़सरों को पद, नई पोशार्क, क़लरियाँ और सोने के 
कंठे इत्यादि प्रदान किये गये। और वह पूरी प्रकार से लैस हो कर बारात में सम्मित्रित हुए । 
झातिशबाज़ी के आश्चयेजनक प्रद्शन हुए । महाराजा को लगभग दो लाख छत्तीस हज़ार रुपये 
तंबूल में प्राप्त हुए । ' 

बारात लाहौर से प्रस्थान कर के अम्हतसर, फिर सजीठिया ठहरी और वहाँ से बहुत घूम- 
धाम के साथ हाथियों के जलूस में सरदार जेमल सिंह कन्हैया के घर क़स्बा फ्रतेहगढ़ जिला 
गुरदासपूर पहुँची | तमाम बारातोी अच्छे-भच्छे वस्त्र पहने हुए थे | कन्हैया सरदारों ने झ्ातिथ्य में 
कोई कसर उठा न रक्खी, और रुपया पानी को तरह बहाया। दीवान अमर नाथ लिखते हैं कि 
सरदार जयमतल सिद्द ने पचास हजार रुपये महाराजा को मिलने के समय भट किए, झौर १२ 
हजार रुपया नित्य आतिथ्य के लिए मद्दाराजा की सेवा में भेजता रहा । बिदाईं के समय पत्येक 


| ॥ तंबूल के यह्द श्र विस्तार से महाराजा रणजीतसिह के दफ़्तर के क्रागजों में लिखे हैं, 
देखो खालसा दरबार रेकाड जि० २ ए० १६ | 


१--पढाड़ी राजों से ५०,०००) 
२--महाराजा के अपने इलाके से ३४७७ * 
३--सरदारों ओर रईसों की थ्रोर से १०६,३०४] 
४--फ्रीज के अ्फ़सरों और सिधाहियों से २३,७०७॥॥ 
३- घुड़सवारी फ़ोज के सरदारों से १६,०००) 
६--शहर के सराफ़ों की ओर से ३,०३०) 
७---विविध __१,२०५) १२०३ 
जोड़ २,३६,०२७॥)॥ 


संख्या ३ में पाँच हजार की रक्तम जो अंग्रेजी सरकार की ओर से करनल अ्रक्तरलोनी द्वारा 
भद्दाराजा को तंबूल में मिली थी, सम्मिलित है। मुंशी सोइन लाल ने भी तंबूल का कुछ लेखा 
अपनी पुस्तक में दिया है और उन सरदारों और रईसों के नाम लिखे है, जिन्होंने तंबूल की 
भारी रक्तम मद्दाराजा को मेंट की थी। दफ़्तरवार्ली रक्तोम और मुनशी सोहनलाल के अं का 
जोड़ मिलता नहीं | इमने ये रकमें मद्दाराजा के सरकारी केख-पत्रों से उद्धुत की दें । 


कोहनूर की घटना तथा अन्य बाते ७१ 


मेहमान को उस के पद के अनुकूत पगद्टी और ख़िलपप्रत दी । मूल्यवान दद्देज दिया, जिस में हाथी, 
घोड़े, ऊँट, सोने-चाँदी के बहुत से बतेन और जरी और कमख़ाब की वदियाँ थीं। $ फरवरी सन्‌ 
१८१२ ४० को बारात वापस आईं | रास्ते में महाराजा ने अमछतस( में पढ़ाव किया, और दरबार 
साहब में यहुत रुपया विवाह के उपलक्त में भेंट किया । 
अंग्रेज़ी एजंट की आव-भगत 

हस अवसर पर महाराजा ने अंग्रेजी एजेंट करनल अक्तरलोनी की ख़्ब आवभगत की । 
झवसर से पूरा लाभ उठा कर मेल-जोल बढ़ाने का प्रयत्न किया । उस के दिल में महाराजा की 
तरफ़ से जो संदेह थे वह सब दूर कर दिये । लाहौर पहुँच कर उसे कुछ दिन और अपना भतिथि 
रक्‍्खा । लाहोर का किला दिखाया और उसे फौज की परेड दिखाकर प्रसन्न किया । प्रिसेप साहय 
अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि जब महाराजा अंग्रेजी एजंट को अपना क्रिला और असरनक्न इत्यादि 
दिखाता था तो दीवान मुहकम चंदु और सरदार गंडा सिंद्द मद्दाराजा को रोकते थे, परंतु रणजीत- 
सिंह अपने अच्छे स्वभाव के अनुसार जब एक बार किसी को अपना मित्र बना लेता था तो उस से 
कोई बात छिपा न रखता था | 

काबुल सरकार का वकील लाहौर में 

यह प्रकट हो चुका होगा कि दुर्रानी शासन की भाग्यलच्रमी नित्य विमुख होती जा रही 
थी । केंद्रीय शासन की नित्य की कांतियों के कारण पेशावर, झटक और कश्मीर के सूबेदार 
काबुल सरकार से विम्ुख दो चुके थे। अतएत जब शाह महमूद और वजीर फ़तेह ख़ोँ दूसरी बार जोर 
परुड़ गये तो उन्होंने झता मुहम्मद ख़ाँ सूचेदार कश्मीर को परास्त करने का निश्चय किया । परंतु 
उस समय रणजीतधिंद का बल बढ़ा-चढ़ा था, जिप से वह पूर्ण-रूप से परिचित हो चुके थे | जम्मू , 
जेहलभ, भोर गुजरात के नाके जिन के द्वारा कश्मीर की घाटी में प्रवेश करते हैं, महाराजा के अधि- 
कार में अ। चुके थे। हजारा-मुमफराबार वाला रास्ता सरदी के दिनों में बफ से ढक जाता था। 
इसलिए महाराजा की इच्छा के बिना कश्मीर पर आक्रमण करना फौजी दृष्टिकोण से भय से 
रहित न था। अतएव वज्ञीर फतेह खां ने अपना विश्वस्त वकील गोदुड़मल्न महाराजा के दरबार में 
मेजा। दिसंबर सन्‌ १८११ ईं० में वह अफगानिस्तान से उत्तम भेंट लेकर लाहौर दरबार में पहुँचा और 
अपने स्वामी का संदेश कह सुनाया । महाराजा ने हर प्रकार से उस को आश्वासन दिया और 
कहा कि में हूस समय राजकुमार के विवाह के प्रबंध में लगा हूँ । इस के बाद वजीर फतेह खां की 
सहायता करूँगा । उक्त वकील यह जवाब लेकर लौटा । 

भिबर, राजोरी ओर अखनूर पर आक्रमण 

ज्योंद्दी महाराजा विव्राह-कार्य से मुक्त हुआ उस ने पढ़ाढ़ी हलाक़ों--मिबर भर राजोरी-- 
की ओर ध्यान दिया, और जम्मू और अखनू( पर भी पूर्ण-रूप से अधिकार करने का विचार कर 
जिया | पूर्व की ओर यह्द स्थक्ष कश्मीर की घाटी के नाके हैं । कश्मीर विजय करने के लिए इन 
स्थलों पर महाराजा का पूर्व से ही अधिकार होना आवश्यक था। झतएवं कुँवर खड़कसिह के नेत॒स्व 
में भैया रामसिद एक बड़ी सेना ले कर गया । राजा सुत्नतान खां भिबर वाल्ने ओर राजा उगर खाँ 
राजोरी वाले ने पूरे जोर से मुकाबला किया | परंतु दीवान मुहकम चंद के नेतृत्व में फोज पहुँचने 
पर दोनों ने अधीनता स्वीकार कर ली । महाराजा ने कुछ दिनों के लिए उन्हें झपने पास लाहौर में 
नजरबंद रक्‍्सा | अखनूर भी लाहोर साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया । 


बफ़ा बेगम का कोहनूर देने का वचन देना 
अब शुजाउल्मुल्क कश्मीर में कैद किया गया तो उसडो बेगमें ओर शहत्ादे लाहौर में 


७२ रणजीतसिह 


झा गये थे, भर मद्दाराजा ने उन्हें अत्यंत आदर और सद्भाव से शरण दिया | जब वजीर फतेह खाँ 
झोर शाह महमूद के कश्मीर विजय करने के विचार का हाल शाह शुजा की बेगम को मालूम हुआ 
तो वह बहुत घबराई । शाह शुजा और शाह महमूद एक-दूसरे के प्रबल शत्रु थे। शाह महमूद 
स्वभाव का निर्देयी था । उस ने अपने दूसरे भाई शाद्द जमां की भाँखं निकलवा दी थी । शाहदह्द की 
सी वफा बेगम को यद् भय हुझा कि कश्मीर विजय के बाद यह हत्याकारी कहीं शाह शुजा के साथ 
भी वैसा ही व्यवहार न करे । अतएव उस ने जब यह सुना कि मद्दाराजा भी अपनी कुछ फोंज फतेह 
खाँ के साथ कश्मीर भेजने का निश्चय कर रहा है, तो उस ने फक़ीर अजीजुद्दीन भोर दीवान भवानी 
दास द्वारा यह संदेश भेजा कि यदि महाराजा शाह शुजा को कैद से छुड्ा लाये ओर वह अपने 
याल-बच्चों के पास लाहौर पहुँच जावे, तो वह प्रसिद्ध कोहनूर हीरा महाराजा को भेंट कर देगी । 
रणजीतसिह ने यह बात स्वीकार कर ली, और जब उस को सेना कश्मीर जाने लगी तो महाराजा 
ने जनरल मुहकम चंद को यद्द विशेष रूप से आज्ञा दी कि जिस प्रकार हो सके वह शाह शुजा को 
झपने साथ लाहोर ले आये ।" 
वज़ीर फ़तेह खाँ की महाराजा से भेंट-- नवंबर सन्‌ १८१२ ई० 

फ़्तेह खां का वकील गोदुड़ मल जब काबुल वापस पहुँचा और मद्ाराजा का संतोष-जनक 
उत्तर अपने स्वामी को दिया, तो फ्रतेह खां ने काश्मीर चढ़ाई की तैयारियाँ आरंभ कर दीं, और 
नवंबर सन्‌ १८१२ इं० में अटक नदी पार कर के पंजाब की ओर बढ़ा । इधर महाराजा ने भी 
झपनी फ़ोज के साथ जेहलम नदी पार कर के रोहतास के निकट डेरे डाल दिए | अतएवं महाराजा 
के खेमे में दोनों की भेंट हुईं। और सम्मिलित रूप से चढ़ाई करने का निर्णय हुआ । “सममभोते 
की शर्ते ये थीं कि लूट के माल का आधा भाग मदाराजा को मिले । इस के अतिरिक्त वज़ीर फतद् 
खां ने काश्मीर के भू ।जस्व में से नो लाख रुपया प्रति वर्ष 'घोढ़ों की नाल बन्दी के त्रिये” देने का 
वचन दिया ।”* महाराजा के समझाने पर वज़ीर फ़तेह खा भी राज़ी दो गया कि मुज़फ़्फ़राबाद 
वाल्ने रास्ते के स्थान पर जो बफ्र की वजद्द से पार करने में कठिन था, भिबर झौर राजोरी के रास्ते 
कूच किया जाय और पीर पंजाल पार करके कश्मीर की घाटी में प्रवेश किया जाय । 

मद्वाराजा के सम्मिलित आक्रमण का उद्देश्य 

कश्मीर के सम्मिलित युद्ध के संबंध में महाराजा ने अपने मंत्रियों और अमीरों से सलाह 
किया । सब ने इस अवसर से लाभ उठाने का परामर्श दिया क्‍योंकि सहज में शाह शुजा को 
कश्मीर के सूबेदार के केद से मुक्त कराया जा सकेगा, जिस के बदल्ले उस की बेगम ने महाराजा 
को कोहनूर देने का वादा कर रक्‍्खा था, झोर महाराजा इस मतलब के लिए अकेला .फोज भेजने 
वाला था । दूसरे पंजाब का शेर उचित अवसर मिलने पर कश्मीर विजय का स्वयं भी विचार रखता 
था । अतएव इस अवसर पर खालसा पफोौजें, दुर्रों, घाटियों और मार्गा' से पूर्णतया परिचित हो 
जायेंगी जो बाद में बहुत लाभदायक सिद्ध होगा । 

कश्मीर-यात्रा 


चुनांच बारह दज़ार सिख सिपाही सरदार दक्ष सिंह, जीवन सिंह पिंडीवाला, और पंहाड़ी 
राजे जसरोटा, बिसोदली, नूरपूर इत्यादि के नतृत्व में कश्मीर के लिए रवाना हुए | दीवान मुहकम- 


) विस्तृत वर्णन के लिए देखिए--मुनशी सोहन लाल, दीवान श्रमर नाथ, पंडित दया राम 
श्रोर मैकक्रेगर के लेख । इन सब ने वफ्रा बेगम के वचन देने की स्पष्ट चर्चा की है। * पंडित 


 देयाराम कृत “शीरो शकर” पृष्ठ ५३ । 


कोहनूर की घटना तथा अन्य बातें ७३ 


चंद इस फौज का सेनापति था । दोनों सेनाओं ने पहली दिसंबर सन्‌ १८१२ ई० को जेदक्षम से 
प्रस्थान किया । भिंबर, राजोरी झौर थज्ना के राह से होती हुईं पीर पंजाज्ञ पार करके कश्मीर में 


प्रविष्ट हुईं । 
वफ़ा बेगम को आश्वासन 


रणजीत्सिंह जेहलम से ज्ाहौर वापस पहुँचा, और वफा बेगम को आश्वासन देने और 
उत्साहित करने के लिए फक़ीर झजीजुद्दीन और दीवान भवानी दास को उस के पास भेजा कि 
उसे बतावें कि ख़ालसा सरदारों को विशेष रूप से यह आज्ाएँ दी गई हैं कि वह शाह शुजा को 
झपने साथ लाहौर छ्ले आयें | इस पर वफा बेगम ने झपने विश्वस्त मुसाहब मोर अबुरहसन, 
मुजझ्ा जाफर ओर काजी शेर मुहम्मद को महाराजा की सेवा में भेजा और कहला भेजा कि मैं 
अपने वादे पर पक्की हूँ । जिस समय शाह शुजा लाहौर पहुँचेगा हीरा बिना किसी प्रकार के हीले- 
हवाले के आप की भेंट किया जायगा | 

दीवान मुहकम चंद्‌ की होशियारी 

दोनों फौज बढ़ी शीघ्रता से रास्ता पार कर रही थीं। सिख और अफगान वीरता 
में एक-दूसरे से बाजी जीतना चाहते थे। प्रत्येक की यही हृच्छा थी कि मेरी सेना अधिक 
वीर प्रमाणित हो। इसो दोढ़-धूप में अफग़ानी सेना जो पहाड़ी दुर्गस मार्गों को पार करने 
में अभ्यस्त थी दरों दोहराल के छोटे रास्ते से सीधे पीर पशञ्चाल्न पर चढ़ गई। मोह- 
कम चंद ने बहारम गलेबाला लंबा रास्ता लिया | इस लिए पठान सेना खाबसा 
सेना से बहुत आगे निकद्ठ गई । परन्तु दीवान मुहकम चन्द्‌ बढ़ा चतुर व्यक्ति था । उस ने तुरंत 
भिबर और राजोरी के राजों को, जो उस समय ख़ाल्सा सेना के साथ थे, भारी जागीर की लालब 
दी भोर उन से कद्दा कि ऐसा निहरूट का रास्ता बताओ कि जिस से ख़लसा सेना अफ्रग़ान 
सेना के साथ हो कर कश्मोर की घाटी में जा पहुँचे । अतएव ऐसा हो हुआ भौर सिख सेना फ़तेह 
ख़ाँ की फ्रोज से पूर्व ही कश्मीर की घाटी में प्रविष्ट हुई | 

शेरगढ़ क्रिले का दमन 

झता मुहम्मद ख़ोँ कश्मीर नरेश को जब इस आक्रमण का हाल मालूम हुआ तो उस ने 
शेरगढ़ क्िल्ले के निकट इन फ़ौजों को रोकने का पूरा प्रबंध कर लिया। सेंकरे दरों और दुर्गम रास्तों 
को पत्थरों ओर बृद्धों से बंद कर के और भी दुर्गम बना दिया। सर्दी का मौसम पूरे जोरों पर था। 
बफ् ख़्ब अधिकता से गिर रहो थी । ख़ालसा सेना इस प्रकार की तीव सर्दी सहन नहीं कर 
खकती थी, अतएव लगभग २०० सिपाही मर गये । खाने की वस्तुएँ बड़ी महँगी हो गईं ।२ परंतु 
सिक्‍खों के जोश के सामने इन कठिनाइयों में क्या था ? वह अ्रफ़ग़ानी सेना के साथ हो साथ आगे 
बढ़ते रहे ओर शेरगढ़ का घेरा डाल दिया गया। प्ता मुहम्मद ने कुछ देर डट कर सामना 
किया, परंतु झंत में पराजित हुआ । ख़ालसा और अफ़ग़ानी फ्रौजों ने क्रिले पर अधिकार कर 
लिया । बहुत-सा मूल्यवान्‌ माल विजेताओं के हाथ लगा ।3 शाह शुज (उल्मुर्क भी इसी क़िल्ले में 


* विस्तृत द्वाल जानने के लिए देखिए--मुनशी सोहन लाल की “उम्दतुल्तवारीख ! | पिखों 
के प्रसिद्ध इतिहासकार दीवान श्रमर नाथ तो यद्द लिखते हैं कि महाराजा का उद्देश्य केवल शाह 
शुजा को मुक्त कराना था--“जफ़रनामा-रण नीतसिंह?, पृष्ठ ७१ । क्निंधम भी इसी का समर्थन 
करता है। सोहनलाल द्‌० १ पृष्ठ ११९। २ सोहन लाल द० २ प्रष्ठ १३३। 3 प्रिंसेप और 
उस से नक़ल कर के बहुत से इतिद्वातकारों ने यह लिखा है कि बज़ोर फ़तेह खाँ ने अ्रकेजे द्वी भरता 
अहम्मद खाँ को परास्त किया था और खालसा सेना पीछे रह गई थी । यह वर्णन नितांत अशुद् 
ऐ बेखिए वर्णन के लिए मुनशी सोहन लाल द्‌० १ पृष्ठ १३३ तथा दीवान अ्ररनाथ पृष्ठ 


७७ रणजीतसह 


पैरों में ज़ंजीर से बैंधा हुआ क़रैद था । अतएवं शाह को तुरंत मुहकम चंद के केंप में लाया गया । 
उसकी ज्ंजीर कटवा दी गईं झौर उसे झाश्वासन दिया गया । 


बज्ीर फ्तेह ख़ाँ ने भी क़िल्ले में प्रवेश करते ही शाह शुजा की तलाश की, परन्तु यह वहां 
कहाँ था | उस ने शाह को दीवान मुद्कम चंद से प्रास करने का असफल प्रयत्न किया। परन्तु 
दीवान बढ़ा बुद्धिमान था । उस ने शुजाउल्मुल्क को अपनी रक्षा में रखने के लिए कोई ढपाय शेष न 
छोड़ा । इसो कारण वज़ोर फ़तेद ज़ाँ और दीवान मुहकम चंद में भेद-भाव उत्पन्न हो 
गया । इस का कारण बताते हुए शीर-व-शकर का रचयिता लिखता है कि वज़ीर फ्रतेह ज़ाँ ने लूट 
के अधिक भाग पर अपना अधिकार कर लिया और थोढ़ा भाग दीवान सुहकम चंद को पेश किया । 
शाह शुजा दीवान मुहकम चंद के हाथ आ ही चुका था, जिसे वज़ीर फ़तेह भाँ ने स्वाभाविक तोर 
पर सहन न किया । चुनांचे फ़तेह ख़ो के साथी अफ़ग़ानों ने दीवान मुहकम चन्द की हत्या करने 
का षड़यंत्र रचा । परन्तु एक काशमीरो पंडित दीवान नन्द्‌ राय को इस का पता चल गया झौर 
उसने दीवान को कश्मीर छोड़ कर लाहौर चल्ने जाने की सम्मति दी। दीवान मुहफम चंद यहां 
से ही अफ्रग़ान फ़ोज से अलग हो कर ख़ालसा सेना ओर शाह शुजा के साथ लाहोर वापस लौट 
पढ़ा, ओर वज़ीराबाद पहुँच कर उस ने महाराजा को विस्तृत समाचार लिख भेजा | किर धो दिन 
बाद ख्ाहौर जा पहुँचा | महाराजा ने शाह शुजा का सम्मान-पूर्वक स्वागत किया । एक बढ़ा भर 
अच्छा घर जो लाहौर में आज तक मुबारक हवेली के नाम से प्रसिद्ध है, शाह के रहने के लिए 


प्रस्तुत किया । 
कोहनूर पर झगड़ा 


झब महाराजा ने वादे के अनुसार शाह शुजा से कोहनूर माँगा और इस उद्देश्य 
से फ़क्ीर अज़ीजुद्दीन और भैया राम सिंह को शाह् के पास भेजा । परन्तु इस मूल्यवान्‌ हीरे को 
झलग करना कोई साधारण बात न थी । अतएुव शाह और उस की बेगम ने टात्न-मटोल किया 
झोर अपने वकील दृबीबुल्ला ज़ाँ ओर द्वाशिज़ रूहुलला ख़ा को महाराजा के पास किल्ले में रवाना 
किया । उन्होंने प्रकट किया कि कोहनूर इस समय उनके अधिकार में नहीं है। वफ़ा बेगम ने उसे 
क्रधार में एक सोदागर के यहाँ छः करोड़ रुपये पर गिरवी रक्खा है । यह रुपया शाह ने अपने युद्धों 
में ज्यय किया था | भत्रा रणजीत सिह जैसा होशियार आदमी इन चकमों में कहाँ आझानेवाद्वा था 
उस ने कोहनूर प्राप्त करने के द्धिए कश्मीर के युद्ध में दो लाख रुपया ख़च किया था । सैकढ़ों 
सिख नौजवान द्वाथ से खोए थे। स्वयं और उसके सेनापतियों ने इंतनी मेहनत की थी भौर इसी 
कारण उँस ने वजीर फ्रतेह ख़ाँ को झंत में झ्प्रसक्ष किया था | क्‍या टाक्ष-मटोल् के दो-चार शब्द 
इन झनेक बक्षिदानों के बराबर थे ? स्वाभाविक था कि महाराजा को इस वचन के तोड़ने पर क्रोध 
झाए । झतएव शीघ्र ही शादी खतरों कोतबाल को यह आज्ञा हुईंकि शाह के घर पर कठिन पहरा 
लगाया जाए ताकि वहाँ से कोई भी बाहर न जा सके और इस तरह कोहनूर को लेकर देश 
से बाहर न बला जाय । कुछ दिन पीछे बादशाह के पास यह भी संदेश मेजा कि आपको को इनूर- 
के उपसक्त में तीन लाख रुपया नक़दु ओर पचास हज़ार की जागीर दी जायगी। अंत में शाह ने इन 
कठिमाइयों से विवश होकर यह स्वीकार किया कि २० दिन के भीतर-भीतर कोहनूर मद्दाराजा को 
दे दिया जायगा । जब यह अवधि समाप्त होने को आई तो १८१३ ई० की जून के आरंभ 
में शाह शुजञा के कहने पर महाराजा मुबारक हवेली में शाइ के पास पहुँचा । शाह शुजआा ने उठकर 
महाराजा का स्वागत किया ओर कुछ देर बात-चीत करने के बाद कोदनुर सेंट कर दिया । महाराजा 


कोहनूर की घटना तथा भअ्रन्य बातें ७३ 


ने शाह को लिख कर दिया कि चौकी व पहरा शाह के मकान से उठा लिया जायगा और आगे 
उस पर बंधन न लगाया जायगा ।” 
इस घटना के संबंध में इतिहासकारों की सम्मतियाँ 

हस घटना का वर्णान करते हुए कप्तान भरे ने अपनी रिपोर्ट में ओर उस्त से नक़ल करके 
सैयद मुहम्मद लतीफ़ ने यह प्रकट करने का प्रयत्न किया है कि महाराजा अत्यंत लालची था । 
उसने स्वयं जान-बुक कर वफ़ा बेगम को उसके पति के जीवन के संबंध में डराया और यदह्द आशा 
दिलाई कि यदि वह उसे कोहनूर देने का वादा करे तो महाराजा उस के पति को फ्रतेह् खाँ के पंजे 
से सुरक्षित छुड्ा लावेगा । बाद में तरह-तरह के कष्ट दे कर यह द्वीरा उन से छीन लिया । उसके 
विपरीत बाबा प्रेम सिंह ने श्रपनी पुस्तक में यह प्रकट किया है कि हस घटना से महाराजा रणजीत 
सिंह का कोई दखल न था । वफ़ा बेगम ने दीवान मुहकम चंद और फ़क्ीर अज़ीज़ुद्दीन से कोहनूर 
देने का वादा किया था | अतब्र उन्हीं दोनों ने शाह भौर उस की बेगम से यह हीरा निकलवाने का 
प्रयरन किया, जिसमें कि वह महाराजा के सम्मुख झूठे न बनें और तक्तज्जित न हों। हमें रणजीतर्सिह 
को निदोष सिद्ध करने या उसमें दोष दिखाने से कोई सरोकार नहीं। हमारा मुख्य धर्म घटनाओं 
को यथार्थ रूप से उपस्थित करना है। हमारी सम्मति में उपरोक्त इतिहासकारों की सम्मति पत्तपात 
से रहित नहीं । घटनाओं को अतिरंजित करना या छिपाना उनकी अपनी इंजाद है। हमारा बयान 
मुनशी सोहनलाल और दीवान अमरनाथ की पुस्तकों पर आश्रित है। यद दोनों महाराजा के 
दरबार में घटना-ल्ेेखक थे और जहाँ तक में जानता हूँ, इन्होंने घटनाओं को ठीक प्रकार से वर्णित 
किया है । जहाँ उन्होंने वफ़ा बेगम के वादे का साफ़-साफ़ वर्णन किया है वहाँ खुल्ले प्रकार से यह 
भी लिख दिया है कि जय शाह और उसकी बेगम ने कोहनूर देने में टाल-मटोल किया तो महा- 
राजा की आज्ञा से इन के मकान पर पहरा बिठा दिया गया और शादह्द को बहुत कष्ट दिया गया। 

शाह शुजा भी अपने अझ्ास्मचरित्र में इंस घटना का वर्णन करता है जिस के पढ़ने से स्पष्ट 
होता है कि उसे कुछ कष्ट अवश्य दिया गया था, परन्तु जितना कि कप्तान मरे ने सुनी-सुनाई 
बातों का बतंगढ़ बना विया है उतना नहीं। कप्तान मरे और शाह शुजा के बयान में बहुत 
झंतर है । 

अब देखना यह है कि इस ढंग से कोहनूर को प्राप्त करने में रणजीत्सिंह कहाँ तक सत्पथ 
पर था। सभी घटनाओं की जाँच पढ़ताल करने पर यह सिद्ध होता है कि वफ़ा बेगम ने को हनूर 
देने का वचन दे रखा था | और जूही महाराजा ने शाह को कुशलपूर्वंक लाकर मलका के हवाले कर 
दिया तो वह ह्वीरा माँगने में सत्पथध पर अवश्य था | देखनेवाली बात यह है कि क्‍या महाराजा के 
मन में ऐसा विचार आया या नहीं कि एक स्त्रीने ऐसा वचन विधश होकर दिया है। यदि उस के 
मन में शाह के जीवन के विषय में भय उत्पन्न न होता तो वह इस यहुमूल्य मणि से सदा के लिए 
बिछुद़ने पर तैयार न होती । ऐसी दशा में क्या यद्द बात रणजीतर्सिह जैसे वीर के लिए उचित न 
थी कि वह शाह्द तथा उसकी बेगम पर दुया करके अपनी उदारता का प्रमाण देते हुए उन्हें अपने 
वचन को पूरा करने के लिए बाध्य न करता और उनकी शुभाकांक्षाओों का भागी बनता। परन्तु 
रणजीतसिंह से या उस की स्थिति में किसी दूसरे राजा तथा नीतिज्ञ से ऐसी झ्ाशा रखना स्वाभा- 
विकता से बहुत दूर है । 

साथ ही हमें यह विचार भी भाता है कि रणजीतर्सिह्द ने ऐसा अवश्य सोचा होंगा कि 
कोदनूर शुरू से दी भारत के सम्राटों के पास रहा है झौर भारत की सम्पत्ति है। केबल थोड़ा 


१ विस्तार के लिए देक्षिए सोइन लाल द० २ पृष्ठ १४४ । * अध्याय, १४। 


७६ रणजीतसिह 


समय ही बीता था कि नादिरशाह इसे दिल्‍ली के खजाने से बलपूर्वक उठाकर ले गया था और वहाँ 
से यह शाह शुजा के दादा के हाथ आया । और अब यदि फिर वह भारत में आया है तो उसे 
हाथ से क्‍यों जाने दिया जाय। यह बात अच्छी तरह से स्पष्ट है कि शाह शुजा 
काबुल का राज्य खो चुका था और स्थान-स्थान पर मारा-मारा फिर रहा था। सम्भव था कि 
निर्वासन की दशा में कोई शक्तिशाल्ली राजा उससे यह हीरा छीन लेता या यह भी सम्भव था कि 
भय तथा लोभ के वश में होकर शाह स्वयं ही उसे बेच देता । तो इस दुशा में इसका रणजीतर्सिद् 
के हाथ आने अथवा फिर से भारत में आने की सम्भावना न रहती । रणजीतसिद्द को दोषी ठह- 
राने से पहल्ले हमें इन सभी पहलुओं पर विचार करना होगा । 


शाह शुज्ञा की रामकहानो 


हस घटना के अनंतर शाह शुजा सकुटुब डेढ़ साल तक लादौर में रहा। परंतु उसके हृदय 
में अभी बादशाही की लालसा चुटकियाँ ले रही थी। अतएव उस ने लाहौर से भाग निकल्लने का 
पूरा हरादा कर लिया । १ नवंबर, सन्‌ १८१४ ईं० को शाह की बेगमें शहर लाहोर से भाग कर 
सतलज नदी को पार करके खुधियाने में शरणागत हुई | जब महाराजा को यह भेद मालूम हुआा 
तो उस ने चौकी-पदरा नियुक्त किया। परन्तु अग्रेल सन्‌ १८१३ ई० को शाह शुजा भी भेस बदल 
कर भाग निकला भोर $ए८रे८ देँ० तक अंग्रेज़ी सरकार के यहाँ पंशन पाता रहा । इस बीच में शाह 
ने कई बार कश्मीर, पेशावर, सिंध भर काबुद्ध की तरफ़ प्रस्थान किया परन्तु सदा असफल रहा। 
अंत में सन्‌ १८२६ ई० में अंग्रेजों की सहायता से काबुल के तख़्त पर बैठा, परंतु अगल्ले वर्ष ही 
क़त्ज कर दिया गया । महाराजा ने शाह शुजा के संबंध में आकृति देखकर यह राय निर्धारित की 
थी कि यह बादुशाही प्राप्त करने में सफल न होगा । वैसा ही हुआ । 


अटक के क़िले पर महाराजा का अधिकार 


झटक का सुदृढ़ क्रिला सिंध नदी के ठीक किनारे पर स्थित है, और पश्चिमोत्तरी दुर्रों की राह 
आाने-जानेवाले आक्रमणका रियों के लिए पंजाब का द्वार समका जाता है। उस समय यह क्रिला 
अफ़गानी सरदार जहाँदाद स्नाँ के अधिकार में था। महाराजा रणजीतधिंह के मन में यह बात बैठ 
चुकी थी कि जब तक यह दुर्ग उसके अधिकार में न झाएगा अफ्रग़ानी सेना की रोक-धथाम बहुत 
कठिन होगी । सौभाग्यवश महाराजा को अवसर शीमभ्र ही प्राप्त हुआ। क्रिल्ञादार जहाँदाद खाँ कश्मीर 
के सूबेदार अझता मुहम्मद खाँ का भाईं था। कश्मीर की हार का हाल सुनकर उसे अपने लिए भी 
भय उत्पन्न हो गया | वह स्पष्ट रूप से जानता था कि वह अकेला शाह महमृद्‌ और उसके 
वज्ञीर फ्रतेह ख़ाँ का सामना न कर सकेगा । भअ्रस्तु उसने रणजीतसिद्द से पंत्र-ब्यवहार आरंभ 
किया, ओर इस शर्त पर क़िला खाली करने पर तैयार हो गया, कि उसे गुज़ारे के लिए महाराजा 
की ओर से उचित जागीर दे दी जाय । महाराजा ने तुरंत वज़ीराबाद का परगना जहाँदाद सा की 
जागीर के लिए नियुक्त कर दिया और खालसा फ्रौज का एक बढ़ा दस्ता अटक पर अधिकार करने 
के लिए दीवान भवानीदास के नेतृत्व में भेजा । अफ़ग़ानी फ्रोज ने क्रिला खाली करने से पूर्व लग- 
भंग एक लाख रुपया जो उनकी वेतनों का जहाँदाद खाँ के यहाँ याक़ी था महाराजा के अफ़सरों से 
माँगा । यद्द रुपया अदा कर दिया गया और खालसा फ्रौज क्विल्ले पर अधिकारी हो गईं।" दीवान 
भवानीदास और फडीर अज़ीजद्दीन का भेजा हुआ दूत चार घड़ी रात गये लाह्षौर पहुँचा । महा- 
राजा को अटक के गढ़ पर अधिकार पाने की सूचना सुन कर बहुत हर्ष हुआ । इस समाचार 


१ सोहनलाल द्‌० २ पृष्ठ १६७०६ | 


कोहनुर की छटना तथा अन्य बातें ७७ 


को नगर में शीघ्र ही फैलाने के भाव से दुर्ग पर से उसी वक्त तोपं छोड़ी गई । साथ ही सारे नगर 
में दीपमादा की गई । दूसरी सुबह को स्वयं महाराजा हाथी पर सवार होकर नगर के,गली-कूचों 
में से रुपये पेसे बिखेरता हुआ निकला । 

वज़ीर फ़तेह ख्राँ की तिलमिलाहट 


वज़ीर फ्रतेह खाँ से यह सब व्यापार छिपा रहा, और उसे जहाँदाद खाँ की कृति की कुछ 
खबर न मिल्ली । उसकी आंखें उस समय खुलीं जब महाराजा का अटक क़िलें पर अधिकार हो चुका 
था, अतपुव वह बहुत तिल्मिलाया | तुरंत कश्मीर की सूबेदारी अपने भाई अजीम खाँ के हाथों में 
दी । स्वयं पखली ओर धमतोढ़वाले रास्ते से होता हुआ ऊपर ही ऊपर पेशावर पहुँचे गया और 
महाराजा को क्विला खाली करने के लिए कहला भेजा । महाराजा क़िले में अपनी सेना बढ़ाने के 
लिए समय प्राप्त करना चाहता था और साथ ही वह चाहता था कि दीवान मुहकम चंद वापस 
कश्मीर से आ ल्ेवे तब फ़तेह खाँ से युद्ध किया,जावे | झतएवं उसने अफगान वज्ञीर के साथ 
समभौते की बात-चीत में कुछु समय व्यतीत कर दिया और इसी समय में अटक के क्रिले की फ़ौज 
भी बढ़ा दी । बाद में क़िला खाली करने से साफ़ इन्कार कर दिया । 


सिखों और अफगानों का युद्ध, जुलाई १८१३ 


फ़तेह ख़ा ने पेशावर से चलकर एक बड़ी शअ्रफ़ग़ानी सेना के साथ हलाक़ा छुछ में ढेरे डाल 
दिये और क्रिल्ले का घेरा आरंभ कर दिया । हर से महाराजा का तोपख़ाना और लश्कर दीवान 
मुदकम चंद के नेतृत्व में जेहलम पार कर के क्लिला की रक्षा के लिए पहुँच गया । दोनों फ्रौज तीन 
मास तक हैदरो के मुकाम पर आमने-सामने पढ़ी रहीं। इस घेरे के अवसर पर क्िल्ले ; वालों को रसद 
पहुँचाना कठिन हो गया, इसके अलावा भीष्म ऋतु भी अपने पूरे यौवन पर पहुँच चुकी थी और 
बढ़ी सख्त गर्मी पढ़नी शुरू हो गईं थी, जिसमें सद॑ देश के पठान लोगों के लिए लड़ना कठिन था। 
चुनांचे दीवान मुहकम चंद ने महाराजा से झाज्ञा मेंगवा कर अफगानी सेना पर धावा बोलने का 
फैसला कर दिया और शीघ्र ही अपनी सेना को व्यवस्थित करना प्रारंभ कर दिया। सवारी सेना 
को जिसमें जोधसिंह रामगढ़िया, हुकमर्सिह भ्रटारी वाला और हरिसिह नत्ुआ जैसे बड़े अनुभवी जर- 
नैल शामिल्ष थे, तीन भागों में विभक्त करके अधमंढल के रूप॑ में व्यवस्थित किया गया | इसके ऐन 
मध्य में योरुपीय ढंग पर सुशिक्षित पलटनों को समकोण चतुभुज के रूप में सुसज्जित किया और 
सब से पीछे तोपल्लाना लगाया गया । दीवान मुहकम चंद ने स्वयं हाथी पर सवार होकर सेनाओं 
का निरीक्षण किया। २८ जून को फतेह खाँ के भाई दोस्त मुहम्मद खाँ ने सिक्‍खों पर एक दम तीन 
तरफ से रास कढ़ा आक्रमण किया जिस को सहन न कर सकने के कारण खालसा की प्यादा सेना 
में भगदड़ मच गईं । परंतु पत्नटन के कमायढर मिया सिद्द पूरबी ने बड़े सादस से काम क्षिया और 
भागते हुए सैनिकों को स्िफ रोक हो न लिया वरन्‌ उन्हें पत्त की पल में फिर से : व्यवस्था भी दे 
दी | इसी बीच में दीवान मुहकम चंद ने यह आज्ञा भी दे दी कि उसके द्वाथी के पाँव ज्ंजीरों से 
बाँध दिये जायें ताकि वह रखभूमि से भाग न सके | दीवान मुहकम चंद की यह कार्यवाही देखकर 
खालसा सेना के साहस दो गुने हो गये । अब सिक्‍ख्नों की ओर से गोलियों को एक न थमनेवाली 
बौछार प्रारंभ हुई । चुनांचे अफ़ग़ानों ने पीछे हटना झारंभ किया । ख़ालसा घुडढ़सवारां ने उनका 
पीछा किया और पल की पल में हज़ारों को खेत किया ।', मैदान ख़ालसा के हाथों रहा । फतेह 
खाँ ने भाग कर पेशावर में दम लिया। अफ़ग़ानी सेना का झगछित नगद्‌ रुपया व सामान, 


) दीवान श्रमरनाथ के श्रनुसार दो हजार अफगान सिपाही युद्ध में काम श्राये। जफर- 
मामा पृ५८्ठ ७४ 


ज्द रणजीतसिह 


खेमे, ऊट, घोड़े और लगभग ७ छोटी तोपें उन के हाथ आई । विजय का समाचार भ्राप्त होने पर 
खाहौर में ख़ुशी के बाजे बजे । इस सुखद समाचार के लाने वाल्ले को महाराजा ने सोने के कढ़ों की 
एक जोड़ी और सम्मान की ख़िलश्रत प्रदान की ।" 


हैदरो युद्ध का महत्त्व 

अफ गानों और सिक्‍खों का यह पहला निर्णायक युद्ध था जिस में मैदान खालसा के हाथ 
रहा तथा आगे के लिए अटक का गढ़ महाराजा रणजीतसिंह के अधिकार में आ गया । इस गढ़ के 
महत्व के उल्लेख की आवश्यकता नहीं । हृतिद्दास और भूगोल जानने वाले लोग यह अच्छी तरह 
जानते हैं कि यह क़िला अटक नदी के किनारे उस मुख्य सड़क (मार्ग) पर स्थित है जो मध्य एशिया 
से चलकर भारत के मैदानी इलाके में दाखिल होती है। वास्तव में यह दुर्ग हमारे देश के लिए 
प्रहरी का काम देता है । सन्‌ १००० ई० में जब यह गढ़ राजा जय्र पाल के हाथों से निकल गया, तय 
से लगातार आठ सौ वर्ष तक मुसलमान आक्रमणकारियों की एक न थमने वाली बाढ़ उमड़-उमड 
कर भारत की ओर आती रही । चुनांचे महाराजा ने इस दुर्ग पर अधिकार कर के न केवल इस याढ़ 
को रोक दी दिया वरन्‌ इस का रुख भी उलटा कर दिया | अर्थात्‌ इस के दस वर्ष बाद महाराजा 
ने पेशावर पर भी विजय प्राप्त कर ली। और अगले दस वर्षो के बाद स्वतंत्र पंजाब की ध्वजा जम- 
रोदु की पद्दाड़ियों पर जा लहरायी । एक प्रकार से अश्रटक के गढ़ का अफगानों के हाथों से निकल- 
जाना भारत में उनकी राजनीतिक शक्ति के लिए म॒त्यु सूचक नगाढ़ा बजने के समान था। अब रण- 
जीतर्सिद्द के लिए खैग्र द्वार तक रास्ता खुल गया । 


कश्मीर की चढ़ाई की तैयारियाँ -- अक्तूबर सन्‌ १८१३ ई० 

ख़ालसा सेना ने कश्मीर और अटक के युद्धों में अफक्रशानी सेना में बल का अनुमान कर 

जिया था और उन्हें विश्वास हो चुका था कि ये लोग उन से किसी प्रकार अच्छे योद्धा या शूर नहीं 
हैं। फ्रौजी इष्टिकोण से अटक के क्रिले पर अविकार बनाये रखने के लिए महाराजा ने यह आझाव- 
श्यक समझा कि खूबा कश्मीर और उस के आस-पास का पहाड़ी इलाक़ा वज़ीर फ़तेह खां के 
सद्दायकों के हाथ में अधिक समय तक नहीं रहना चाहिए | श्रतएव अक्तुबर मास के आरंभ में 
महाराजा ने कश्मीर के दमन करने का विचार क्रिया और अपने सचियों से परामश किया । घुनांचे 
इस युद्ध के लिए तैयारियाँ आरंभ हो गई। महाराजा साहब ने स्वयं दुशहरा से पहले नवरात्र के 
दिन लाहोर से प्रस्थान किया । अम्गतसर होते हुए कांगड़ा में ज्वाला जी के पविज्र स्थल्न पर भेंट 
चढ़ाई ।* फिर पठानकोट और आदीनानगर होते हुए स्यथालकोट में ख़ेमा डाखा। यहां संपूर्ण 
ख़ालसा फ्रौज एकश्र की गईं । सरदार निद्वालसिह अटारीवाला, सरदार देसासिह मजीठा, दीवान 
राम दयाल, सरदार दरीसिह नलवा, और भया राम सिंह इत्यादि के नेतृत्व में अलग-झलग सेना 
के भाग नियुक्त हुए। नवंबर में महाराजा रोहतास पहुँचा । यहाँ उसे समाचार मिला कि वज़ीर 
फ़तेह ख़ां पेशावर से डेराजात की,तरफ भा रहा है, और सुल्तान दमन करने का विचार रखता है, 
और दूसरी ओर से यह समाचार मिला कि पीर पंजाल में भी बफ्रे पढ़ रदी है। झतएवं तस्काल 
कश्मीर विजय करने का विचार स्थगित करना पड़ा। फिर भी एक दुकड़ा सेना का दीवान रामदयाल 
(जो दीवान सुहकम चंद का पोता झोर बीस वर्ष की अवस्था का नवयुवक था) के नेतृस्व में राजोरी 
की ओर रवाना किया गया, जिसमें कि वह उस रास्ते के दरों' पर अधिकार कर ले और अनाज 


१ सोहनलाल द० २ पृष्ठ १४४ | विस्तृत ह्वाल फे लिए देखिए, मुनशी सोइनलाल 
की “उम्दवुल्तवारीख,' दफ्तर, २ पृष्ठ १४७ 


कोहनूर की घटना तथा अन्य बातें ७६ 


हृत्यादि के ढेर जमा करने के उचित स्थान देख झाये | मद्दाराजा स्वयं २६ दिसंबर को लाहोर वापस 
पहुँच गया । 
कश्मीर पर चढ़ाई--अ्प्रेल सन्‌ १८१४ ३० 
अब मौसम खुलने पर अग्रेल सन्‌ १६१४ ई० में कश्मीर की चढ़ाई का पुनः निश्चय हुआ । 
कांगड़ा पहाड़ी के राजों के नाम आज्ञापतन्न निकले कि अपनी-अपनी सेना लेकर महाराजा के साथ 
सम्मिलित हों । अतएवं ४ जून को वज़ीराबाद के स्थल पर संपूर्ण सेना का निरीक्षण हुआ, और 
उसे विभिन्न भागों में बांदा गया । यहां से सेना कूच कर के गुजरात और भिबर होती हुई ११ 
जुलाई को राजोरी पहुँची। यहां महाराजा ने युद्ध का उचित प्रबंध किया। तोपख़ाना का 
भारी असबाब यहीं पर छोड़ दिया और हरुकी शुतरी तोपों को झपने साथ लिया । सेना को दो बड़े 
भागों में विभक्त किया | एक टुकड़ा जिसकी संख्या तोस हज़ार के लगभग थी दीवान राम दयाल, 
सरदार दुल सिंह, ग्रोस खां दारोशा तोपखाना, सरदार हरी सिंह नलवा और सरदार मित सिंदद 
पधानिया के नेतृत्व में बहरास गला तथा थज्ञा मंढी के रास्ते से शोपियां स्थल पर कश्मीर की घाटी 
में प्रवेश करने के लिए चला । फ्रौज़ का दूसरा भाग जिस की संख्या और अधिक थी और जिस का 
नेतृत्व महाराजा के हाथों में था पुनछ वाल्ले मार्ग से हंकर तोशा मैदान के दूर से निकल कर वादी 
में पहुँचने के लिए चलन पड़ा । 
दीवान राम दुयाल अपने सेना के भाग को ल्लेकर मंज़िल-मंज़िख पर पढ़ाव करता हुआ २०५ 
जुलाई को बहराम गएला पहुँच गया किंतु आगे जाने के ल्विए मार्ग बन्द पाया। इस स्थान पर 
पुक छोटा-सा डिन्तु एक बहुत मजबूत गढ़ स्थित था। इंस में पुनछ के नवाय की बहुसंख्य सशस्त्र 
सेना इस मार्ग को रक्षा के द्विए रद्द रहो थी। दीवान राम दयाल ने गढ़रत्षक को हर प्रकार से मनाने 
की चेष्ट की किंतु उसने ख्लाल्लसा सेना को रास्ता देने से इन्कार कर दिया | आख़िर दीवान 
युद्ध करने पर विवश हो गया । कितु गढ़ी तक पहुँचना कठिन था क्‍योंकि उस के सामने एक तीज 
गति वाला पद़ाड़ी नाता बद्द रहा था जिसको लाँघना सेना के लिये बहुत कठिन था । ख़ालसा 
सेना ने बहुतेरे हाथ पाँव मारे किन्तु सब विफल सिद्ध हुये। भरन्त में दीवान ने राजा उप खाँ 
राजौरी वाल्ने को सहायता के लिये तेयार कर लिया एक पूरी प्यादा पल्टन के साथ उस ने नाले 
के किनारे-किनारे ऊपर ऊँचाई को ओोर प्रस्थान किया ! ज्यों ही वह ऐसे स्थान पर पहुँचा कि जहाँ 
नाले का पानी न तो गहरा था और न तेज वरन्‌ वह विशेष चौड़े स्थान पर फेल्ा हुआ था, उसे 
पार कर के दूसरे तट पर पहुँच गया । झोर वहाँ से श्राँख बचा कर नाल्ले के ढल्लान में नीचे की 
झोर कूच किया । अकस्मात्‌ गढ़ी पर घावा बोल दिया । दूसरी भोर से दोवान राम दयाल ने नाले 
के बीच बढ़े-बड़े बतवान्‌ हाथी खढ़े कर दिये ओर उनकी पोठ पर से चल्ककर” सिक्‍्खर सैनिकों ने 
नासा पार करमा शुरू कर दिया । भाव यह कि झब दोनों ओर से गढ़ी पर झाक्रमण कर दिया 
गया और आन की झान में दुर्ग पर अधिकार हो गया । हस प्रकार पीछे से आने वाली 
खालसा सेना के ख़िये भी मार्ग खुल गया | झब दीवान राम दयाल ने आगे कूच करना प्रारम्भ 
किया ।और सराय से होते हुए आमादुपुर जा पहुँचे, भोर तुरंत दहीरपुर भ्रधिकार में कर लिया । 
यहाँ पर अज्ञजीम ज़ाँ, सूबेदार कश्मीर की क्रोज का एक बड़ा भाग सासना करने के लिए भागे बढ़ा, 
झौर २६ जुलाई को सिखों और झफूगानों में घमासान युद्ध हुआ । अफ्रगान हार कर लोटे । 
सिद्ध सेना यहाँ से शोपियाँ पहुँची | वहाँ झ्रफ़शानो सेना मुहम्मद शकूर ज़ाँ के नेतृत्व में एक बढ़ी 
संख्या में उपस्थित थी। बढ़ा धप्तासान युद्ध हुआ। शाहज़ादा खड़क सिंह की सेना का वीर 


५ तोइनलाल ने इस के लिए 'जस्सरे फ़ोलान! का शब्द बर्ता है। दु० २-पृष्ठ १५६। 


5० रणजीतसिह 


झफ़सर मुनशी जीवनमल जो आगे की पंक्ति में तलवार लिए लड़ रहा था इसी लड़ाई में मारा 
गया । डघर ईश्वर को भी झभी ख़ालसा की सफलता वांडधित न थी | ठीक युद्ध के अवसर पर 
मूसलाधार वर्षा आरंभ हो गई । झब ग़ालसा सेना को श्रीनयर की तरफ बढ़ने के अतिरिक्त कोई 
उपाय न रहा | अतएव दीवान राम दयाल कष्ट उठाता धीरे-धोरे श्रीनगर के निकट जा पहुँचा और 
ताज़ा सेना की आशा करने लगा । लेकिन वर्षा की अधिकता ओर भया राम सिह--जिस के नेतृत्व 
में पाँच हज़ार सेना महाराजा की ओर से भेजी गईं थी की कायरता के फ़ारण समय पर सद्दायता 
न पहुँच सकी । इसी कारण कुछ काञ्न के लिए राम सिंह अपने पद से हटा भी दिया गया | 
महाराजा का वापस आना 

ख़ालसा सेना का दूसरा भाग जो स्वयं महाराजा के साथ था वर्षा की झधिकता के कारण 
जून के झंत तक राजोरी में द्वी रुका रद्दा । अंत में वह जुलाई मास के मध्य में पुन पहुँच 
गया । यहाँ भी पंद्रह दिन ठहरना पड़ा, क्‍योंकि पुनछ का अधिकारी रुहल्ला ख़ाँ कश्मीर के 
सूबेदार से मिला हुआ था | और उस ने झाज्ञा दे रखी थी कि सिक्स सेना के आने पर शहर को 
खाली कर दिया जाय । चुनांचे ऐसा ही हुआ । अतएवं महाराजा की सेना को रसद प्राप्त करने 
में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा | अब महाराजा ने तोशा मैदान के दर से जाने का 
विचार किया, परंतु यहाँ भी सफलता के कोई लक्षण दिखाई न देते थे । अतएव महाराजा मूंडा 
की ओर बढ़ा, परन्तु ऊपर के पद्ाइ से रुइज्ता। खाँ ने खालस। सेना को तक करना आरंभ किया । 
पहाड़ों की चोदियों से गोलियों की बौछार ने मद्वाराजा के पाँव उल्लाद दिए । उधर से भअज्ञीम 
सा ने भो मौके पर झाक्रमण कर दिया। महाराजा चारोंओर से घिर गया। अतएव बापस 
खौटने के अतिरिक्त कोई बस न था | पाँच हजार सेना का एक सैनिक दस्ता भया राम सिंह के 
नेतृत्व में दीवान राम दुयाल की सहायता के लिए भेजा और स्वयं ल्ञाहोर चल पढ़ा। और पुनछ 
कोटली, मीरपुर से होता हुआ अगस्त सन्‌ १८१४ ई० में महाराजा लाहौर वापस पहुँचा । 
इस झाक्रमण में महाराजा के कई प्रसिद्ध सरदार जेसे फतेह सिह छाछी, मित सिंह पधानिया, 
गुरु बर्श सिह धारी तथा देसा सिंद मान दृत्यादि काम भाये । 


दीवान राम दयाल की वीरता 


दीवान राम दुयाल की सेना जो श्रीनगर के निकट स्थित थी बहुत इृह बनी रही और 
बड़ी शूरता और तत्परता से अज़ीम स्नाँ का सामना करती रही । दीवान अमर नाथ लिखते हैं 
कि राम दयात के युद्धों में लगभग दो हज़ार अफ़गान काम आए। संभवतः अज़ीम स््लाँ भी 
इसी को नीति-युक्त समझता था कि जितनी जल्दी हो सके खालसा सेना उस की रियासत से 
बाहर चंली जाय । झतएवं राम दयात्र की शूरता और दृढ़ता देख कर उस के साथ संधि कर 
ली झौर जैसा सैयद मुहम्मद लतीफ लिखते हैं, उस ने महाराजा के लिए मूल्यवान सेंट सेजीं, 
झोर दीवान रामदयात्ञ को आश्वासन दिलाया कि बह आगे सदा महाराजा की शुभ कामना 
करेगा ।' 

दीवान मुहक म॒ चंद की मत्यु-अक्तुथर सन्‌ १८१४ इ० 
खालसा सेना का बहादुर योद्धा झौर मदान्‌ सेनापति दीवान मुहकम चंद कुछ काल से 


4494»-+९०००००-०.३५- ० नेनन जने+ कक पा न. 


* जफ़रनामा रणजीतसिंह, प्ृ० ८४७।| » इस के संबंध में प्रिंसेप इत्यादि का यह 
लिखना है कि श्रजीम खाँ ने राम दयाल के दादा दीत्ान मुइकम चंद की मैत्री का ध्यान रख 
कि गा है सुरक्षित निकल जाने दिया। यह भिल्कुल अ्रयथार्थ हे, और घटनाओं पर 

आधभित न 


कोहनूर की घटना तथा अन्य बात ८१ 


बीमार चला आता था। परंतुअ्रच्छा न हो सका ओर अक्तूबर सन्‌ १८१४ ई० में परलोक 
सिधारा । दीवान मुहकम चंद उन प्रसिद्ध व्यक्तियों में सब से पहला सरदार था जिसने खालसा 
की जी-जान से सेवा की और यही कतंव्य पाखन करता हुआ मरा। सुदृकम चंद का हृदय प्रेम 
और स्वामिभक्तित का स्लोत था, जिसने महाराजा ]:की सेवा में कोई कसर उठा न रक्स्ती | दिल 
की उरचता के अतिरिक्त यह दीवान बुद्धि के और शारीरिक चमत्कारों की सृति था। कड़ी से कढ़ी 
कठिनाइयों से ज़रा भी विचल्षित न दोता था। स्वभाव से उच्च कोटि का सेनापति था। देशभक्ति 
के भाव उसमें कूट-कूट कर भरे थे | 

रणजीवर्सिह को उक्त दीवान पर बढ़ा गये था, और उसके मरने का महाराजा को बहुत 
बढ़ा शोक हुआ । संपूर्ण सालसा दरबार शोक में छा गया। उस की अंतिम क्रिया बड़े झादर 
से फ्रौजी रोति से की गई, ओर फिलौर के बड़े बाग़ में दीयान की समाधि बनाई गईं, जो अब 
तक उपस्थित है । महाराजा ने दीवान के बेटे मोतीराम को दीवानी की उपाधि प्रदान की और 
उसके पिता की जागीर पर उसे बनाए रकख़ा | मोतीराम के होनहार नवयुवक पुत्र रामदयाल 
को दीवान सुहकम चंद की जागीरदारी सेना का अफसर नियक्त किया। दीबान मुहकम चंद की 
सेवाझों की प्रशंसा करते हुए सर लेपल प्रिफन लिखता।है कि महाराजा के जरनैल्ों में दीवान 
मुहकम चंद सब से झ्धिक योग्य था। काफी हृद तक यह उसी की वीरता, साहस तथा सेनिक 
सूक-बूक का परिणाम था कि रणजीतसिद पञआब में एक विशाल राज्य स्थापित करने में सफल 

झा। 

े ब्रिटिश सरकार का दूत 

इस के थोड़े दिनों बाद झंग्रेजी सरकार के दूत, झब्दुलबबी खाँ झौर राय मंद सिद्द लाहौर 
झाए और गवर्नर-जनरल की झोर से मुल्यवान्‌ भेंट महाराजा के सम्मुख प्रस्तुत की | महाराजा ने 
उन्हें अपने यहाँ अतिथि रक्‍्खा, खूब आदर-सत्कार किया, झौर गवर्नर-जनरल और सर डेविट 
झक्‍तरलोनी के लिए भूल्यवान्‌ भेंट उन के साथ वापस भेजी । 


३१ 


ग्यारहवाँ अध्याय 
युद्धों का कम ओर मुल्तान विजय 
(सन्‌ १८१४--१ ८१ ८ हे ०) 


ब्रिटिश-गोरखा युद्ध -सन्‌ १८१४ से १८१६ ई० तक 

4८१४ से १८१६ ई० तक अंप्रेज़ों और गोरखों में लगातार युद्ध चलता रहा। आरंभ में 
ब्रिटिश सेना की एक-दो बार हार हुईं। इस अवसर पर दरबार नैपाल का एजेंट पृथ्वी विलास मह्दा- 
राजा के पास पंग्रेज़ों के विहद्ध सहायता के लिए आया, परंतु रणजीतर्सिद्द ने स्पष्ट इन्कार कर 
दिया । एजेंट निराश होकर चला गया । झतएवं उसी समय मह्दाराजा ने फ़कीर अज़ोज़ुद्दीन को 
करनल अक्तरलोनी के पास लुधियाना भेजा कि यदि आपको मेरी सहायता की थ्रावश्यकझुृता हो तो 
में उपस्थित हूँ । इसी आशय का संदेश गवनेर-जनरल को भी भेज्ञा गया । 

सुधारों की आवश्यकता 

कश्मीर के युद्ध में मद्ाराजा को स्पष्ट रीति से यद्द मालूम हो गया कि डस की सेना में बहुत 
से सुधारों की आवश्यकता है। अतएव मद्दाराजा ने तुरंत इस ओर ध्यान दिया। बहुत सी 
नई सेना भरती को गई, जिध् में दो गोरखा पज़टनें भी सम्मिलित थीं। कई ओर सुधार भी 
किये गये । 

दीवान गंगाराम और पंडित दीनानाथ 


पहले इस का वर्णन किया जा चुका है कि दीवान भवानी दास ने माल विभाग का अत्यु- 
त्तम प्रबंध किया था, ओर प्रति वर्ष को आवर व व्यश्र के निय्रम-पूर्वक हिल।ब का क्रम प्रचलित 
किया था।' झतपृत्र महाराजा इस बात क! बहुत इच्छुक था कि इस प्रकार के और विद्वान्‌ लोग 
भी उस के यहाँ नौकर रहें। उन दिनों महाराजा का राज्य बड़े वेग से विस्तार पा रहा था । आय 
झोर व्यय के साधन नित्य वृद्धि पा रहे थे । व्यय की मर्द बढ़ रही थीं । अतएवं महाराजा ने दीवान 
गंगाराम कश्मीरी पंडित को दिल्‍ली से बुला भेजा | दीवान की योग्यता की ख्याति महाराजा तक 
पहुँच चुकी थी । दीवान गंगाराम सनीचर के दिन, £ मई १८१३ ज्वाहौर पहुँचा । दरबार में महा- 
राजा की सेवा में हाजिर हुआ, सोने की एक मोहर, पाँच रुपया तथा इंन्न की एक बोतल भेंट 
की । दीवान के पंद पर नियक्त होते ही फ़ोज-विभाग के हिसाब-किताब को सैँंमाला । दीवान के 
पास काम की इतनी भरमार थी कि वह उसे पझकेश्ला न निपटा सकता था, असएव महाराजा ने 
उसे दो वर्ष बाद यह आज्ञा दी कि वद किसी आदमी को अपनी सहायता के लिए नायब के रूप में 
नियुक्त कर ले | दीवान गंगाराम ने पंडित दीनानाथ को बुला लिया जो बाद में बहुत योग्य और 
कुशक्ष कर्मचारी प्रमाणिक हुआ, और धीरे-धीरे माल्-विभाग का सर्वोच्च पदाधिकारी नियुक्त हुआ, 
दीवान की उपाधि प्राप्त की झर बाद में राजा के नाम से निर्वाचित हुझा | 

* सिख शासन काल के १८१२ से लेकर १८४६ ई० तक के समध्त कांग्ज-पत्र पंजाब 
गवनमेंट के रेकाई आफि। में मौजूद हैं, मिन्‍्हें लेखक ने १६१५-१६ में संगदित क्रिय। था, और 
उन की विस्तृत सूची अंग्रेजी भाषा में दो जिलदों में प्रकाशित की थी | पंजाब के बंठवारे के बाद 
यह रिकाड अ्रव श्विमके में लाकर रखा गया है। 


युद्धों का क्र भौर मुल्तान विजय परे 


राजौरी व भिबर का युद्ध-सन्‌ १८१४ ३० 

पिछुले वर्ष महाराजा की सेना कश्मीर के युद्ध में विशेष सफलता न प्र!प्त कर सकी थी । 
इस लिए पहाड़ी प्रदेशों के राजा भी विमुख होने लगे । अतणव वर्षा ऋतु के अंत में अक्तूबर मास 
के झारंभ होते ही सरदारों के नाम आाज्ञा-पत्र निकल गए कि वह अपनी-अपनी सेना बल्ले कर 
स्याज्ञकोट में उपस्थित हों। वहाँ उन्हें राजौरी, भिबर और पीर पंजाल के संपूर्ण पहाड़ की तलहटी 
के हलाक़ों को विजय करने की झाज्ञाएँ मिलीं ! राजौरी व भिबर काश्मीर पर आक्रमण के लिये 
महत्वपूर्ण स्थान थे। महाराजा ने इन राजाओं को दण्ड देना आवश्यक समझा । इस के 
साथ ही यह विचार भी उत्पन्न हुआ कि यदि सम्भव हो तो उन्हें सम्पूर्णतया जीत कर उनके 
प्रदेशों को अपनी राजधानी लाहोर में मिला लिया जाय ताकि बाद में काश्मीर को वादी पर 
अधिकार करने में कठिनाई पेश न आये। सरदारों को स्थालकोट से कूच करा कर महाराजा स्वयं 
वज़ीराबाद के रास्ते चत्र पड़ा। राजोरी का राजा 'डउगर ख़ाँ रणजीतसिद के इरादे से 
बेख़बर न था। उस ने सर्वत्न रास्तों और दर्ग पर अपनी फ्रौज के छोटे छोटे दुकड़े नियुक्त कर 
दिए ओर आप राजोरी के क्रिल्ले में रक्षा्थ ठहरा । यह क्रिला एक ऊँची चोटी पर स्थित था अत- 
एवं ख़ालसा सेना को क्रिल्ला विजय करने में बढ़ी कठिनाइयाँ उपस्थित हुई । अंत में उन्हें एक 
उपाय खूझा वह यह कि झाठ तोपें बड़े बलवान्‌ हाथियों पर लादुकर क्िले के सामने से गोलाबारी 
झारंभ कर दी; और किल्ले की दीवार छुलनी कर दी | झ्ब तो उगर खाँ के द्वोश उड़े और समय 
लाभ करने की इच्छा से संधि की बात-चीत आरंभ कर दी । इसी बीच में अवसर पाकर वहाँ से 
वह निकल्न भागा और अपने दूसरे क्रिल्ले कोटली में जा कर पनाह ले ली । महाराजा के वीर सर- 
दारों, दीवान राम दयाल, फूला सिंह अकाली और हरी सिंह ने राजारी के किल्ले पर अधिकार 
कर लिया | झब सिखतर सेना कोटली की भोर बढ़ी, और उगर खाँ को भगा दिया | इस तरह महा- 
राजा का राजौरी के इलाके पर अधिकार हो गया ।|इस के बाद इसी प्रकार भिबर के किलों पर भी 
महाराजा का अधिकार हो गया, ओर दोनों पहाड़ी राजाओों को लाहौर में रहने की 
आज्ञा मिली ।” 

नूरपूर और जसवाँ का दुसन--जनवरी सन्‌ १८१६ ई० 

एक वर्ष से अंग्रेजों ओर गोरखों में युद्ध चच रहा था, अंग्रेजों की फौज का एक दुस्ता 
झमर सिंह थापा का पीछा करने और उस की रसद्‌ की सामग्री के रास्ते बन्द करने के लिए 
बिल्लासपुर तक आ पहुँचा और राजा'बिलासपुर से बात चीत आरम्भ कर दी। रणजीतसिद् ने 
मीति हसी में समझी कि वह अपना प्रभुत्व, यदि कांगड़ा के पहाड़ी राजाओं ,पर पूरी योग्यता से 
जमा लेबे तो उस के लिये बेहतर होगा कि अंग्रेजी-गोरखा युद्ध के बाद उसे किसी श्रकार की 
कठिनाई पेश न झावे चुनांचे राजा बीर सिंह नूरपुरिया से कर की रकम माँगी गई जों उस ने बहुत 
समय से झदा नहीं की थी । अंत में, विवश हो कर जनवरों सन्‌ १८१६ ई० में बीरसिंह दरबार 
में उपस्थित हुआ झोर क्षमा चाही । अपने आप को नज़राने।की भारी रकम अदा कर सकने में 
झसमर्थ प्रकट किया | महाराजा ने उसे अपनी रियासत को छोड़ देने को कह्दा । झतएवं वह इस 
पर राज़ी हो गया । महाराजा ने उसे उचित जागीर प्रदान की ओझौर नूरपूर में सिकखों का थाना 
स्थापित हो गया । 


) इस संबंध में मुनशी सोहन लाल लिखते हैं कि क्रिला कोटली पर अधिकार करने में 
एक राजपूत जागीरदार को स्त्री मुसम्मात बीबी से महाराजा को सेना को बड़ी सहायता मिली-- 
“उरदतुल्तवारीख” द० २ प्ृ० १८२ | 


घ्प्छ रणजीतसिद 


नूरपूर के बाद दूसरे पहाड़ी हलाका जसवाँ की बारी भाई । इस इलाके में दो-तीन मज़बूत 
किक्ले थे, जिन पर बहुत दिनों से महाराजा की इष्टि थी | झ्तएव राजा जसवाँ को भी गजराने की 
रकम न अदा कर सकने के कारण रियासत से अलग किया गया और उसे दस हज़ार की मात्रियत 
की जागीर प्रदान हुई । 

इस प्रकार धीरे-धीरे कांगढ़ा की संपूर्ण छोटी-छोटी रियासतें महाराजा के अधिकार में भा 
गई । कुछ राजे नियमित रूप से कर देने वाले बना किये गये और कुछ के इलाके कादोर 
सर्तनत में सम्मिलित किए गये । किला कांगढ़ा जो घाटी की नाक था महाराजा के अधिकार में 
पहले झा चुका था। राजा संसार चंद जो पहले अपने राज्य को विस्तार देने में उत्साह से लगा 
था, हंस समय तक महाराजा रणजीतसिंह का करद बन चुका था। इंस प्रकार चार वर्ष के झन्दर 
झन्दर काँगढ़ा को घाटी पर महाराजा का पूर्ण अधिकार जम गया । 


बहावलपूर का दौरा- माच सन्‌ १८१६ ६० 

सन्‌ १८१६ के भारग्भ में मौसम के छखुलने पर महाराजा ने सेना के बढशी के नाम आज्ञा 
भेजी कि एक बड़ी मात्रा में सेना के लिए रसद व ढोने की सामग्री का प्रबन्ध किया जाय । क्योंकि 
हस यार महाराजा स्वयं बहावल्ञपूर, मनकेरा, सुल्तान तथा भंग हृत्यादि रियासतों की ठीक शक्ति 
का झनुमान करना चाहता था। वह इन से कर तो कई बार प्राप्त कर चुका था और इनके 
शासक समय की आवश्यकता का जजुभव करते हुए उस का आधिपत्य भी स्वीकार कर लेते थे, 
किन्तु उसके लौट जाने पर अपने वचनों से फिर भी जाते थे । अतएव इस वर्ष महाराजा ने अपना 
ध्यान उस ओर दिया, और एक बढ़ी सेना मिश्र दीवान चंद के नेतृत्व में, जो योग्यता में दीवान 
मुदकम चंद का स्थान लो रहा था, बहावलपूर की तरफ़ भेजी । सिख सेना के आने का हात सुन 
कर नवाब ने झपने वकीज़ सूबा राय और किशन दास द्वारा महाराजा के साथ पत्न-व्यवह्दार आरंभ 
कर दिया और नया प्रतिज्ञापन्न लिख दिया, जिस से ७० हज़ार रुपया सालाना कर-रूप में देना 
स्वीकार किया और उसी समय ८० दज़ार रुपया देने का वादा किया, जिसे वसूल करने के लिए 
विश्वस्त अफ़्स़र नियुक्त किए गए । 


मुल्तान का घेरा 


मिश्र दीवान चंद को झाजश्ा मिली कि यहाँ से मुल्तान की तरफ़ कूच करो, और तलंबा 
मौज़े में पढ़ाव करो । उस स्थल पर महाराजा भी उस से आ मिला । सुल्तान के नवाब का वकील 
मूल्यवान्‌ उपहार लेकर महाराजा के पास पहुँचा । महाराजा ने कर की कुल पिछली रक़म माँगी, 
जो एक त्ाख़ से कुछ अधिक थी। वकील ने तत्काल केवल चाल्नीस हज़ार देने का वादा किया | 
महाराजा ने अपनी सेना को आगे बढ़ने की झाज्ञा दी। मिश्र दीवान चंद ने अदमदगढ़ के क़िले 
का घेरा डाल दिया, जिस पर खालसा सेना ने अधिकार कर दिया । 


इस के बाद तिरमूं घाट पर चिनाव नदी पार कर के महाराजा ने साक्षारवाँ के निकठ ख्लेमा 
डाला, और फ्रौज का एक टुकड़ा मुल्तान सेजा | प्रसिद् अकाली सरदार फूल्ा सिंह का मिंहंग 
सिपाहियों का दस्ता भी इस में सम्मिलित था । यह लोग नितांत निढर और योद्धा सिपाही थे। 
झतपव शहर के झास-पास लूट-मार और नाश का बाज़ार गर्म हुआ । एक दिन ओोश में झाकर 
फूला सिंह के दस्ते ने नगर की दीवार पर धावा बोल दिया। नवाब ने संधि करना ही 
नीति के झनुकूत समझा । ८० हज़ार रुपया तुरन्त दिया, और शेष दो मास के भीतर देने का 
बचन दिया। 


युद्धों का क्र भौर मुक्तान विजय घर 


मनकेरा इलाक़े का दौरा--अपग्रेल सन्‌ १८१९ ई० 


मुल्तान से छुट्टी पाकर मद्दाराजा ने मनकेरा इलाके की झोर ध्यान दिया । झ्रभी राजा की 
सेना मनकेरा पहुँची ही थी कि नवाब मुहम्मद ख़ाँ की अचानक सृत्यु हो गईं | शेर मुहम्मद खाँ ने 
नवाबी सेंभाली | चुनांचे अब नये नवाब के साथ वाषिक कर के संबंध में बात-चीत भारम्म हुईं 
नवाब का वकील रायजादा पिंढी दास महाराजा की सेवा में हाज़िर हुआ । महाराजा ने एक लाख 
२० हज़ार रुपए की माँग की । रायजादा अपने स्वामी नवाब का दितैषी था! उस ने देखा कि इस 
कदर रुपया एक दुम खजाने से निकलना असंभव है, अतएवं नवाब को यह सम्मति दी कि इस 
समय तो आईं बला टल जावे पीछे देखा जावेगा । चुनांचे कर की रक्रम स्वीकार कर ली परन्तु दस 
शर्त पर कि महाराजा चालीस हज़ार लेकर वापस चल्ले जावें झौर बाकी रकम दो किश्तों में तीन 
मही ने के अन्द्र अदा कर दी जावेगी। मई का महीना और गरमी का मौसम शुरू हो चुका था । 
चुनांचे ४०००० रुपया वसूल कर के महाराजा लाहौर वापस झाया । 

भंग रियासत की राज्य प्राप्ति-मई सन्‌ १८१६ ई० 

छो टी-छोटी इसल्रामी रियासतों में से जो कि प्रारंभ में सिख वशवतति स्थानों के ग्रिदं एक 
घेरा बनाये बैठी थीं, कई एक तो पराजित होकर लाहौर राज्य का अंश बन गईं, भर्थाव्‌ 
खुशाब, कसूर तथा साहिवाल़ के नवाब महाराजा के जागीरदारों में गिने जाने लगे, किन्तु मिठा 
दिवाना का नवाब अहमद यार खां ओर भंग के सियाल वंश का सरदार अहमद खाँ ह्रमी तक 
झपनी सरदारी को बनाये हुए थे । चुनाँचे मनकेरा से निबृत्त होकर मद्दाराजा ने अपना ध्यान उन 
की ओर फ्रेरा । इस भावना से महाराजा ने चनावब नदी को त्रिम्मू घाट के स्थान पर पार किया 
ओर भंग के इलाके में प्रवेश किया । नवाब अद्दमद्‌ खाँ ने कई वर्षो से लाहौर दरबार को कर 
भेजना बन्द्‌ कर रखा था । चुनाँचे महाराजा ने गत वर्षा के शेष घन की माँग को । किन्तु नवाब 
ने झपनी विवशता प्रकट की । रणजीतसिदह अवसर की ताक में था। चुनाँचे नवाब अहमद खाँ को 
उस की रियासत से अलग करके भंग के सम्पूर्ण इत्लाके को जिस की वाषिक आय लगभग चार 
जास रुपये थी, जाहोर राज्य में मिला लिया ! 


ऊच और दायरा दीनपनाह 

जब रणजीतसिद भंग के मामलों में फेसा हुआ था तो सरदार फ्रतेहसिंद अहलूवाखिया ने 
ऊच हलाक़े की विजय के क्षिए प्रस्थान किया । और नवाब रजब झली शाह को परास्त करके उस 
के कोट झौर आस-पास के इलाक़े पर अधिकार कर लिया। ऊच के सज्ञादानशील को डचित जागीर 
लगा दी गई और वहाँ फ़तेह सिंध्द ने मद्ाराज का थाना स्थापित कर दिया । महाराजा अभी इस 
इलाके के प्रबंध से छुट्टी पाकर लाहौर लोटा ही था कि दायरा दीनपनाह का सरदार अब्दुस्समद 
ख़ाँ, नवाब मुज़फ़्फ़र खाँ के हस्तक्षेप से तंग आकर, दीवान राम दयाल के साथ महाराजा के पास 
झाया और शरणागत हुआ । महाराजा ने बड़े उत्साह से उस का स्वागत किया और सुबारक दृवेली 
में जहाँ शुजाउल्मुल्क रहा करता था ठहराया | महाराजा चाहता था कि नवाब अब्दुस्समद ज़ाँ उस 
के साथ रहे, क्‍योंकि महाराजा का ख्याल था कि शायद मुल्तान दमन करने में यह उपयोगी स्तडि हो । 

युवराज खड़क सिंह के द्िसाब-किताब की पड़ताल 

भया रास सिंद युवराज खढ़क सिंद का बचपन से ही शिक्षक था। महाराजा ने शाइजादा 
को जागीर प्रदान कर रखी थी और वह ज्यों-ज्यों बढ़ा होता गया, उसकी जागीर में भी बुद्धि होती 
गईं | सया राम सिंह युवराज की जागीर की देख-साख्ष किया करता था और वही नाज़िम समझा 
जाता था। राम सिह युवराज के साथ हर दम रहनेवाला मुसाहिय था| इसी क्षिप उस का कुँवर 


ध्ई रणजीतसिद 


के साथ यहुत व्यवहार था । महाराजा को संदेह हो गया कि भया राम सिंह अपने पद्‌ का अनुखित 
लाम उठा रहा है। श्रतएव युवराज और उस के शिक्षक को एक दिन तीसरे पहर के दरयार में बुल- 
वाया और भया राम,सिंह से आय-व्यय का पूरा हिसाब माँगा । हिसाब में बहुत गढ़बढ़ थी। 
महाराजा को कुंवर की लापरवाही पर क्रोध आया और उसे मिड़क कर दरबार से बिदा किया और 
भया राम सिंह को नज़रबंद कर दिया | उस का सर्राफ़ उत्तम चंद अमृतसर से बुलाया गया जिस 
के हिसाव-किताब से मालूम हुआ कि राम सिह के निजी खाते में चार लाख रुपया नगद जमा है, 
झोर उस के अतिरिक्त एक जवाहिरों की भैली एक लाख रुपये की उसी सर्रफ़ के पास मोजूद है । 
यह सब रुपया ज़ब्त कर लिया गया और राम सिंह अपने पद से अलग कर दिया गया ।' 


युवराज खड़क सिंह का राजतिल्क 

नवरात्र के दिनों में, अक्तूबर सन्‌ १८१६ ई० में, मह।राजा रणजीतर्तिह ने बड़ी धूम-धाम 
से अपने बड़े बेटे युवराज खड़क सिंह का.राजतिलक किया। महाराजा बड़ा होशियार था। वह 
अभी-झभी थुवराज पर क्रद्ध हुआ था, भऔर उस के दीवान भया राम सिंह को अलग कर दिया 
था । अतएव रणजीतसिंह उसे प्रसन्न करना चाहता था। इस के अतिरिक्त उस की यह भी इच्छा 
थी कि जहाँ तक जल्दी संभव हो (युवराज पर राज्य का भार डाला जाय | ताकि उसे अपने कत॑ब्यों 
के पालन की झादत द्वो जावे । चुनांचे उसे युवराज का पद्‌ प्रदान किया गया ! श्रनारकली के गुंबद 
के निकट खुज़े विस्तृत मैदान में ख़ेमे लगाए गए।* सभी ऋधिकारी गण खूब तबक-भड़क की पोशाक 
पहने द्रयार में उपस्थित हुए | युवराज की सेवा में सेंट प्रस्तुत कीं, और तीसरे पहर के दरबार के 
समय युवराज को नियम-पूर्वक आज्ञाएँ प्रचारित करने की नियुक्ति हुईं। इसके पीछे महाराजा 
साहब युवराज को, अपने साथ हाथी पर बिठा कर बड़े मान से क़िले में ले आये । 


रामगढ़िया मिस्ल के अधीनस्थ इलाक़। को प्राप्रि 


सरदार जोध सिंह रामगढ़िया सितंबर सन्‌ १८१९ ई० में मर चुका था । उस के उत्तरा- 
घिकार के लिए उस के उत्तराधिकारियों--दीवान सिंह, वीर सिंह और कर्म सिंह इत्यादि--में 
झगढ़ा आरम्भ हो गया। एक ने दूसरे पर हस्तक्षेप आरम्भ,किया व सरदार जोध सिंह की विधवा 
को भी तंग करने लगे । इस मिस्ल का अन्त करने के लिए रणजीतसिद्द को यह स्वर्ण अवसर प्राप्त 
हुआ । सब प्रतिस्पद्धियों को बुला कर लाहौर में नज़रबंद कर दिया और रामगढ़िया मिस्ल के 
विस्तृत इलाक़े को जिस में बटाला, कादियाँ, श्री हरगोविद पुरा, और रियाढ़की इत्यादि थे 
लाहौर राज्य में मिला लिया । इस की वाषिक आय लगभग ४ लाख रुपये थी, भौर इस इलाके 
में एक सौ से अधिक क़्रिल्ले थे। रामगढ़िया सेना लाहौरी सेना में मिला ली गईं। जोध सिह के 
उत्तराधिकारियों को ३० हज़ार की जागीर मिली । 

शाहपुर, नूरपुर और मिठा टिवाना की राज्य-प्राप्त 


मिश्र दीवान चंद ओर सरदार दल सिंह को सन्‌ १८१७ ई० में मिठा टिवाना के 

१ सोहनलाल द० २ प्ृ८्ठ १६१। * इस मैदान में बाद में मद्ाराजा के फ्रांसीसी-जनरल 
विंतूरा की सेना के लिए बारिक बनाई गई” और आजकल यहाँ पर गवर्नमेंट सेक्रटेरियट के 
दफ़्तर बने हुए हैं | देखिए मुनशी सोहन लाल की “उम्दतुल्तवारीख', दफ़्तर २, प्रृष्ठ १९२ | 
_ सैयद मुहम्मद लतीफ़ इस दरबार की तारीख ५ माघ लिखते हैं, और बाबा प्रेम सिंह 
ने अ्रपनी पुस्तक में इस को तारीख १ वैशाख अंकित की है। मुनशी सोहनलाल के लेख के 
अनुसार यद्द दरबार, श्रसूज के नवरात्र में किया गया था, देखो पृष्ठ १६२ | 


युद्धों का क्र और सुरुतान विजय घेक 


झाकरमण की आजा हुई | अतएव सेना ने कुछ तोपख़ाने के साथ उधर को कूच किया परंतु टिवाना 
के सरदार अहमद यार ज़ाँ ने अपने आप को नूरपूर के सुश्ढ़ क़िले में बंद कर त्िया और मुकाबिले 
के लिए तैयार हो गया। ख़ालसा सेना ने क़िले को घेर लिया पर अहमद यार ख़ाँ वहाँ से बच 
निकला और मनकेरा इंलाक़े में जा शरण ली। सरदार जोंदड सिंह मोकल क़्िले का थानेदार 
नियुक्त हुआ । अहमद यार खाँ ने क्रिला वापस लेने का प्रयरन किया परंतु असफल रहा। महा- 
राजा ने अहमद यार खाँ को जागीदार सरदार का पद्‌ प्रदान किया और साठ टिवाना सवार रखने 
के लिए उसे दस हज़ार रुपये की जागीर ,प्रदान की । 


सरदार निहाल सिंह अटारीवाले का त्याग 


सन्‌ १८१७ ई० के आ्रीष्म ऋतु में एक बार महाराजा मौजा वीनेकी में शिकार खेलने गया 
झोर वह पर कुछ थोड़ी-सी लापरवाही की वजह से बीमार दो गया । लाहौर में आकर बीमारी 
बढ़ गईं । एक रोज़ अचानक महाराजा के जीवन के लिए झमीरों झौर सचिवों को भय उत्पन्न हो 
गया । सर लेपेल ब्रिफेन अपनी पुस्तक पत्चाब चीफ़्स' में लिखते हैं कि अटारीवाक्षे वंश में यह 
कहावत प्रपिद्ध है कि जिस समय महाराजा की हाखत चिताजनक थी भौर अमीर लोग भवभीत 
दो रहे थे तो सरदार निद्दाल सिह अठारीवाले ने वक़्ादारी और नमकहलाली की एक अनुपम 
मिसाल दिखाई । मदाराजा के पलंग के चारों ओर तीन बार फिरा, सच्चे दिल से प्रार्थना की 
ओर ऊँचे स्व॒र से कद्दा कि मेरी शेष उम्र सिख राज की उन्नति के लिए महाराजा को मिल्ले और 
उस का रोग मुझे मिल्र जाय । उस को प्रार्थना स्वोकृत हुईं। महाराजा का रोग घटना झारंभ हुआ 
ओर सरदार निदहाल् सिंह बीमार पढ़ गया। कुडु दिन में रणजोतर्सिद बिल्कुल अच्छा हो गया 
ओर सरदार निदाल सिंह इस संसार से बिदा हुआ ।" 


भया राम सिंद की कद से मुक्ति 

शाहज़ादा खड़कसिह के शिक्षक भया राम सिंह जो पिछले साख्न शाहज़ादा का रुपया उड़ा 
देने के दुश्ड में कैद किया गया था, हस वर्ष मुक्त कर दिया गया। ऐसे बीसों उदाहरण हैं कि 
महाराजा ने झपने अक्रसरों ओर अधिकारियों को दण्ड देखर बाद में क्षमा प्रदान किया | उस के 
दूं का उद्देश दोषी मनुष्य का सुधार होता था न कि किसी प्रकार का कीना। महाराजा हाथ आए 
योग्य व्यक्ति को खोना न चाहता था पर उस को बुरी आदतें दूर कर के उस की सेवा से लाभ 
उठाना चाहता था| झतएव २७ अगस्त सन्‌ १८२७ ई० को भया राम सिंह को द्रबार में छुलाया, 
उसे मूह्यवान खिल्लअत दीं। उस के मकान से चौकी ओर पहरा हटा लिया ओर उसे रामगढ़ि या 
इलाक़े का माज़िम नियुक्त किया । 

हज़ारा का युद्ध 
जिस दिन से महाराजा का अधिकार झठक और उस के झास-पास के इलाके पर हुआा 


था उसी दिन हज़ारा का शासक मुहस्मद ख़ाँ पाँच हजार रुपये वाषिक महाराजा को देता था, 
परन्तु इस साल सरदार हुकमा सिद चमनी किल्तेदार अठक ने मुहम्मद ज़ाँ से पाँच हजार के 


१ यह कहानी पढ़ कर हमें बाबर श्रौर हुमायू वाला क्विस्ता याद आ्राता है। जिससे 
हमारा तात्पये यह है कि ऐसी बातों में लोगों का विश्वास अवश्य था। हम नहीं कष्ट सकते कि 
यह घटना कद्ाँ तक ठीक है क्योंकि “उम्दतुल्तवारीख” और "“ज़फ़र नामा रणजीतसिंह! में 
इस की कोई चर्चा नहीं आती | मुनशी सोइहन लाल और दीवान अ्रमर नाथ दोनों मद्दाराजा 
की इस बीमारी का हाल लिखते_ हैं और दूधरी जगह सरदार निहाल सिंद्द की मृत्यु का दवाल 
भी लिखते हैं। बलिदान के ऐसे ऊंचे उदाहरण का उन से छिपा रहना संभव न था । 


दद रणजीतसिह 


स्थान पर पचीस हजार रुपये माँगे | मुहस्मद खाँ ने यह रक़म देने से इन्कार कर दिया, इस कारण 
मुहम्मद खाँ से युद्ध आरस्भ हो गया | लाहौर से सेना भेजी गई, जिसमें फूजा सिंद्द झकाली का 
प्रसिद्ध निहज्ञ दस्ता भी सम्मिलित था। इस युद्ध में फूला सिंह ने बड़ी वीरता दिखाई । मुहस्मद 
ज़ाँ युद्ध में मारा गया । हजारा(की सरदारी उस के पुत्र संयद अहमद ख़ां को प्रदान को गई । 
वाषिक भेंट की रक़्म बढ़ा दी गई । 
मुल्तान पर आक्रमण--सन्‌ १८१७ 

सन्‌ १८१७ ई० के आरंभ में महाराजा ने एक टुकड़ा सेना का सुल्तान नवाब से नजराने 
का रुपया वसूल करने के उद्देश से भेजा । महाराजा यह जानता था कि नवाब नज़राना अदा 
करने में हीला-हवाला करेगा और बाद में अधिक सेना भेजी जायगी । महाराजा इस वर्ष मुल्तान 
विजय करने पर सुला हुआ था। अतएव ऐसा ही हुआ | पीछे से बहुत बड़ी सेना सुल्तान भेजी 
गदं। और रसद्‌ व शस्त्र भेजने का पूरा इंतजाम कर दिया गया । इस सेना ने मुल्तान शहर का 
घेरा डाल दिया, ओर नगर की रत्ता की दीवार पर गोलाबारी आरंभ कर दी । दीवार के 
दो-तीन बुज भी गिरा डाले और उसमें कई स्थलों पर शिगाफ़ भी कर दिए । बराबर घेरा बना 
रहता तो मुल्तान पराजित हो जाता। परन्तु फ्रोज के नायकों की असाववानी से असफलता 


रही |" 
सेना का प्रस्थान 


परंतु मद्गाराजा जिसे प्रकृति ने इतना बलशाली हृदय झौर हृढ़ निश्चय प्रदान किया था 
कब इन सरदारों को द्ापरवाही के कारण हार मानने वाल्ला था। वह इस बार सुल्तान विजय 
काने का निश्चय कर चुषहा था झोर कठिन से कठिन स्थितियों को खद॒व करने के लिर तैथार था। 
तुरन्त उसने अपना सारा ध्यान मुश्ताव की ओर देना आरंभ कि | २५ हजार नौजवानों की 
बलशाली सेना युवराज खड़क सिंह के नेतृत्व में भेजी । वास्तव में मिश्र दीवान चंद सेना के 
नेतृत्व में था । क्‍योंकि यह व्यक्त फ़ौज-संबंधी सूचम बातों को भली-भमाँति समझता था। परंतु 
महाराजा को संदेद था कि कहीं उस के सिद्ध सरदार दोवान चंद की अधोनता में काम करने में 
आपत्ति न करे । इसी लिए नेतृत्व प्रकट रूप से युवराज खड़क सिंह को दिया था । 


महाराजा की तेयारियाँ 


महाराजा स्वयं युद्ध की तैयारियों में उत्साह के साथ लगा हुआ था | भस्त्रादि तथा रसद 
युद्ध के लिए सेजने के हेतु रावी, चेनाब, और जेहलम नदियों के विभिन्‍न घाटों पर तमाम नाव 
विशेष कार्य के लिए सुरक्षित कर ली गई थीं। उन पर सरकारी पहरेदार नियुक्त। किये गये । 
इलाक़ों के कारिदों के नाम ग़रला और बारूद के लिए आवश्यकीय परवाने जारी कर दिए गए । 
बढ़े-बढ़े भ्रफ़तर हुस कार्य पर नियुक्त किए गए कि वह स्वयं युद्ध के सामान इकट्ठा कर के अपने 
निरीक्षण में नावों में भरवा कर मुल्तान भेज | बढ़ी झर्थात भंगियों की तोप जिस में एक मन 
पक्के वजन का गोला पढ़ता था अमस्तसर से मेंगवाकर मुश्तान भेजी गई । फ्रौज के अपने वेक्ष- 
दारों के अतिरिक्त पाँच सौ अतिरिक्त बेलदार मोर्चा सजाने और सुरंग खोदने के क्षिए 
सुल्तान भेजे गए । डाक भेजने का पक्का प्रबंध किया गया । सैकड़ों हरकारे थोढ़ी-थोढ़ी दूरी पर 
नियुक्त किए गएं, जो मुक्तान को ढाक दिन में कई बार लाहोर पहुँचाते थे । महाराजा स्वयं सेना- 


१ दीवान श्रमरनाथ “जफ़रनामा रणजीतसिंदट! में जिखते हैं कि दीवान भत्रानी 
दास ने, जो घेरे का नेता था, नवाब मुनफ़्फ़र खाँ से दत हजार झयये रिशत््रत लेकर काम खराब 
कर दिया था | 


युद्धों का क्रम भौर मुक्तान विजय हे 


नायकों के सास के स्षिए विस्तृत आश्ञाएँं भेजता रहता था। इस प्रकार महद्दाराजा को प्रति क्षण 
यह मालूम रहता था कि सुल्तान के घेरे का क्या हाल है, ओर वहाँ किस प्रकार सहायता पहुँचाई 


जा सकती है । 
मुल्तान का घेरा 


महाराजा के निदृश के अनुसार ख़ालसा सेना ने छोटी सी लड़ाई के भनंतर नवाब के 
चन।ब नदी के पार के दो किल्लों, ख़ानगढ़ और मुज़ फ़्फ़रगढ़, पर अपना अधिकार कर लिया और 
वहाँ से मुल्तान नगर की ओर मुँह किया, ओर शहर का घेरा डालने का प्रयरन किया । मुल्तान 
का नवाब भी इस बार सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। उस ने झास-पास के 
इलाक़े में अपने झादमी भेज कर ख़्ब घामिक जोश फेलाया और बीस हजार से अधिक गाजी 
नवाब के ऋूण्ढे के नीचे आकर जमा हो गए । इस के अतिरिक्त उस ने मुल्तान का दुर्ग भी खूब 
इृठ कर सिया था । जब सिख सेना मुल्तान के निकट पहुँची तो नवाब सामना करने के लिए 
झाया । बड़ा घमासान युद्धू हुआ | दिन भर की लडाईं के बाद मैदान खालसा के हाथ झाया 
ओर नवाब अपने दल्व सद्दित शहर की चारदीवारी के भीतर शरणागत हुझा । 

दूसरे दिन दीवान मोती राम ने अपनी सेना के साथ शहर का घेरा डाल दिया । नवाब 
अपने बेटों सह्दित एक भारी सेना लिए हुए नगर को ह( तरफ से बचाने के लिए तत्पर था। कई 
दिन तक दोनों फ्रौजों का सामना बना रद्दा' ख़ालसा ने शहर के चारों तरफ भिन्न-भिन्न स्थलों 
पर बारह मोच गाड़ दिए और वहाँ से तोपों, रहकत्नों और गुढ्वारों से शहर की दीवार पर 
गोलाबारी आरंभ की, जिसका परिणाम यह हुआ कि दीवार में दो स्थलों पर छोटे-छोटे दरारे 
हो गये । सिख जोश के साथ भीतर प्रवेश करने लगे, परंतु अफ्रगानों की गोलियों के सामने उन 
की कुछ न चली और उन्हें पीछे हटना पढ़ा । इस के बाद दीवार के नीचे गड़ढे खुदवा कर उन में 
बारूद भर दी गई, जिस के धमाके से दीवार के एक-दो बुर्ज और ऊपर का भार गिर गया। परंतु 
नवाब की सेना बड़े साहस से सामना करने पर ढटी रद्दी और क्िल्ी सिख को भीतर न प्रवेश 
करने दिया । झंत में कई दिनों के बाद एक दिन शहर पर गोलाबारी की गई झौर बड़ी रक्‍्तपात 
की लड़ाई हुईं जिस में नवाब को हारना पढ़ा ओर उसने किले में जा कर शरण ली ।'* 

किले का घेरा 

सिखरों ने झ्ब किले के सामने मोर्चे लगा दिए, झोर किल्ले की दीवार पर गोलाबारी 
झारभ की | मुर्तान का क्रिला अपनी इृढ़ता के लिए सुप्रसिद्ध था, और उसका पतन झसंभव 
समझा जाता था। यह एक ऊँचे पुरते पर स्थित था और उस के नीचे रक्षा के भाव से एक गहरी 
झोर चौड़ी साईं बना रखती थो। आरंभ में सिख तोपों का क़िले पर कुछ असर न हुआ । ख़ालसा 
ने एक-दो बार घावा करने का यत्न भी किया | परंतु वह भी व्यर्थ सिद्ध हुआ | माच का सारा 
मद्दीना इसी प्रकार व्यतीत हो गया परंतु अ्रेल के आरंभ में भंग्रियों वाली बड़ी तोप पहुँच गई, 
जिससे किले की दीवार में दो जगहों पर द्रारे हो गये । 


* गनेश दास पिंगल नामक तत्कालीन कवि ने हिंदी भाषा में मुल्तान के युद्ध का वर्णन 
6 बस्तार से किया है | देखो फतहनामा गुरु खालसा जी का :-- 
(१) सब सिंहन मन कोप करि मोरचे लाये चौफेर । 
छियापट ऊयाकरी, मुल्तान लियो बिच घेर । 
(२) मोर्चे लगाए, लड़े श्रति ही रिसाए, बड़े जोर सो अश्रज्ञाए, कह्दे तुक॑ दियो मार के | 
सुरहिंगां सो चलावे, ताँ में दारू बहुत पावे, धूर कोट को उड़ावे, करे जुद्ध बल धार के । 
तोपां सों चलाये, बढ़े मीरे तह पाये, मारे तुर्क भ्ररराय, कह्दे रहे लोहा सार के। 
(३) साधू दिंह जो निहंग, तिन कीनो बड़ो जंग, सारे तीर तो तोफ़ंग, कहे ऐसे ही जुकार के । 


है० रणजीतसिद् 


संधि की बातचीत 


नवाब कुछ घबराया ओर संधि की बातचीत करने के लिए झपने वकील खढ़क सिंह के पास 
भेजे | दो लाख रुपया नकद भेंट करना चाहा और अपने बेटे के नेतृत्व में तीन सौ सवार महा- 
राजा की सेवा में प्रस्तुत करने का वचन दिया | अतएव यह प्रस्ताव महाराजा के कानों तक पहुँ- 
चावा गया। रणजीतसिद्द ने उत्तर में लिखा कि हमें तो किला लेना ही मंजर है। यदि नवाय किला 
खाली कर दे तो उसे उचित जागीर प्रदान की जायगी और उस के रहने के लिए उस का दूसरा 
किला कोट शुजाआबाद दिया जायगा | अतएवं यही समाचर नवाब को भेजा गया । नवाब ने 
अपनी स्वीकृत प्रकट की और जमीयत राय, सेयद मुहसन शाह, गुरु बच्श राय, और शह्मीन खाँ 
नामी वकीलों को नियमानुसार संधि के लिए शाहज़ादा के पास भेजा और प्रार्थना की कि कोट 
शुजाआबाद और क्विला खानगढ़ उन के साथ के इलाक़ों सहित नवाब को गुजारे के लिए प्रदान 
किए जावें, तो क्रिला मुल्तान भौर सुजुफ़्फ्रगढ़ महाराजा के अधीन कर दिये जायेंगे । भ्रतएव 
खड़क सिंद ने दीवान भवानी दास, पंजाब सिंह, और ,कुतुब॒द्दीन को खाँ के पास समझौता करने 
के ल्लिए भेजा । 
समभौते म॑ अचानक परिवतन 
जब इन सब बातों का समाचार महाराजा को लाहौर भेजा गया तों उस की खुशी की 
कोई सीमा न रही । शहर में तोपों की सलामी सर हुईं | रात को जगह-जगह पर रोशनी की 
गई ।" परंतु जब सम्रकौते का समय भाया तो नवाब के सलाहकारों ओर आाई-बंदों ने उस 
कायरता के कर्म पर उसे बुरा भला कह्दा और कहा कि ऐसी दासता के जीवन से खझूृत्यु भ्रच्छी 
है । साथ ही उस का होसला बढ़ाया कि हम लड़ने मरने को तैयार हैं, ओर कद्ा कि सिखों की 
क्या मजाल है जो हमारे जीते जी किले पर अधिकार करे । अतएवं नवाब ने किला खाली करने से 
हन्कार कर दिया और महाराजा के वकील असफल वाप॑स आये।रे 
क़िले की विजय 
जब महाराजा को यह समाचार मिला तो उस ने तुरंत जमादार खुशहाल सिंद्ट को 
मुल्तान भेजा और सेना के सरदारों से यह कदहृज्माया कि यदि इतनी बढ़ी सेना, युद्ध के सामान, 
और पूरी तैयारियों के होते हुए भी क्रिला विजय न हो सका तो यद्द बात उनकी प्रतिष्ठा के बिल्कुल 
विपरीत होगी और मेरे लिए लज्जा का कारण होगी । इस के अतिरिक्त ख़ालसा साम्राज्य पर बढ़ा 
कल्वंक लगेगा। रणजीतसिंह का यह निर्देश पहुँचते ही ख़ालसा सेना को बहुत जोश झाया, और 
उस ने फिर घेरा डाल दिया । सिख सेना के दलों ने भिन्न-भिन्न ओर से आगे बढ़ना आरंभ किया 
और शत्रु की बरसती हुई झाग को चीरते हुए किल्ले की खाई के निकट जा पहुँचे, यौर वर्दां मोच 
गाड़ दिये । हुस जगह बहुत से सिख जवान मारे गये । अंत में तोपों झौर गुब्बारों की लगातार 
गोलाबारी के कारण किल्ले के बाहरी दरवाज़े के साथ की दीवार में दो भारी दरारे हो गये । मगर 


१ सोइनलाल भाग २, पृ० २१७, क़ादिर बखश श्रोर दीवान भवानी दास के नवाब के 
पास समझौते के लिए जाने के संबंध में गनेश दास अपने छुंदों में लिखता है-- 
भवानी दास को मेजिए बड़ी सुज्ञान वकील | 
रे कादिर बख्श भी साथ तेइं, पठहये कीन दलील । 
३ अंग्रेजी में लिखने वाज्षे लगभग सभी इतिहासकारों ने इस घटना को छिपाया है। 
देखिए सोहन लाल द० २ ४० २१७ गनेश दास भी इस घटना की ओर संकेत करता है-- 
नहिं तो सुन भाई, युद्ध करांगे मचाई, सेना जोर चढ़ आई, सूई मारगै बटोर के । 
मेरी तलवार धार, लागे जब एक बार, मरंगे €ज़ार विद, देखिए सेजोर के। 


युद्धों का क्र और सुल्तान विजय 8१ 


बद्दादुर नवाब यहाँ शीघ्र ही झा पहुँचा और रेत से भरी हुई बोरियाँ चुनवा कर दरारों को भरवा 
दिया । परंतु बढ़ी तोप के एक-दो गोलों के पड़ने पर यह बोरियाँ गिर गहं। 

ख़ालसा ने इंस अवसर को द्वाथ से न जाने दिया | ख़ालसा सेना ने इंस समय में अपने 
मोर्चो से ल्लेकर खाई तक एक सुरंग तैयार कर ली थी, जिस के रास्ते से कुछ शद्दीदी द॒स्ते खाई तक 
पहुँचने में सफल हो गये । एक झोर अकालियों का एक छोटा-सा दुल अपने बहादुर सरदार साधु 
सिंह के नेत॒त्व में और दूसरा द्वाबिये सवारों का दल अपने वीर सेनापति फतह सिंह दत्त के अधीन 
झागे बढ़ा और खाई के पार हो कर॑ दरार के निकट पहुँच गया ।” वहाँ से विजय-घोष आरंभ हो 
गया । उनकी ऐसी वीरता देख बाकी सेना के दिल में बढ़ा उत्साह उत्पन्न हुआ झोर सेकड़ों सिख 
नवयुवक खाई में कूद पढ़े | और कमनन्‍्द लगा कर दुसरे पार उतरना शुरू कर दिया । ज्योंद्दी यह कार्ये 
आरंभ हुआ, सैनिकों झौर बेलदारों ने मिलकर खाई को मिट्टी और घास-फूस से भरना शुरू कर 
दिया । शीघ्र ही खालसा सेना के लिए रास्ता साफ हो गया | किन्तु वीर पठानों ने साहस न छोड़ा 
झोर खाई की दूसरी ओर से सिख गअक्रमणकारियों पर गोलियों की समूसलाधार वर्षा शुरू कर दी, 
जिस से सैकड़ों युवकों को जान से हाथ धोना पड़ा । परंतु झंत में खालसा ने खाई को पार कर 
ही लिया । यह लोग क्रिल्ले के भीतर प्रवेश करने ही वाले थे कि बहादुर नवाब अपने बेटों और 
साथियों समेत मौक़े पर आ पहुँचा | तलवार नंगी कर के दरार पर खड़ा हो गया और ऐसी शूरता 
प्रदर्शित की कि बैरी भी चकित रद्द गये। वह युद्ध करता हुआ दो बेटों और एक भतीजे समेत वहीं 
मारा गया । 

क़िले पर अधिकार 

नवाब के हत होते ही ख़ालसा सेना क़िल्ले के भीतर प्रविष्ठ हुईं, और उसने क्रिले पर 
झधिकार कर लिया | नवाब के छोटे बेटे सरफ़राज़ ख़ां और जुश्फ़िक्ार ख़ां जीवित क्रेद कर के 
लाहौर लाये गये । महाराजा ने उन का आदर किया | उन्हें शरकपूर की जागीर प्रदान की, जो 
बहुत दिनों तक उन के अधिकार में रही | इस विजय की ख़ुशी में महाराजा ने बहुत उत्सव 
मनाया । सरदार फतेहसिद अदहलूवालिया का दूत महाराज के पास यह समाचार 
लाया था । महाराजा साहब ने उसे सोने के कड़ों की जोड़ी, पाँच सौ रुपये नक्रद और ख़िलञत 
प्रदान की, झौर साहब सिंह झ्फ़सर हरकारा को जो सुल्तान की डाक का प्रबंधक था छः सौ रुपये 
नक़द प्रदान किये । स्वयं हाथी पर सवार होकर लाहौर के बाज़ार में चक्कर लगाया; रुपये-पैसे 
न्‍्योछावर किये | नगर में रात के समय दीपमाला की गईं ।* 

मुल्तान विजय की तिथि 
मुल्तान विजय की तिथि मुनशी सोहन लाल ने इस प्रकार लिखी है -- 


दृह हजार व दहशत सद हफ़्ताद व पंज । 
फ़्तेह शुद॒ मुल्तान बाद अज्ञ सफ़े गंज। 


) बाबा प्रेम सिंह ने अ्रपनी पुस्तक में लिखा है कि यह श्रकाली नेता साधु सिंह नहीं था 
वरन्‌ प्रसिद्ध अकाली सरदार फूला सिंह था। साथ ही यह भी कहा है कि तमाम इतिह्ासकारों ने 
यह ग़लती की है। मेरी राय में बाबा प्रेम सिंह ही भूल कर रहे हैं और दूसरे इतिहास-लेखक ठीक 
है। मुनशी सोहन लाल और दीवन श्रमर नाथ साधु सिंह का ही नाम लिखते हैं। हमें यह बात 
नितांत अतंभव जान पड़ेती है कि सोहन लाल और अ्रमर नाथ जो दरबार के वाकयानवीस ये 
किस प्रकार फूला सिंह जैसे प्रसिद्ध नेता के नाम के स्थल पर अपनी पुस्तक में साधु सिंह का नाम 
लिख देंगे। सच बात यह है कि हस बार फूलासिंह मुल्तान के युद्ध में सम्मिलित न था वरन्‌ अटक 
की श्रोर नियुक्त था| €ाँ, इससे पहले अवसर पर अवश्य फूला सिंद्द ने शूरता के चमत्कार दिखाए 
थे। गनेश दास भी इस संबंध में साधु सिंह के नाम की चर्चा करता है। *+ विस्तार के लिए 
3७ बहन लाल द० २, 7० २२० | गनेश दास भी इस सुख-संवाद को लगभग इसी प्रकार 
खतां 


8२ रणजीतसिह 


गनेश दास ने अपने छुंदों में इसे इस प्रकार समाप्त किया है-- 
जेठ सुदी एकादशी फ्रतेह्ठ कियो मुल्तान। 
समत आठ दूस जानिए और पछुत्तर मान ।* 


क़िले की लूट 

महाराजा जानता था कि क्िल्ा सुल्तान में पठान बादशाहों के कई पीढ़ी के खजाने गड़े हुए 
हैं, जिन में अगणित दुलंभ वस्तुएं भी होंगी । वष्ट नहीं चाहता था कि ऐसी अमूल्य वस्तुएं उस 
के सैनिक लूट कर नष्ट कर दें। उस की इच्छा थी कि मुल्तान की तमाम अमूल्य वस्तुएं रियासत 
के खजाने में रक्‍्खी जायें। क्‍योंकि दहन पर रियासत का ही अधिकार है। भतएव सेना के सरदारों 
के नाम कठोर थाज्ञाएं प्रचारित कीं कि खजाना और तोशाखाने की प्रत्येक वस्थु महाराजा या 
किसी सरदार या सिपाही की संपत्ति नहीं है, वरन्‌ लाहौर रियासत की निधि है, इस लिए कोई 
ओर व्यक्ति किसी वस्तु को अपने निजी व्यवहार में न लावे। परन्‌ लूट का सब सात्त सुरक्षित रूप 
में लाहौर दरबार में पहुँचाया जावे । क्ञेकिन फौज के सिपाही अपने सरदारों की आज्ञा बिना क्िल्ले 
में प्रविष्ट दो घुके थे और निद्द न्द्व होकर स्ज़ाना ओर तोशाखाना पर लूट-मार आरम्भ कर दी थी। 
विजय के उल्लास में यह नौजवान किसी के वश में आने वाले न थे, ओर इसी कारण सिख सेना 
के सरदार कुछ परीशान थे । अंत में सब ने सलाह की कि तोशाखाने और खजाने की रक्षा के लिए 
दीवन राम दयाल नियुक्त किया जाय । 

दीवान राम दयाज्ञ २२ वर्ष का सुंदर जवान था। कश्मीर के आक्रमण में यही जवान वीर 
पठानों के सामने अकेला ढटा रहा था । व्यक्तिगत योग्यता ओर वीरता के अतिरिक्त दीवान मुदकम 
चंद का पोता होने के कारण प्रत्येक आदमी उस का आादर-सम्मान करता था ।* अतएव दीवान 
राम दयात्न ने क़िल्े के सब दरवाज्ञे बंद करा कर उन पर कड़ा पहरा नियुक्त कर दिया और बड़े 
दरवाज़े पर स्वयं जा कर ठहरा। जो सिपाही बाहर निकलता उस की तलाशी ली जाती और समकका- 
बुझा कर लूट का सब माल वहीं रखवा लिया जाता । इसी प्रकार तमाम माल एकत्र हो गया जिसे 
लाहौर भेज दिया गया । इस लूट के माल में झगणित मुद्दरं, हीरे-जबाहरात, जढ़ाऊ दस्तोंबाली 
अमूल्य तलवार , बंदूक, कीमती दुशाले, शाल, कालीन और ग़लीचे मद्दाराजा के तोशाखाने में आाये। 
दीवान अमर नाथ के अनुमान के अनुसार इन का मुल्य लगभग दो लाख रुपए था। इस के 
अतिरिक्त बहुत से उत्तमोत्तम घोड़े, ऊँट भर पाँच बढ़ी तोप महाराजा के हाथ आईं । हसी प्रकार 
किला शुजाआबाद से भो लगभग २०,००० रुपए का माल हाथ आया । 

मुल्तान का प्रबंध 

तत्कषण महाराजा ने मुल्तान में शांति स्थापित रखने के लिए छुः सौ सिपाक्यों का 
रिसाल्ा क़िल्ले में नियुक्त किया । उस की थानेदारी के लिए सरदार दल लिह नहरेना, सरदार 
जोध सिंह कलसिया, और सरदार देवा सिंह दोझ्ाबिया नियुक्त किए गए। प्यादा फ्रौज की दो 
पलटने क्रिला शुजाआबाद में ठदराई गई । ३८४००० रुपए के लगभग क्रिल्ला और खंदक की 
मरम्मत में खर्च किया गया। 

यह प्रबंध कर के मिश्र दीवान चंद लाहौर आया | महाराजा ने उस की सेवाओं के उप- 


१ हिसाब के अनुसार यह तिथि दो जून है। * सर लैपल ग्रिफन अ्रपनी पुस्तक के प्रष्ठ 
१५८ पर दीवान राम दयाल को वीरता और साहस दृष्टि से हरि सिह नलुवा के समान बताता 
है। + देखें खालसा दरबार रेकाड जिलद २ १० ६५४; वहाँ यह रकम इ८,र८४ड रुपए ११ 
आने ६ पाई दज है 


युद्धों का क्र और मुल्तान विजय ६३ 


लक्ष में “ज़फरजड़ बदादुर” की उपाधि प्रदान की। मूल्यवान्‌ सम्मानित खिलझते दीं । अन्य 
सर२दारों और भमीरों को, जिन्होंने इस युद्ध में विशेष कार्य किये थे, महाराजा ने जी खोल कर 
इनाम हृत्यादि दिये। 
मुल्तान पर विजय का महत्त्व 

मुल्तान की रियासत रावी और सतलज नदियों के बीच स्थित थी और इस द्वाबा के 
सारे दक्षिणी भाग में फेली हुई थी। इस की वाषिक राय सात लाख रुपये के लगभग थी ।" 
झतएव इस की राज्य-प्राप्ति के कारण रणजीतसिद्द के राज्य का भी विस्तार हुआ और साथ ही 
भागे के लिए लाहौर दरबार की वापिक आय में भी बहुत बुद्धि होनी आरम्भ हो गई । इसके 
झतिरिक्त सैनिक तथा राजनीतिक इष्टिकोण से जितना लाभ सिक्‍सख राज्य को हुआ, उसे 
अस्वीकार नहीं किया जा सकता । इस प्रदेश को अपने अधिकार में त्ले क्षेने के कारण महाराजा 
रणजीत सिंद ने बहावलपुर तथा सिंध नदी के निचल्ले भाग में स्थित अन्य इसलामी रियासतों 
ढेर गाज़ी खाँ हत्यादि के बीच एक लोददे की दीवार स्थापित कर दी और इन के लिए महाराजा 
के विरुद्ध इकट्ठ होने का अवसर जाता रहा । 

इसके अतिरिक्त मुल्तान नगर की भोगोलिक स्थिति उस के महत्त्त को और भी बढ़ाती 
थी | यह नगर उस प्रधान मार्ग पर स्थित था जो कि मध्य एशिया से चलकर कंधार और वहाँ 
से क्वेटा और फिर डेरा गाज़ी ख़ाँ और मुलतान पहुँचता था भोर यदाँ के बठिण्डा से रास्ते होकर 
देहली जाता था। अमीर तैमूर और दूसरे मुगल आक्रमणकारी इसी मार्ग से आया जाया करते 
थे । एशिय। और भारत के बीच इसी मार्ग द्वारा व्यापार होता था। भाव यह कि मुखतान पर 
अधिकार कर लेने से रणजीतसिंह को फौजी दृष्टिकोण से वही लाभ हुआ जो कि उसे भारत के 
उत्तरी प्रधान सा्ग पर स्थित अटक के दुर्ग पर अधिकार करने के पश्चात्‌ हुआ था। यदि अटक 
(हैदरो) का युद्ध सिक्‍्खों तथा झफगानों के बीच पहला संघर्ष था तो मुलतान का युद्ध दूसरा । 
झटक की तरद्द यहाँ भी सिक्‍्ख विजयी हुए और शझागे के लिए अफगानों के दिलों में खालसा की 
श्रेप्ठता का आतंक छा गया । 


) देखें खालसा दरबार रेकार्ड जिलद २ प्ृ० ७६, यहाँ यद्ट रक्मम विस्तार से दे रखी है ; 
(।) मालियात ४,१५४,६५०० र० () साईरात १,४१,००० र० (77) बाघ त ५००० रु० (।४) 
8 रा मालियात ७१००० र० (०) इजारा साईरात ३३४७४ र० (५॥) जागीरात १६००० रु० 
कुल जोड़ ६,८०,६९७५ २० । 


बारहवाँ अध्याय 


काश्मीर ओर पेशावर की विजय 
(सन्‌ १८१८-२२ हं०) 


फ्रौजी टृष्टि-कोण से पेशावर का महत्त्व 


इस से पूर्व इस की चर्चा की जा चुकी हे कि क्रिला अटक के आस-पास के इलाके पर महा- 
राजा का थोड़ा बहुत अधिकार हों चुका था। परंतु यहाँ के पठान कबीलों अभी तक पूण-रूप से 
दमन नहीं हुआ था। उन्हें काबुल और पेशावर के अफक्रगान शासकों से सदा सहायता की आशा 
रहती था । मदाराजा भी यह भसल्ती प्रकार जानता था कि जब तक पेशावर का इलाक़ा विजय न 
किया जायगा अ्मन-चैन से बैठना उसके भाग्य में नहीं है। क्‍योंकि पेशावर पश्चिमी आक्रमण- 
कारियों के लिए द्विद में प्रविष्ठ होने का द्वार है। झतएव पेशावर पर सेना छे जाने के लिए 
वह अवसर की प्रतीक्षा में था, और यह महाराजा को शीघ्र हाथ आ गया । 


पेशावर के लिए प्रस्थान 

अमीर शाह महमूद के वज़ीर फ़तेह खां वारकज़ई और शाह के बेटे कामरान में झगढ़ा 
हो गया | कामरान ने अवसर पाकर वजीर को क़त्ल करवा दिया, जिस से अ्रफ़ग़ानिस्तान में हल- 
चल मच गई । वजीर फतेद्द खाँ के भाई जो बड़े-बड़े प्रांतों में शासक बने हुए थे, वे सब अपने 
अपने प्रान्तों में कार्यभार दूसरे अधिकारियों के सुपुर्द कर के स्वयं काबुल को लोट आये । महा- 
राजा ने इस अवसर को उचित जान कर एक भारी सेना साथ ल्लेकर अक्तूबर सन्‌ १८१८ है० में 
झटक की ओर प्रस्थान किया | रोहतास, रावलपिंडी और हसन अव्दाल ठहरता हुआ दज़रो के 
विस्तृत मैदान में ख़ेमा डाला | यहाँ से एक छोटा सा दल्ल रास्ते की देख-भाल के लिए अटऋ 
पार रवाना किया । ख्॒तक कबीलले के पठानों को जब यह सारा हाल मालूम हुआ तो उन्हें बढ़ा 
जोश झाया। सरदार फ्रीरोज खाँ ख़तक के नेतृत्व में तुरंत सात हज़ार का पठानी लश्कर इकट्ठा 
हो गया और यह लोग ख़ेराबाद की पहाड़ियों में मोर्य लगा कर घात में बैठ गये | जब ख़ालसा 
सेना का बेखबर दस्त यहां से निकला तो आनन-फ़रानन पठान पहाड़ियों से निकल कर बिजली की 
तरह उन पर टूट पढ़े और लगभग सारे दुल को तलवार के घाट उतारा । 


खतक की हार 
जब शेर पञ्ञाब को यह भयानक समाचार मिला तो क्रोध के मारे उस की आँखों में खून 
उतर आया | फ्रौरन ख़तक का दमन करने की तैयारियाँ आरंभ कर दीं | महाराजा रावी, चेनाब 
झोर जेहलम नदियों के अनु भवी मर्लाह अपने साथ ज्ञाया था | उन्हें तेज़ चाल वाली झटक नदी 
में पार छगने वाली जगद्द ढूँढ़ने पर नियुक्त किया । मद्लाद शीघ्र ही सफल हो गये | फौज का 
उत्साह बढ़ाने के उद्देश्य से महाराजा सब से पहले स्वयं जंगी हाथी पर सवार हो कर नदी कौ 


काश्मीर और पेशावर की विजय 8४ 


मेंकदार में खड़ा हो गया ।। शौर खालसा सेना के चंद दस्ते नदी के पार पहुँच गये । इन में 
फतह सिंद् बहादुर नगरिया, गुरुसुख सिंह लग्मा ओर बाबा फूला सिंह के दल भी सम्मिलित थे । 
हसी बीच में पठान भी मौके पर आ पहुँचे और घमासान युद्ध आरम्भ हो गया। पठानों ने 
पहली यार जाना कि खालसा वास्तव में बहादुरी में उन से बाजी ले जा सकते हैं । हजारों 
पठान खेत रहे शेष सिखों के घेरे में फेस गये । उन्हों ने जब देखा कि झब जान बचा कर भागना 
भी असंभव है तो तुरंत संधि का सफ़ेद भंडा ऊँचा किया, ओर फीरोज खां तथा नजीबुब्चा खाँ 
खतक, दोनों ने महाराजा की अधीनता स्वीकार की | इस बार फिर सरदार फूला सिंह झकाल्ी 
ने बढ़ी वीरता दिखाई । 
पेशावर की विजय 

महाराजा ने किला ज़ेराबादु और किला जहाँगीरा में अपने थाने स्थापित करके आगे 
प्रस्थान किया | इसो बीच में दीवान शाम सिंह ने, जिसे मद्दाराजा ने पेशावर की तरफ़ तेज 
रखा था सूचना भेजी कि दोस्त सुहस्मद्‌ भोर यार मुहम्मद खाँ महाराज! के छिला जहाँगीरा 
पर श्रधिकार होने का हाल खुन कर पेशावर खाली करके हश्त नगर की तरफ चले गये हैं । 
महाराजा ने सेना के आगे बदने की श्राज्ञा दी, ओर शीघ्रता से कूच करके पेशावर शहर पर 
कब्जा कर लिया। शहर का उचित प्रबन्ध किया गया। मुनादी कर के शहर में शांति स्थापित 
की । सरदार जहाँदाद खां, जिस से मद्दाराजा ने किला अटक लिया था, और जो उस समय 
जागीरदार के रूप में महाराजा के पास रहता था; पेशात्र का गवर्नर नियुक्त किया गया। दो- 
चार दिन ठहर कर महा राजा-झटक वापस आया । 

दोस्त मुहम्मद खाँ की धूतता 

ज्यों ही शेर पंजाब पेशावर से अटक पहुँचा, दोस्त मुहम्मद ख़ाँ ने हश्त नगर से वापस 
झाकर पेशावर पर अपना झधिकार जमा लिया | जहाँदाद ख़ाँ और दीवान शाम सिह को वहाँ से 
निकाल दिया । मगर साथ ही अपने दो वकील दीवान दामोद्र सत्र और हाफ़िज़ रहुलला ख़ाँ 
महाराजा के पास अटक भेजे और प्रार्थना की कि यदि पेशावर का शासन आप की ओर से मुझे 
प्रदान किया जाय तो में आप का करद होकर रहूँगा और एक लाख रुपया साल लाहौर भेजता 
रहूँगा, व लाहोर दरबार की प्रत्येक आज्ञा का प्रसन्नता से पालन करूँगा । झभी महाराजा का विचार 
पेशावर पर अधिकार करने का नहीं था और यही कारण था कि वह जहाँदाद ख़ाँ को खालसा 
सेना की सहायता दिये बिना उसे अपने व्यक्तिगत साधनों पर अवलम्बित छोड़ कर ही लौट झाया 
था । चुनांचे मदाराजा ने दोस्त मुहम्मद ख़ाँकी यद शर्ते स्वीकार कर लीं, और दोस्त 
मुहस्मद स्तरों करद शासक के रूप में पेशावर में रहने लगा । पेशावर के युद्ध में १४ बड़ी तोपं, 
बहुत से घोड़े, मृल्यवान्‌ वस्थुएँ, और नक़द रुपए महाराजा के हाथ आये थे, जिसे साथ ल्लेकर रण- 
जीतसिदद बढ़े समारोह के साथ, विजय-दुन्दुभी बजाता हुआ तज्ाहोर वापस झाया । 


१" देखिए सोहनलाल दु० २, पृष्ठ २३२६ थ्रोर २३२७। पद्ञात् में अभी तक यह कट्दावत 
प्रचलित है कि मद्ाराजा ने श्रटक पार करते समय पहले श्रपनी ऊँची आवाज से यह पद 
पढ़ा--“जां के मन में अ्रटक है, तां को श्रटक रहे ।” श्रौर बाद में सोने की मुहरों का थाल नदी 
में भेंट किया । फिर अपना द्वाथी नदी में डाल दिया। नदी का पानी कई फुट नीचे उतर गया 
आर महाराजा की सेना नदी के पार हो गई। दीवान श्रमर नाथ ने भी “अफ़रनामा रणजीतसिंद? 
में धष्ठ ११६ पर इस की चर्चा की है। शीर-ब-शकर का कर्त्ता नदी में महाराजा के हाथी डालने 
का वणन तो करता है किंतु पानी के नीचे उतरने का कोई उल्लेख नहीं करता । (देखो पृष्ठ 
११२-१३)। ' देखो सोइहनलाल द० २ प्रृष्ठ २१६ । 


३६ रणजीतसिह 


पेशावर के युद्ध का महर्व 

यद्यपि पेशावर-विजय यथाथे में पेशावर-विज़य नहीं कही जा सकती तो भी इस में तनिक 
संदेह नहीं कि यह सिख इतिहास का बढ़ा महत्वपूर्ण युद्ध था। यदि हम पंजाब के पूर्व-हलिहास पर 
एक चलती दृष्टि ढाल तो हमें हूस विजय का महत्व तुरन्त मालूम पड़ जायगा। इतिद्ास पढ़नेवालों 
को ज्ञात है कि ग्यारहवीं सदी के आरम्भ में महमूद *ग़ज़नवी ने राजा जयपाल और उस के बेटे 
झनंगपाल को परास्त करके पेशावर और पञ्ञाब पर झपना अ्धिका। जमा लिया था | तब से लेकर 
८०० वर्ष तक बराबर पशि्चिमोत्तर से झ्राक्रमणकारियों की बाढ़-सी हिंदुस्तान पर आती रही | 
शहाबुद्दीन ग़ोरी, अमीर तैमूर, नादिर शाह, और अ्रहमद शाह अब्दाली हृत्यादि ने हिंदुस्तान को 
जी खोल कर लूटा और लोगों पर वह अस्याचार किये जिन्हें याद कर के बदन के रोंगटे खड़े हो जाते 
हैं। इतने लग्बे काल के अनंतर खालसा की बलशाली सेना ने न केवल इस बाढ़ को रोक दिया 
बल्कि उसे उतना पीछे हटा दिया जहाँ से आज तक यह वापस नहीं आया। निस्संदेह शेर पजञ्ञात 
की इस मदान्‌ विजय ने पञ्ञाब का इतिद्दास द्वी बदुल डाला । सरहद के बलिष्ट, इबृढ़ और लड़ाके 
पठानों को पहली बार यह सालूम हुआ कि अब पञ्ञाब में एक ऐसी जाति पैदा हो चुकी है जिस के 
हाथों उन का परास्त होना असंभव न होगा। जिस प्रकार अहमद शाह अठ्दाली के नाम से पञ्ञाबी 
भयभीत होते थे, उसी प्रकार ख़ालसा के बहादुर जनरल हरीसिह नलुवा के नाम से भ्रग्र पेशावर 
की गलियों में पठान थर्राने लगे | वहाँ झब तक हरीसिंह का नाम हव्वा खुयाल किया जाता है । 

पंडित बीरद्र का आगमन 

यह बताया जा चुका है कि वज्ञीर फ्रतेद खाँ के क़त्ल किये जाने पर दुर्रानी राज्य में अध्य- 
वस्था फेल रही थी झतएवं उससे लाभ उठाने के उद्देश्य से काश्मीर के शासक मुहम्मद अज्ीम खाँ 
ने जो फ़तेह खाँ का छोटा भाई था, एक बढ़ी सेना लेकर काबुल के लिए प्रस्थान किया और 
अपने छोटे भाई जब्बार खाँ को कश्मीर का गवनर नियुक्त कर के छोड़ दिया। जब्बार खाँ बढ़ा 
अत्याचारी मनुष्य था । विशेष कर अपनी हिंदू प्रजा को बढ़ा दुःख पहुँचाया | इसी वजह से उस 
के माल-विभाग का वज़ीर पंडित बीरदर अवसर पा कर जान बचाने की इच्छा से कश्मीर छोड़ कर 
भाग निकला और महाराजा के यहाँ लाहोर में शरणागत हुआ । रणजीतसिंद ने पण्डित बीरदर 
का बहुत भरादुर-सत्कार किया ओर पणिडत ने महाराजा को कश्मीर के संबंध में हर प्रकार की 
जानकारी प्राप्त कराई विशेष कर रक्षा के स्थल्नों पर फ़ांत्ी बल की सूचना दी और कश्मीर विजय 
करने में महाराजा को सहायता देने का वचन दिया । 

फाश्मीर पर चढ़ाई की तेयारियाँ 

महाराजा बहुत समय से काश्मीर विजय करने का इच्छुक था | इस समय परिस्थितियाँ भी 
ऐसी थीं कि वह कार्य सफलतापूर्वक हो सकता था। अटक का दुर्ग महाराजा के अधिकार में आ 
घुका था दज़ारा का नवाब लाहोर दरबार का करदु बन चुका था। खतक के सरदार ने दाल ही 
में रणजोतसिह की अधीनता सानी थी भोर इसके साथ ही पेशावर की वादी के दोनों सरदारों 
दोस्त मुहम्मद खां और यार मुहम्मद स्नाँ ने महाराजा का करद्‌ रहना स्वीकार कर लिया था। भाव 
यह कि काबुल तथा काश्मीर के बिचल्ले भाग के लोग मद्ाराजा के साथ अपना बल्ष अज़मा खुके थे 
ओर किसी सोमा तक काबुल ओर काश्मीर के बीच यातायात के साधन भी अनिशर्िचित थे । सो 
काश्मीर को काबुल से किसी प्रकार की सद्दायता मिद्चने की आशा न थी। झतएवं १८१३ 
हं० के आरम्भ में काश्मीर पर चढ़ाई की तैयारियाँ आरम्भ हुईं । मई महीने के प्रारम्भ में एक बड़ी 
सेना वज्ञीराबाद में एकन्न हुई जो तीन बढ़े भागों में विभक्त की गईं | एक दुद्ध मिश्र दीवान चंद, 
जफूर जंग ओर सरदार शाम सिद्द अठारीवास्ले के नेतृत्व में, दूसरा जत्था युवराज खड़क सिंह के 


कश्मीर और पेशावर की विजय है७ 


झधोन भेजा गया। तीसरा भाग स्वयं महाराजा की सरदारी में परिशिष्ट सेना के रूप में वज़ीराबाद 
रहरा, जिसमें से झावश्यकता पढ़ने पर ताजा दम सेना प्रस्तुत की जा सके। रसद और युद्ध के 
सामान के ढेर वज़ीराबाद में जमा किये गये, ओर उनको पहुँचाने का प्रबन्ध महाराजा ने स्वयं 
अपने हाथों में लिया ! 
कश्मोर की यात्रा 

मुल्तान-युद्ध की भाँति इस बार भी नाम मात्र सेना की कमान राजकुमार खड़क सिह के 
सपुदं की गईं किन्तु वास्तविक सैन्य संचालन का कार्य भार मिश्र दीवान चन्द के कन्धों पर था । 
हंस अवसर पर महाराजा ने सुर्तान खां, भिबर-नरेश को, जो सात साल से महाराजा के पास 
नज़रबंद था मुक्त कर दिया छोर अ्रपनी सेना के साथ कश्मीर के युद्ध पर भेजा । इसने महाराजा 
की बहुत खाभ्प्रद सेवाएँ कीं । यह दोनों दल भिबर के इलाके से हो कर राजोरी पहुँचे । मिश्र 
दीवान चंद ने अपना भारी तोपखान। भिबर में छोड़ा । केवल्न हल्की तोप अपने साथ रक्‍खीं । 
राजौरी का हाकिम राजा उगर खां" कुछु समय से अपने पुराने संधिपत्र के विरुद्ध कई अलुपयुक्त 
कार्य कर चुका था। इस कारण उस के इंलाक़े को घेर त्रिया गया । जब उगर खां ने खालसा सेना 
का इतना बल देखा तो वह रात्रि के अंधकार में अवसर पाकर भाग निकला | दूसरे दिन उस का 
भाई रहीसुरजा खां अपने झहलशारों सहित सिख सेना में उपस्थित हुआ ।* और खालसा सेना 
के पथ-अंदर्शन के लिए अपनी सेवा प्रस्तुत की | युवराज खड़क सिद्त ने रहीमुल्ला खां को महाराजा 
के पास वज़ीराबाद भेज दिया । रणजीतसिद ने उस का उत्साह-पूवंक स्वागत किया । एक हाथी 
सुनहरे हौदा सहित और एक घोड़ा सोने के साज सहित और मूल्यवान्‌ भेटें प्रदान कीं, और 
राजोरी का हाकिम नियुक्त कर के उसे मिम्र बना लिया । 

अब राजोरी से दोनों दर मिल कर आगे की तरफ बढ़े । वर्षा के कारण रास्ते बहुत 
खराब थे, इस लिए भारी बोर ओर फ़ालतू सामान यहाँ छोड़ना पड़ा, घास-दाने के अभाव और 
पथरीज्ले मार्ग का विचार करते हुए घुड़सवारों ने घोड़े भी छोड़ दिये और पेदल कूच आरम्भ की । 
सीधी सड़क छोड़ कर पहाड़ी पगडढंढियों की राह प्रस्थान किया । शहजादा खड़क सिंद वाला दल 
पोशाना से दोता हुआ बहरामगढ्ला पहुँच गया । यहाँ पर भिबर-नरेश सुल्तान खां के समकाने पर 
क्रिखा शुपीन के थानेदार ने खालसा की अधीनता स्वीकार कर ली। युवराज ने उसे खिलअत 
प्रदान कर के उस का आदर किपरा। यहाँ युवराज को मालूम हुआ कि ज़बद॑स्त खां पूंछ का हाकिम, 
यहुत सी सेना एकन्न करके युद्ध की तैयारियां कर रह्दा है । अतएवं उसे सीधा रास्ता छोड़ कर पेचीदा 
मार्भ अहदणण करने की आवश्यकता हुई । ज़बद॑स्त खां ने आस-पास के समस्त दरों और रास्तों में कटे 
हुए बृत्त ओर पत्थर भरवा कर उन्हें दुर्गम बना दिया था । परन्तु युवराज के दुल ने इन कठिनाइयों 
की परवाह न करते हुए उस पर धावा बोल दिया ओर एक छोटी-सी लड़ाई के अनंतर सब दर 
झपने अधिकार में कर लिए | ज़यदस्त खाँ ने आधीनता स्वीकार की। इस युद्ध में भिबर वाले 
सुल्तान खाँ मे खालसा को बहुत सहायता पहुँचाई ओर रणजीतसिह की नीति अपना फल लाईं। 

रणजीतसिह की उपस्थिति 

हस बीच में महाराजा स्वयं अपने दुल सहित गुजरात, भिबर और राजोरी होता हुभझा 

शाहाबाद आा पहुँचा । रास्ते में विभिन्न स्थलों पर ढेर जमा करने के लिए गोदामधर स्थापित 


१ लैदय मुहम्मद लतीफ़ ने भूल से उतका नाम श्रजीज खाँ लिखा है। * सैयद मुहम्मद 
लतीफ़ ने रहुल्ला खाँ को अजीज खाँ का बेटा लिखा है। दम ने इस विषय में मुंशी सोहनलाल 
और दीवान अमर नाभ तथा पंडित दया राम कर्ता शीर-ब-शकर का सम#- न किया है। 


३३ 


ध्प रणजीतसिदद 


करता गया । थोढ़ी-थोड़ी दूर पर हरकारे नियुक्त किये जो अतिदिन के समाचार महांराजा कों 
पहुँचाते थे । अब दो दस्ते पीर पंजाल की पद्ाड़ियों को अधिकार में रखने के लिए भिन्न-भिन्न 
मार्गों से चंल्े, ओर दस दज़ार सिपाहियों का एक दुख महाराजा ने पीछे सहायता के रूप में 
भेजा जो मिश्र दीवानचद को पीर पंजाल पर झा मिला ।” यहाँ सिखों और पठानों के बीच एक 
घोर युद्ध हुआ जिस में खालसा जीते । अब यह दोनों दुल इन कठिन घाटियों को पार करते हुए 
सराय झालियाबाद में आ मिल | 
जब्बार खां की हार 

यहाँ उन्हें समाचार मिला कि शोपियाँ के मेदान में जब्बार खाँ बारह हज़ार अफगानी 
फ्रौज के साथ रास्ता रोके पढ़ा है | सिख सेना की कमान मिश्र दीवान चन्द के द्वाथ में थी। यह 
एक बहुत ही झनुभवी ओर बुद्धिमान जरनेल था | गत वर्ष ही मुलतान की विजय का श्रेय इसे 
हुआ था । अब हस ने भी निश्चय कर लिया कि उसी स्थान पर एक निर्णायक युद्ध किया जाय 
झतएव यहाँ डेरे डाल दिये गये । कुछु दिन आराम करने के अनन्तर ३१ हाड, अर्थाव्‌ ३ जूलाई 
के सवेरे खालसा ने अचानक वरियों पर धावा बोल दिया । जब अफ्रगानी सेना खालसा को तोपों 
के मार में आ गई तो सिख्रों ने ऐसी गोकाबारी की कि मानों प्रतलय झा गया परतु जब्यार खाँ 
की अफुगान सेना ने भी जान तोढ़ कर सामना किया । एक बार खालसा सेना को थोडी दूर पीछे 
दटना पड़ा और उन की एक दो तोपें भी बरी के द्वाथ लगीं। इतने में झकाली फूलासिंद का 
साहसी निहंग दुल मौक़े पर आ उपस्थित हुआ । जो “अकाल ! झ्रकाल !! का घोष करता हुआा 
एक दम वरी पर दृट पड़ा और तलवार के वह दाँव चले कि झान की आन में सेकढ़ों अफगान 
मौत के घाट उतारे गये । खालसा तोप॑चियों के दूसरी बार पैर जम गये और जब्बार खाँ को 
मैदान छोड कर भागना पंडा | झफगान झपना सारा जंगी सामान रखद के ढेर और अगणित 
घोड़े मेदान में छोड़ गये जो सब खालसा के हाथ आए । 

श्रीनगर की विजय 

इस युद्ध में अफ्ग़ानों की बड़ी भारी क्षति हुईं। जब्यार खाँ बुरी तरह घायल हुआ । बढ़ी 
कठिनाई से जान बचा कर भागा, और ऊड़ी तथा मुजफ़्फ्राबाद वाले मार्ग से होता हुआ पेशावर 
पहुँचा ओर वहाँ से अफगानिस्तान चला गया | खालासा ने किला शेरगढ (ओऔीनगर) झौर 
दूसरी चौकियों पर अधिकार कर लिया । २२ हाड, तदनुसार ४ जुलाई १८१६ ई० को खालसा 
सेना बढ़ी घूम-धाम के साथ श्रीनगर में प्रविष्ठ हुईं | मिश्र दीवानचंद की सलाह के झ्रनुसार 
युवराज खडक सिंह ने अपनी ,फोज को भ्रजज्ञा दी कि शद्दर में किसी को त्रास न दिया जाय और 
लोगों के झ्लाश्वासन के लिए इस बात का डिढोरा भी पिटवा दिया ।'* 

शेर पंजाब का वापस माना 

हस विशाज्ञ विजय का समाचार महाराजा को पाँचवे दिन नौशहरा के स्थान पर 
मिल्ला और सूचना खाने वाल्वे को महाराजा ने प्रसक्ष दोकर सोने के कढ़ों की जोड़ी बख्रशी। 
संपूर्थ खात्सा सेना में 'वाह गुरू जी की फ़तेह” का घोष होने लगा जिसे सुन कर महाराजा बहुत 
प्रसन्न हुआ । स्वयं दाथी पर सवार हो कर सेना के पढ़ाव पर चक्कर छगाया और घन लुटाया । 
फिर लाहौर की झोर कूच किया । यहाँ से होकर अम्ठतसर पहुँचा । असंख्य सोना-चाँदी दुर्बार 


) मिश्र दीवानचंद कोह दोहराल के रास्ते गया था, जिस राह से जाकर २५४० वर्ष पहले 
झकबर बादशाद्ट ने कश्मीर विजय किया था। सोहन लाल 4० २, पृ० २४६ । 
२ जफरनामा रणजीतसिंह', ४० १३२ । 


कश्मीर और पेशावर की विज्ञय 8६ 


साहय को सेवा में भंट किया और विजय के आनंद में बदा उत्साह और समारोह मनाया गया | 
तीग दिन तक सारे शहर में दीपमाला होती रही । बाजार सजाये गये और महाराजा की खुशी में 
रियाया ने भी जी खोल कर भाग लिया | लाहौर से वापस आने पर लोगों ने भी खुशी मनाई ! 
महाराजा ने भी बहुत जी खोल्ल कर हज़ारों रुपये गरीबों में बाँटे । 


कश्मीर का शासन-प्रबंध 

यद्यपि कश्मीर की राजधानी श्रीनगर पर महाराजा का अधिकार स्थापित हो गया था परन्तु 
पहाड़ी इलाके में कई दुर्गम स्थलों पर श्रभी तक ऐसे किले मौजूद थे जहाँ अफगानों के थाने स्था- 
पित थे । अतएव उन्हें विजय करने के लिए लाहोर वापस आने से पूर्व ही महाराजा झाज्ञाएं प्रचा- 
रित कर चुका था, और राजौरी के निकट किला अजीमगढ़ को स्वयं विजय कर चुका था। अतएव 
दीवान राम दयाल को अपनी सेना सहित सभिबर में ठहरने की आज्ञा मिल्ली । भया रामसिह दर्रा 
थना के निकट नियुक्त हुआ जिस में वह किला मार व अन्य स्थलों को अपनी अधीनता में खा 
सके । मिश्र दीवान चंद, सरदार शामसिंह अटारीवाला भौर सरदार ज्वाला सिंह भड़ानिया बारह- 
मूला और श्रीनगर में नियुक्त किये गये । फकीर अ्जीज॒द्दीन विशेष कार्य पर नियुक्त कर के लाहौर से 
कश्मीर भेजा गया कि वह स्वयं देखे ओर सुने हुए द्वाल महाराजा की सेवा में भेजे । दीवान मोती 
राम कश्मीर का गवनंर नियुक्त हुआ और उस की अधीनता में लगभग २०,००० सेना सूबा कश्मीर 
की रक्षा के लिए नियुक्त हुईं | पंडित वीरबर दर का उस की मूल्यवान्‌ सेवा के उपलक्ष में बड़ी 
जागीर प्रदान हुईं। और २३२ लाख रुपये (कश्मीरी सिक्का) के बराबर का इजारा उसे दिया गया। 
हूुस के अतिरिक्त १० लाख रुपया का हजारा शालदाग ला० जवाहर मल को प्रदान किया गया |" 
मिश्न दीवान चंद को मुल्तान की जंग में “जफरजंग” की उपाधि मिल चुकी थी। अब “फतह 
व नुसरत नसीब” की उच्च उपाधि भी प्रदान की गई झौर पचास हजार रुपये की जागीर प्रदान 
की गईं | गत दर्षे महाराजा ने मुल्तान प्रांत को अपने राज्य में मिलाया था । इस वर्ष कश्मीर की 
सुन्द्र और संपन्न वादी भी पंजाब राज्य का एक भाग बन गई जिस के कारण न केवल पंजाब की 
झाय में ही पच्चीस छुब्बीस लाख वाषिक की बढ़ौतरी हुई वरन्‌ पंजाब के व्यापारिक संबंध तिब्बत, 
अस्करदू, लद्दाख तथा कश्मीर जैसे पहाड़ी भदेशों के साथ स्थापित हो गये और हमारे प्रांत की 
उत्तरी सीमा दिमालय पर्वत की ऊँची-ऊँची चोटियों के साथ टकराने लगी । 


मुल्तान और बहावलपूर का दौरा 


कश्मीर की लड़ाई से छुट्टी पाकर महाराजा ने अपना ध्यान पश्चिमी पंजाब की ओर फेरा 
और सेना का एक दल खेकर उधर का दौरा झारस्भ किया। पहले पिंढी भटियाँ में पढ़ाव किया और 
वहाँ के उद्दंड जमीदारों को यथोचित दंड॒ दिया । वहां से चेनाव नदी के रास्ते, नाव पर सवार हो 
कर उनयोट पहुँचा | फिर मुर्तान में डेरा डाला । 

यह बात याद रखने योग्य है कि ऐसे दौरे में महाराजा बड़े-बड़े करबों में सदा दरबार किया 


१ मुंशी सोहन लाल (द० २ प्रृष्ठ २६१) ने कश्मीर की कुल आय का श्रनुमान ६६ लाख 
रुपया का लगाया है। दीवान अ्रमर नाथ (पृष्ठ १३३) का श्रनुमान भी लगभग यही है | डा० 
हरि राम गुप्ता ने श्रपने लेख में शाह जमान के शासनकाल (सन्‌ १७६३) में कश्मीर की वार्षिक 
झाय चालीस लाख अठारह हजार बतलाई है | किंतु डाक्टर साहब ने यह स्पष्ट नहीं किया कि 
गवनर कुल आय में से व्यय को काट कर यह रकम काबुल के अ्रमीर को देता था अथवा संपूर्ण 
झाय ही इतनी थी। उपरोक्त रकमें जमानशाद्दी सिक्‍के में गिनी जाती थीं किंतु महाराजा के समय 
में यह श्राय प्रचलित सिक्के (नानकशाहदि अ्रम्नतसरया) में २५,५६,००० रु० थी । े 


१७० रणजीतसिह 


करता था, जिस में इलाके के प्रमुख जमीदार, मुकदम झौर कश्बों के चौधरी, पंच और धनी लोग 
सम्मिलित होते थे। स्थानीय प्रश्नों के संबंध में महाराजा उन की रायों को ध्यान-पूवेक सुनता था । 
झौर उस का आदर करता था झतएव इस बार मुल्तान के दौरे में महाराजा को मालूम हुआ कि वहां 
के शासक शाम सिंह पेशाबरी से प्रजा बहुत दुखी है और उस ने, कुछ सरकारी रुपया भी अनु चित 
प्रकार से हजम कर लिया है। चुनांचे महाराजा ने उसे पदच्युत कर के कुछ काल के लिए नजरबंद 
कर दिया । 
कश्मीया सिंह व मुल्ताना सिंह का जन्म 

महाराजा को इस दौरे में ही यह समाचार प्राप्त हुआ कि उस की दो रानियों रतन कौर 
और दया कौर के यहां स्यालकोट में दो बेटे उत्पन्न हुए हैं। अतणुय इस खुशी में बड़े जलसे किये 
गये । चूँकि द्वाल ही में महाराजा ने कश्मीर और सुल्तान के दो बड़े सूबे विजय किये थे इस लिए 
इसकी स्खति में राजकुमारों के नाम कश्मीरा सिंह और मुल्ताना सिंह रक्खे और उनके जन्म-स्थान 
स्यालकोट में दीपवली मनाई गई । 

डेरा गाजी खाँ पर आक्रमण 

रणजीतसिंह की यह प्रबल इच्छा थी कि पश्चिमोत्तर के सीमांत सूत्रे कों विजय करे । अल- 
एव दुर्रानी साम्राज्य की कमजोरी से लाभ उठा कर सन्‌ १८१८ में महाराजा रणजीतसिह ने पेशा- 
वर विजय करने का प्रयत्न किया, परन्तु अंत में सरदार दोस्त म॒हम्मत खां को अपना करद सुबेदार 
बना कर वह लौट आया था । इसी खलबली के बीच शाह शुज्ञा ने भी काबुल की गही प्राप्त करने 
के लिए अपना भाग्य-निर्णंय करना चाहा | लुधियाने से चत्न कर पेशावर पहुँचा, और उसे झपने 
झधिकार में लाना चाद्या | परन्तु दोस्त मुहम्मद खां ओर मुहम्मद अजीम खां ने मिल कर उसे 
हराया । यह वहां से भाग कर डेरा गाजो खां पहुँचा, जहां के दाकिम जमान खां ने उसे बहुत मदद 
पहुँचाई । परन्तु शाह शुजा के भाग्य में दूसरी बार ताज नहीं लिखा था | उसे कोई सफल्तता न 
प्राप्त हुईं, और वह डेशा गाजी खां छोड़ कर शिव के अमीरों के यहां शरणागत हुआ । 

अब मदाराजा ने यह आवश्यक समझा कि डेरा गाजी खां को अपने साम्राज्य में मिला 
लिया जाय । क्‍योंकि यहां का सूबेदार अभी तक अपने आप को काबुल का मातहत समभता था | 
चूँकि मुलतान का प्रांत इस के राज्य के साथ भिन्नता था इस लिए वह मद्दाराजा के लिए किसी 
समय भी हानिकारक सिद्ध हो सकता था | अतएव मुल्तान से जमादार खुशहाल सिह के नेतृत्व में 
फौज का एक दज उस ओर भेजा। इस ने एक साधारण युद्ध के अनंतर जम्तान खां को निकाल दिया 
ओर स्वयं डेरा गाजी खां पर अधिकारी हो गया । चूँकि यद्द सूबा लाहौर की राजधानी से दूर था 
और महाराजा सरहदी सूबे में केवल कदम जमाना चाहता था, इस लिए तीन लाख रुपये साल 
पर सूबा भाहवलपूर के नवाब को इजारा के रूप में दे दिया | डेरा गाजी खां के पराजित होने पर 
महाराजा ने सिधु नदी के दक्षिणी साग पर भी अधिकार कर लिया जैसा कि आज से आठ वर्ष पहले 
झटक के दुर्ग पर अधिकार करने से उसका प्रभाव नदी के उत्तरी प्रांत पर हो चुका था । 

हज़ारे का विद्राह 

हजारा का ऊरर वाला भाग (तनवत्र, पख्तलेली, धमतैट और स्वात) सूबा कश्मीर में सम्मि- 
ल्ित था | जब सिखों ने कश्मीर की घाटी विजय की तो यहाँ के अफगान सरदारों और जागीरदारों 
को भय हुआ कि उन्हें भी सिख गवर्नर की अधीनता करनी पड़ेगी। अतएव उन्होंने शोर करना 
झारंभ किया | महाराजा कश्मीर की घाटी में अपना राज्य सुश्ढ़ करने में लगा हुआ था, इंस लिप 
कुछ काल तक समय व्यतीत करता रह्दा तथा सरदार हुकमा सिद्द चिसनी अटक का किल्लेदार भी 


कश्मीर और पेशावर को विजय १०१ 


उपद्रव को शांत करने का संतोषजनक प्रबंध न कर सका। इस लिए यह उपब्रव जोर पकढ़ता गया, 
विद्रोही सरदारों के दमन के लिए बड़ी सेना हजारा की तरफ सेजी गई जिसमें सरदार फतेट सिंह 


झहलू वालिया, सरदार शाम सिंह अथारीणला और दीवान राम दयाल्व जैसे बहादुर, सचेत और 
प्रतिष्ठित अफसर नियुक्त किये |. | |॥५ 
यह बात वर्णन करने योग्य हे कि विद्रोह किसी विशेष जगह तक सीमित न था, परंतु सारे 


इलाक़े में फेला हुआ था । पखली, धमतोड़, तरबेला हत्यदि इलाकों के सब ज़मींदार युद्ध के लिए 
प्रस्तुत थे । इसलिए ख़ालसा सेना ने एक जाडइ नहीं कई जगह युद्ध जारी रखना उचित समझा । 
दीवान रामदयाल झपनी सेना समेत गंदुगढ़ की पहाड़ियों के भीतर घुस गया । एक स्थान पर दिन 
भर घमासान लड़ाई होती रही । जब शाग हुई तो दीवान राम दयाल और सरदार शाम सिंह के 
दक्ष जो सबेरे से वैरी का सामना करने में लगे हुए थे, तनिक पीछे हटे और ज्योंहीं वैरी आगे बढ़ा 


इन्हों ने इस ज़ोर से घाया किया कि पठानों की सेना भाग निकली । 
दीवान राम दयाल को मृत्यु 
दीवान राम दयाल, जो उस समय पूरा नौजवान था और जवानी के जोश में मतवाला 


था, बैरो का पीछा करने निकला, और अफ़ग़ानों को मारता-भगाता हुआ एक पहाड़ी नाले तक 
जा पहुँचा । अचानक उस समय ज़ोर की आँधी आ गईं, ओर दीवान राम दयाल बेबस हो गया । 
यकायक पास की पहाड़ियों से पठानों ने गोलाबारी श्रारंभ कर दी, जिस की मार से बहुत से 
ख़ाज्लसा नौजवान काम आए | एक गोली दीवान राम दयाल के भी लगी और वह वहीं मर गया । 
ख़ालसा सेना में एक दम क्रोध की झाग भदक उठी और वह वैरी से बदला लेने के लिए तथ्यार 
हो गई । पठानों पर ऐसे उत्साह से भाक्रमण किया गया कि हजारों को मिट्टी में मिला कर दिल 
का गुबार निकाला । 

हजारे के इलाके में कुछ काल के लिये अ्रमन तो हो गया और वहां के विद्रोही सरदारों 
ने अधीनता भी स्वीकार कर ली, परंतु महाराजा को दीवान राम दयाल जैसे होनहार जनरल के 
वध होने का बड़ा शोक हुआ । मद्दाराजा को आशा थी कि यह युवक समय पाकर श्पने दादा 
दीवान मुहकम चंद की तरह नाम पेदा करेगा । राम दुयात् के पिता दीवाब मोती राम को भी 
झपने होनहार और युवक पुत्र की रस्यु का इंतना भारी आधात पहुँचा कि वह संसार के विरक्‍्त 
हो गया । और कश्मीर की सूबेदारी से मुक्त किए जाने की प्रार्थना की जिसे महाराजा ने अस्वीकार 
कर दी । परंतु उस की निरंतर और प्रबल कोशिश के बाद एक लंबी छुट्टी दे दी । दीवान मोती राम 
काशी अर्थात्‌ बनारस पहुँचा ओर साधुओं का जीवन व्यतीत करने लगा । उसके स्थान पर सरदार 
हरी सिंह नलुझा कश्मीर का सूबेदार नियुक्त हुआ्ा । 

हजारा के इलाके का यथोचित प्रबंध करने के लिए महाराजा ने दीवान कृपा राम और सर- 
दार फतेह सिद्द अहलूवालिया के नेतृत्व में चार इृढ़ किले शाज्ीगढ़, तरबेला, दूरबंद और गंदगढ़ में 
बनवाने आरंभ किए। 

विलयम मोरक्रफ़्ट 

हसी वर्ष क्रर्थात मई १८२० ई० में असिद्ध यात्री मोरकफ़्ट लाहौर झाया | यह ईरट इंडिया 
कंपनी के घोड़ों का दारोगा था झौर कंपनी के वास्ते घोड़े ख़रीदने के लिए तुकिस्तान जा रहा था। 
महाराजा ने उसे शालामार की बारहदुरी में ददराया ।। उस की बढ़ी ब्रावभगत की । एक सो 


*इस बाराद्रो की दीवार में एक पत्थर लगा हुश्रा है, जो इस घटना की स्मृति दिलाता 
है। उस पर अंग्रेज़ी भाषा में ये शब्द अंकित है--“इस बारादरी में, जो महाराजा रंजीतसिदद 
ने बनवाई प्रसिद्ध यात्री मोरक्राफ़्ट मई सन्‌ १८२० ई० में ठहररा, जब वह तुकिस्तान (जहां वह 
सन्‌ १८२५ ईं० में मर गया) जाता हुआ मद्दाराजा का श्रतिथि रहा ।”” 


३०२ रणजीतसिह 


रुपया रोजाना उस के झ्रातिथ्य के लिए नियत कर दिया । विसतियम मोरक्राफ़्ट मद्दाराजा से सेंट 
करने का सौभाग्य प्राप्त करने के लिए बहुधा दरबार जाता। उस ने महाराजा के अस्तबल फा भी 
निरीक्षण किया और झपनी यात्रा-विवरण में वद लिखता है कि महाराजा के अस्तबल में बहुत 
से बढ़िया और अलभ्य घोड़े थे । 
रानी सदा कौर की नजरबंदी--अक्तूबर सन्‌ १८२९ ई० 

रानी सदा कौर का नाती कुँवर शेर सिंह आयु में अच्छा बढ़ा हो चुका था, और मद्दाराजा 
यह चादता था कि रानी उस के लिए अपने कन्हैया मिस्ल के इलाक़ों में से पर्याप्त जागीर दे, परंतु 
इस के लिए वह कदापि तेयार न थी। झतएव रणजीतर्सिद और उस की सास में अनबन हो गई । 
मामला बढ़ते-बढ़ते बहुत बढ़ गया, और रानी सदा कौर सतलज पार जा कर अंग्रेज़ों से शरण प्राप्त 
करने के प्रयक्ष में लगी, क्‍योंकि रानी सदा कौर के कुछ इल।क़े, जैसे फ़ीरोज़ापूर, वधनी इृत्यादि 
सतलज पार स्थित थे।” महाराजा बड़ा बुद्धिमान था। पझतएव रानी को प्रसन्न करनेवाले तथा 
शांति चाहने वाले पन्न लिख कर उसे लाहौर बुला लिया और नज़रबंद कर दिया । रानी एक बार 
झवसर पाकर फिर भाग निकली । परंतु अभी लाहौर से थोड़ी दूर द्वी गई थी कि गिरफ़्तार होकर 
वाप॑स आईं । 

कन्हैया मिसल के इलाके पर अधिकार 


अब महाराजा को यह संदेह हो गया कि रानी फिर अवसर पाकर अंग्रेज़ों की शरण में 
चक्नी जायगी । झतएवं उस ने इंस भय को तरकाल नष्ट करना आवश्यक जान कर मिश्र दीवान 
चंद और झटारीवाजे सरदारों के नेतृत्व में सेना भेजी और रानी सदा कौर के संपूर्ण इलाक़ों पर 
जो सतलज के इस झोर स्थित थे अधिकार कर लिया। सरदार जय सिंह कन्हैया के समय की जमा 
की हुईं सारी दौलत, तोशाख़ाना और शम्रागार महाराजा के हाथ आए | बटाला क़रस्बा कुँवर शेर 
सिद्द को जागीर रूप में प्रदान किया गया, और शेष इलाका सरदार देसा सिंह की सूबेदारी में 
सूबा काँगडा में सम्मिक्षित किया गया । रानी सदा कौर शेष आयु के लिए लाहौर के किले में 
नज़रयंद कर दी गईं | 

रानी सदा कोर 

हिंदुस्तान की गवंबृद्धि करने वाली स्त्रियों में रानी सदा कौर का स्थान ऊँचा है। उस का 
अस्तित्व खालसा इतिहास में प्रायः और दिशेष कर रणजीतसिंह के समय में स्खितियोग्य है। इस 
मद्िला ने लगातार तीस साल तक पंजाब देश के इतिहास में विशेष भाग लिया। हंसी की सहा- 
यता से रणजीतसिह ने अपने पिता के समय के दीवान से अपनी मिस्ल का भ्रधंध अपने हाथों में 
लिया । उस की सहायता से रणजीतर्सिद्द ने लाहौर पर अधिकार किया। बाद में भी यह बुद्धिमती 
महिला रणजीतसिंह को सब तरह से सहायता देती रही । बड़े-बड़े नामवर जनरलों के साथ-साथ 
युद्ध स्थक्ष में लड़ना इस्ठुंके लिए साधारण काम था । अपनी रियासत का प्रबंध ऐसी पंद्ठता से 
करती कि साम्राज्य के प्रतिष्ठित लोग हर्ष्या करते । रणजीतसिह के उदय के निमित्त तो रानी सदा 
कौर जीने की पहली सोढ़ी की भाँति थी जिसके द्वारा वह अंतिम चोटी पर पहुँच कर पंजाब में 
खालसा साम्राज्य स्थापित करने में सफल हुआ । 

मनक्रेरा तथा डेरा इस्माइल खाँ की विजय--सन्‌ १८२१ ३० 
अब खाल्सा सेना के कुछ दस्ते रानी सदा कौर के इसाक़ों पर अधिकार जमाने के लिए भेजे 


१ जफ़रनामा रणजीतसिंह, पृ० १४८ 


कश्मीर और पेशावर की विजय १०३ 


भेजे गये. तब महाराजा स्वयं एक बढ़ी सेना क्ेकर मनकेरा का इलाका विजय करने की हृच्छा से 
उस ओझोर रवाना हुआ । एक-एक मंजित्न आराम से पार करता हुआ अक्तूबर महीने के झारभ 
में जेहलम नदी पार कर के महाराजा खुशाब पहुँचा और उसने वहाँ से मत्रिक अहमद यार 
टिवाना को साथ ज्ञेकर सीधे मौजा कु दियाँ की तरफ कूच किया | इस बीच में मिश्र दीवाब चंद 
भी रानी सदा कौर वाले युद्ध से निवृत्त होकर झपनी सेना समेत महाराजा से था मिल्ता, व सर- 
दार हरी सिंह नलुझ्ाा जो दीवान मोती राम के छुट्टी से वापस झाने पर कश्मीर की खूबेदारी 
से छुट्टी पा चुका था मद्दाराजा से इसी स्थान पर झा मिला। 

रियासत मनकेरा के अधिकृत चेनत्र सिंधु नदी के दोनों शोर स्थित थे । डेरा इस्‍्माइल खँ, 
बन्नू और टाँक इत्यादि एक ओर तथा मनकेरा, लैया, भक्खर और कुन्दियाँ हृस्यादि नदी के दूसरी 
ओर स्थित थे | मनकेरा का किला रेगिस्तान के ऐन बीच था और उस की रक्षा के लिए उस के 
चारों ओर नवाब ने बारह दूसरे दुर्ग बनवा रखे थे ताकि शत्रु के लिए कंद्रीय स्थान तक पहुँचना 
कठिन हो जाय । 

महाराजा ने अपनी सम्पूर्ण सेना को तीन भागों में विभक्त किया । एक भाग की कमान 
जिस में अधिकतर तोपखाना सम्मिलित था, मिश्र दीवान चंद को प्रदान की गईं, दूसरा भाग 
जिस में १९००० सैनिक थे सरदार दुल सिंह नद्देरना और जमादार खुशहाल सिंह की कमान 
में था, शेष भाग को मद्दाराजा ने अपने नेतृत्व में लिया। चुनांचे सरदार दुख सिंह वाला दस्ता 
नदी के पार डेरा इस्माइल खां की ओर रचाना हुआ । नवाब के शासक दीवान मानक राय ने 
मुकाबला किया परंतु हार खाई ओर दुर्ग दल सिंह के हवाल्ले किया। मिश्र दीवान चंद वाले ने 
लैया, भक्खर, खानगढ़ झौर मंकूगढ़ इत्यादि के किले शीघ्र दी जीत त्िये। तत्पश्चात्‌ मिश्र “जफर 
जंग” को सेना नवाव की राजधानी मनकेरा को ओर बढ़ी। २३ नवम्बर के दिन महाराजा स्वयं 
भी मनकेरा पहुँच गया। २४ नवम्बर को उसने अपनी स्थिति का निरीक्षण किया भर बाद में मिश्र 
दीवान चन्दु को भाज्ञा दी कि वह दुर्ग का घेरा शुरू कर दे | 

झाज्ञा के अनुसार घेरा डाल दिया गया। जैपता कि पहल्ले भी संकेत किया गया है मनकेरा 
का दुर्ग ऐन रेगिस्तान के बीच स्थित था ओर वहाँ जल्न का बहुत अभाव था। जहाँ तक पानी की 
प्राप्ति का संबंध था । यद कार्य महाराजा ने स्वयं अपने हाथ में त्िया। सैकढ़ों बेलदार लगाकर 
कई कच्चे कूप खुदवाये गये झौर ऊँटों तथा खच्चरों द्वारा मंझगढ़ से भी जलन की संतत प्राप्ति के 
खिये प्रबंध किया गया । इस प्रकार सारा प्रबंध कर लेने के बाद खालसा सेना ने दुर्ग पर गोला- 
बारी शुरू कर दी । 

आशा के अनुसार किले का घेरा डाल दिया गया और मोर्च लगाकर श्थास्तसा सेना ने 
गोलाबारी आरंस कर दी । नवाब मी युद्ध के लिए तैयार था। पंव्रह रोज़ तक सामना करता 
रहा, परंतु जब उस के दो तीन ऊँचे पद्‌ वाले भ्रफ़सर मद्वाराजा से भ्रा मिले तो उस का क्षैसज्ा 
टूट गया और अधीनता स्वीकार करने के ख्िएं तैयार हो गया ।' महाराजा ने नवाब की शर्तें 
स्वीकार कर कीं । ढेरा स्माइंक्ष खां उसे जागोर रूप में और रहने के ल्लिए प्रदान किया और उसे 
अपने साथियों और मात्त-झसबाब सद्दित बिना हस्तक्षेप के मनकेरा किछ्ले से बाहर भाने की झाशा 
दे दी। ज्योंही नवाब को महाराजा रणजीतसिह का केसर के पंजे से सुसज्जित इकरारनामा मिल्षा 
वह दुर्ग से बादर निकक्ष आया। मदाराजा ने भी बढ़े आदर का व्यवहार किया। अपने खेमे में 


१ जफरनामा ० १३० और अ्रहमद शाह बटावली प्रृ० १०४४ * सोहनलाल, द० २ 
प० २६१९ 


१०४ रंणजीतसिंह 


उस से भेंट की | झ्समबाय ठढोने का सामान एकत्र कर के नवाब को सिधु नदी के पार भेज दिया 
झोर नवाब का हक्षाका जिस की मालियत ११ लाख के करीब थी लादौर के साम्रा»्य में सरिमि- 
क़ित किर लिया । 
मनकेरा पर विजय का महत्व 

रियासत मनकेरा के पराजित होने से महाराजा रणजीतसिंह के राज्य में काफी वृद्धि हो 
गईं । ग्यारह लाख रुपया का तो प्रति वर्ष मद्दाराजा के सरकारी कोष में संचय होने लगा और 
इस के अतिरिक्त द्वाबा सिंध सागर का लगभग संपूण विस्तृत क्षेत्र अरब महाराजा के अधीन हो 
गया । इस द्वाब का उत्तरी भाग, जिस में अटक, रावलपिण्डी, जेहलम चकवाल, खुशाब और 
साहीवाब्ष हृत्यादि नगर स्थित थे, पहले ही महाराजा के अधिकार में आ चुका था। इसी प्रकार 
दक्तिणी भाग, जिस में मुल्तान प्रांत, और डेरा गाजी खा का प्रदेश सम्मिलित था, हवा ही में 
महाराजा जीत घुझा था। अब इस द्वाबे का मध्य भाग भी (जिसमें मनकेरा की रियासत शामिल 
थी) पंजाब राज्य का भाग बन गया । 

सिधु नदी व्यापार के लिए प्रधान मार्ग थी। उसके ऊपर वाले भाग सें मध्य एशिया से 
आने वाला मुख्य रास्ता झ्टक के पास आ मिलता था | इसके बिचले भागों में प्राचीनकाल से 
व्यापारी काफिले काला बाग और डेरा इस्माइल खां के घाटों का पार करके भारत में पाते थे । 
झोर नदी के दक्षिणी भाग में कंघार से आने वाला प्रधान मार्ग डेरा गाजी खां के पास पहुँचता था । 
सुनांचे इस नदी के सम्पूर्ण बहाय मार्ग पर महाराजा का अधिकार हो जाने पर उस के राज्य की 
स्थिति और भी प्रबल हो गई! और खालसा राज्य के गिदं जो फ़ौलादी घेरा नं० २ स्थित था 
उस का भी झंत हो गया । 

कुँवर नौनिहाल सिंह का जन्म --१४ फागुन, सन्‌ १८७८ बवि० 

२३ फरवरी सन्‌ १८२२ को युवराज खड़क सिंह के यहां पुत्र उत्पन्न हुआ जिस का नाम 
नौनिहाज़् सिंद रक्खा गया । उस सनय महाराजा की ओर से बड़ी खुशी मनाई गई, और हजारों 
रुपये दीन-दुखियों को खैरात किए गए । 

जनरल वंतूरा और एलाड लाहौर में--सन्‌ १८२२ ई० 

जनरल बंतूरा और एलार्ड १८२२ के मई महीने में लाहौर में झाए। वंतूरा इटली का 
झौर एलाड्ड फ्रांस का निवासी था। यह दोनों व्यक्ति जगत्प्रसिद्ध जनरल नेपोलियन बोनापार्ट की 
सेना में अच्छे पदों पर नियुक्त थे । वाटरलू की लड़ाई मे यूरोप की सम्मिलित शक्तियों ने नैपोलियन 
को परास्त कर के कैद कर लिया था, जिसके कारण फ्रांस के सेऊड़ों नवयुवक्रों को जीविका की 
खोज में जगह-जगह मारा-मारा फिरना पड़ा था। झतएवं ये अफसर भी पठानों के वेष में ईरान 
झोर झफगानिस्तान होते हुए छाद्दोर पहुँचे | कुछ टृटी-फूटी फ़ारसी भाषा बोल सकते थे । यद फ्रकीर 
झजीज़ हीन द्वारा दरबार में पहुँचे । महाराजा ने इनकी खूब झाव-भगत की और मगर से बाहर 
अनारकली के प्रसिद्ध बुज में उन के निवास का प्रबंध किया ।'* फुछ दिनों के बाद उन्होंने महा- 
राज्षा की सेवा में नोकरी के स्लिए प्रार्थना की । महाराजा ने हस प्रश्न को विचारणीय जान कर 
कुछ दिन विचाराधीन रक्‍्खा । उसे संदेह था कि केवल नौकरी की खोज में ये नौजवान हतनी 
दूर की भयावद् यात्रा, क्यों कर सकते थे । पर तु जब उसे विश्वास हो गया तो उन्हें पीस सौ 


* प्रद्ां आज कल पञ्चाब (पकिस्तान) गवनमेंट का रेकाड आफ़िस है। 


कश्मीर और पेशावर की विजय १०३ 


रुपए महीने पर नौकर रख लिया | वंतूरा पैदुल सेना में और एलाड सवार सेना में जनरल 
नियुक्त हुआ । उन का कतंव्य सिख सेना को यूरोपीय रीति पर कृवायद्‌ सिखाना था। 


नौकरी की शर्तें 


इन दोनों अफ्रसरों और बाद में जितने अंग्रेज़ या फ्रांसीसी अफ्सर महाराज की नौकरी में 
झाए उन सब के लिए निम्नलिखित शर्त स्वीकार करना और उन पर अमल करने के लिए हस्ता- 
क्षर करना आवश्यक था। (१) यदि कभी सिख सेना को यूरोंप की किसी शक्ति का सामना करने 
की श्रावश्यकता उपस्थित हो तो उन्हें सिख शासन का राजभक्त अधिकारी रह कर लड़ना पड़ेगा । 
(२) लाहौर दरबार की आज्ञा के बिना उन्हें किसी यूरोपीय शासन से सीधे पतन्र-ब्यवहार करने का 
कोई अधिकार न रहेगा ; (३) उन्हें दाढ़ी रखनी पड़ेगी ओर उसे मँँडवाने की मनाहदी होगी। (५) 
किसी को गाय का मांस खाने को आज्ञा न होगी | (५) तंबाकू पीना बिलकुल मना होगा। यदि 
संभव दो तो हिंदुस्तानी झरत के साथ विवाद्द करना होगा । 


मियां किशोर सिंह को उपाधि देना 


मियां किशोर सिंद्द जम्मू-नरेश राजा रणजोतदेव के वंश में से था, जो सन्‌ १८१२ ई० में 
जम्मू के विजय होने पर महाराजा की सेवा में प्रविष्ट हुआ | उस के दो सुंदर और युवक बेटे, 
गुलाब सिंह और ध्यान सिंह, कुछ काल पूर्व महाराजा की सवारी फौज में भरती हो चुके थे । इन 
राजपूत सिपाहियों ने महाराजा के द्रबार में घधोरे-घीरे वह आदर प्राप्त किया जिस का वर्णन अब 
जगह-जगह पर आएगा | सन्‌ १८१४ ई० में महाराजा ने उन की सेवाओं के उपलक्ष में जम्मू का 
प्रदेश जो उन का खानदानी अधिकार था उन्हें जागोर में प्रदान कर दिया । और उन के पिता 
किशोर सिंह को राजा की पदवों देकर जम्मू के प्रबंध के ज्िए नियुक्त कर दिया, और वहां के 
शासन तथा प्रबंध के लिए उसे वहुत विस्तृत अधिकार प्रदान किया |” सन्‌ १८२० ईं० में राजा 
किशोर सिंह का देहांत हो गया । इन का आदर मान बढ़ाने के भाव से महाराजा मातमपुरसी के 
लिये जम्मू गया, और वहां गुलाब सिंदद शर उस के छोटे भाई सुचेत सिंह को राजा का मनसब 
प्रदान किया । 


) रणजीत सिंह के शासन काल के लेखनपत्रों में मियां गुलाब सिंह और उस के भाई 
ध्यान सिंह का नाम पहाड़ी राजपूत सवारों के वेतन-पत्र में लिखित है। इस के श्रतिरिक्त संवत्‌ 
१८६६ वि० (सन्‌ १८११ ई०) के पत्रों में उन का वेतन तीन रुपया प्रति व्यक्ति प्रति दिन दरज 
है। देखिये खालसा दरबार रिकाड , द्वितीय भाग, पृष्ठ ५०, का फुटनोट। इनके पिता मियां 
किशोर सिंह का नाम भी वहीं लिखित हे, देखिये द्वितीय भाग, पृष्ठ १८। 


तेरहवाँ अ्रध्याय 


पेशावर विजय की पूर्ति 
(सन्‌ १८२३-१८३१ हैं० तक) 


बदले की इच्छा 

इस से पूवे हस बात का वर्णन हो चुका है कि सरदार यार मुहम्मद खां, पेशावर के शासक 
ने महाराजा रणजीतसिद की अधीनता स्वीकार कर ली थी, और प्रतिवर्ष लाहौर दरबार में भारी 
कर भेजने का वादा कर लिया था। यार मुहम्मद का भाई सुहम्मद अज़ीम खां, काबुल का 
वजीर था और बारकजई क्रबीले का नेता समझा जाता था। उसे यह बात क्दापि सझा न थी 
कि उस के वंश का कोई आदमी सिखों के अधीन हो | अतएवं पेशावर-विजय का ध्यान उस के 
दिल में काँटे की तरह खटक रहा था। इस के झतिरिक्त उन्हीं दिनों महाराजा २णजीतसिह ने 
उस के दूसरे भाईं जब्यार स्राँ से कश्मीर का उबर और स्वगंतुल्य सूबा छीन दिया था, और 
साथ ही दूसरे झफ़गान शासकों से रियासत मनकेरा तथा डेरा ग़ाजी खाँ भी जले क्षिए थे, इस 
लिए स्वाभाविक रूप से महाराजा की शोप्रता से बढ़ती हुई शक्ति झज्जीम ,खां के लिए भय का 
कारण बन रही थी, और वह रणजोतरसिह के साथ एक बार युद्ध में निपट देने के झवसर की 
प्रतीक्षा में था। 

पेशावर की कूच 

यह अवसर उसे शीघ्र ही मिल गया। दिखंबर सन्‌ १८२२ ई० में महाराजा ने यार 
मुहम्मद खाँ से कर माँगा झोर क्रक़ोर अज़ोजुदोन को इस के लिए पेशाचर के खूबेदार ने कुछ उत्तम 
घोड़े लाहौर दरबार में भेज दिए, यद्यपि इन में गोहरबार नामक वह विशेष घोड़ा न था जिस 
के प्राप_ करने के लिए महाराजा ने इच्छा प्रकट को थी ।' मुहम्मद अज़ीस खां को अपने भाई का 
यह आचरण पसंद न आया | अतएवं उस ने एक बल्रशाली सेना ल्लेकर काबुल से पेशावर की 
तरफ कूच किया । यार मुहम्मद खां ने अपने भाई के संकेत पर बद्दाना बना कर कि वह अफगानी 
सेना रोकने को सामथ्यें नहीं रखता पेशावर खालो कर दिया ओर यूसुफज़ई के पहाड़ों में जा 
छिपा ।* 

धमयद्ध या जिहाद को विज्ञप्ति 

मुहम्मद अजीम खां ने बिना किसी रोक-ठोक के पेशावर पर अधिकार कर ल्षिया और 
सिखों के विरुद्ध घर्म-युद्ध की विज्ञप्ति करके जिहाद को आज्ञा दे दी | सैकड़ों मौलवी, मुरुका, 
झौर वायज इस की घोषणा करने के लिए आस-पास के इलाक़ों में भेजे गए जिस का परिणाम 
यह हुआ कि पंठानों के मुंड के मुंढ मुहम्मद अज्ञीम खाँ के मंडे तल्ले जमा होने लगे और कुछ 
दी दिनों में २९ हजार के लगभग गाजी एकत्र हो गए, जिस से मुहम्मद अजीम खां का उत्साह 
दूना बढ़ गया। 


) इस घोड़े के विषय में, “जफ्रनामा रणजीतमिह में “श्रस्त्र ईरानी सद करोह रफ़्तार! 
लिखा है--५ष्ठ १५३ * यार मुहम्मद खा मद्दाराजा रण जीततिंह की श्रोर से पेशावर का सूबे- 
दार था। 


पेशावर विजय की पूर्ति १०७ 


रणाजीतसिह की तैयारी 


इधर रणजीतसिंदह भी अचेत न था। उसे यह सारे समाचार प्रति क्षण मिल रहे थे, 
अतएव उस ने तुरंत दो हज्ञार सवारों का एक दल शहजादा शेरसिंह और दीवान कृपा राम के 
नेत॒त्व में जनवरी सन्‌ १८२३ में अफगानों की रोक-थाम के लिए अझटक पार भेजा । उस के साथ 
महाराजा का अनुभवी जनरल तथा तोपखाना का अफ़सर मिश्र दीवान चंद भी था । तथा शेरसिद्द 
की सहायता पर जागीरदारी अ्रश्वारोही सेनायं अपने-अपने सरदारों के श्रधीन चल पढ़ीं। इन 
में हरि सिंह नलुवा, अत्तर सिंह सिधावालिया ओर घना सिंह मलबई के नाम उल्लेखनीय हैं। 
इस सेना में वह पाँच छे प्यादा पलटनें भी थीं जो हाल ही में योरुपीय अधिकारियों की देख-रेख 
में शिक्षित की गईं थीं | 

महाराजा के पहुँचने से पहले हो राजकुमार शेरसिंद्द ओर सरदार हरीसिंह नछुवा नावों 
का पुल बना कर अटक नदी पार कर चुके थे। उन्हों ने जहाँगीरा किल्ने का घेरा डाल दिया, और 
छोटी सी लड़ाई के बाद कित्ते पर अधिकार कर लिया झोर इस में अपना थाना स्थाएिति कर 
खिया । अफगान किल्लेदार वहां से भाग निकला ! 

मुदम्मद अज्ञीम खाँ जो अभी तक पेशावर में ठहरा था जहाँगीरा क़िले पर महाराजा का 
अधिकार हो जाने का समाचार सुन कर तुरंत चौंक उठा। और अपने भाई दोस्त मुहम्मद खां 
ओर जब्बार खां के नेतृत्व में ग़ाजियों का एक दुल सिक्‍्खों के मुक़ाबले के लिए भेजा । किला 
जहाँगीरा के बिकट दोनों पक्ष में जोर शोर की लड़ाई आरंभ हुईं । मुहम्मद जमां खां खतक ने 
अवसर पाकर झटक का पुल नदी में बहा दिया ताकि महाराजा की शेष सेना नदी पार न 
कर सके । 

महाराजा का नदी पार करना 

परंतु पंजाब का शोर ऐसी कठिनाइयों पर कहा ध्यान करने वाला था ? उसने नदी के 
किनारे ढेरे डाख दिए ओर नए सिरे से पुल बनाने की आज्ञा दी और साथ ही अपने वफादार 
तथा विश्वस्त मंत्री फ्रक़ीर अजीजुद्दीन को नदी पार करने के लिए किसी सुगम स्थान की तलाश 
करने के लिए नियुक्त किया। उसी समय एक जासूस नदी पार से समाचार लाया कि खालसा 
सेना गाजियों की टिढ्डी दल सेना के कारण उन के वश में आ चुकी है। यदि इस समय सहा- 
यक सेना न पहुँची तो हानि पहुँचने का भय है| यह समाचार सुनते ही खालसा सेना में हल- 
तल मच गई । उसी समय नावों का पुल बनाना असंभव था, इस लिए रणजीतसिंह ने अपनी 
सेना को जहां कहीं भी सुगम स्थान मिला, नदी पार करने की आज्ञा दे दी। स्वयं एक घोड़े पर 
सवार हो कर चुने हुए सरदारों के सद्दित तुतगामिनी अटक नदी में कूद पढ़ा। खालसा सेना का 
यह दस्ता जिस की संख्या पंद्रह हजार के लगभग थी । जीवन तथा मात्त की थोड़ी सी हानि उठा 
कर नदी पार हो गया और तोपें हाथियों को पीठ पर लादु कर पार उतारी गईं । खालसा सेना के 
नदी पार पहुँचने का समाचार सुन पठान बहुत घबराएं और मैदान छोड कर भाग गए । नौशेरा में 
जाकर पड़ाव किया ओर घोर युद्ध की तैयारियों में लग गए । महाराजा ने जहाँगीरा के किले में 
अपने डढेरे ढाल दिए । फिर इसे ओर किला ,खेराबाद को सुशढ़ करके शेर पंजाब ने अकोढ़ा हे 
मैदान में खेमे लगाए, ओर कई जासूस नौशेरा तथा पेशावर की तरफ भेजे कि वह बैरी की 
तैयारियों का समाचार ख़ाबव | 

सरदार जय सिंह श्रटारीवाले का पछतावा 


उसी रात सरदार जय सिंह अटारीवाला महद्दाराजा से मिक्ता । उक्त सरदार सन्‌ १८२१ 


१०घ८ रणजीतसिह 


ई० में एक पढ़यंत्र के संदेह में अपराधी ठहराया गया था | इस लिए यह पंजाब से भागकर काबुल 
में बारकजाइयों से भा मिला था, और डन दिनों अजीम खां के साथ, अपने सवारों सहित पेशा- 
वर आया हुआ था। एक दिन जब अफ़गान सनिक तीस सिक्‍्खों के सिरों को अजीम खां के 
सम्मुख लाए तो उसके एक नौकर ने अपनी घृणा प्रकट करते हुए पाव से एक सिर को ठोकर 


मारी । यह देखकर पंथ के प्रेम ने जय सिंह के हृदब में जोश मारा, और वह खालसा सेना में झा 


मिला। महाराजा ने उसे क्षमा-प्रदान की'ओर उस के पूवे पद पर उसे नियुक्त कर दिया ।" 
टिब्बा टीरी का युद्ध 


महाराजा अभी अकोड़ा के मैदान में ठहरा हुआ था कि भेदियों ने आकर सूचना दी कि 
ग़ाज़ी लोग एक बड़ी संख्या में नौशहरा के समीप टीरी की पहाड़ियों में इकट्रे हो रहे हैं, तथा उन 
के चुने हुए दस्ते अहमद ख़ान खतक के नेतृत्व में।एक ऊँचे टिब्बे पर मोच बनाए बैठे हैं। इस के 
साथ ही यह सूचना भी मिली कि इस मुलखिये लश्कर की सहायता के लिए अज़ीम खां की कुछ 
सेना तो पहुँच चुकी है और शेष उस के अपने नेतृत्व में पेशाचर से बड़ी तीव गति से बढ़ती चली 
झा रही है। और अगले दिन लंडा नदी को लाँध कर टीरी पहुँच जायगी । 

महाराजा यह जानता था कि अज्ञीम खां के पहुँचने पर मुक़ाबिज्ञा कठिन हो जायगा। 
चुनांचे उस ने अपने सरदारों की सम्मति ली | मार्च का महीना था और दिन केवल कुछ घड़ी शेष 
था । कई सरदारों ने युद्ध को दूसरे दिन पर स्थगित करने की राय दी परंतु जनरल वन्तूरा 
ने सेनिक दृष्टिकोण से यह मत प्रकट किया कि शीघ्र युद्ध आरंभ करने में ही भलाई है । हस 
समय हम दस के बराबर हैं और वेरी एक के, परंतु अजीम खाँ के पहुँचने पर बैरी दस और हम 
एक के बराबर हो जावेंगे। मद्दाराजा ने उसकीं सम्मति को स्वीकार किया। 

सिख सेना को व्यवस्थित करके महाराजा ने उसे तीन विभागों में बाद । एक दस्ते को 
जिस में आठ सौ सवार और सात सौ सैनिकों की एक प्यादा पलटन और अकाली निहंगों के चुने 
हुए ढेरे बाबा फूला सिह के नेतृत्व में सम्मिलित थे, टिव्या पर आक्रमण करने की आज्ञा मिली । 
दूसरा दुस्ता जिस में एक हजार सवार, तीन गोरखा और दो नजीब (मुसलमान) पलटनें सम्मिलित 
थीं सरदार देसा सिंह मजीठिया और सरदार फ्रतह सिंह, . अहलोवालिया के नेतृत्व में टिब्बा की 
दूसरी ओर से आक्रमण करने के लिए तैयार किया गया । तीसरा दुस्ता जिस में दो हजार सवार, 
झाठ प्यादा पलटने ओर कुछ दलकी तोप थीं, जनरल वंतूरा व जनरल अलार्द तथा सरदार हरि 
सिंह नलुवा की कमान में इस-काम पर नियत किया गया कि मुहम्मद अज़ीम खां को लुंडा नदी 
लॉघने और टीरी के स्थान पर इंकट्ट हुए गाजियों के साथ सम्मिलित होने से रोका जाय । इईंस के 
अतिरिक्त जैसा कि पहले उल्ल्लेख हो चुका है एक विशेष सेना राजकुमार शेर सिंह तथा सिधा- 
वाला सरदारों के अधीन नदी के पार जहाँगीरा में पहले से ही ठहरी हुईं थी । 

जब हर प्रकार से तैयारी पूरी हो गईं तो सेना ने टिब्या की ओर प्रस्थान क्रिया। भागे में 
रणजीतसिंह स्वयं नंगी खड़ड हाथ में लिए हुए अपनी सेनाओं को श्रोत्साहित कर रहा था। और 


१ विस्तार के लिए देखो 'फतहनाम भ्री गुद खालसा जी का?, पिशौर युद्ध शलोक 
४५-५० | इस संबंध में वह लिखता हे-+- 
मूरल दुष्ट पठान .राद सिंदन सिर पग लाय 
बारमबार श्रजीम कहे, जय सिंह जान न पाय 
ताते आवने पंथे चल करे होई गुजरान 
म्हेछझुन का संग त्याग के आइयों सिंहन पास । 
लैपल ग्रिफ़न ने भी जय सिंह के इस कारण वापस आ जाने का ज़िक्र किया है। पृष्ठ ६७ 


>याक- 


9 ६) 
०8 ६ आम 


जा 
9. 40 95 42 


पेशावर विजय की पूसि 


गरजती हुईं ध्वनि के साथ उन के जयघोषों का उत्तर भी देता रहा। पहले प्यादा खेना आ 
बढ़ी, इस के पश्चात्‌ सवारी सेना के दस्ते भी चल पड़े । अफ़ग़ान सेना ने जिसे स्थिति की दृष्टि से 
हर प्रकार से बढ़ोतरी प्राप्त थी झ्राक्रमणकारियों को अधिक हानि पहुँचा कर पीछे घकेल दिया। 
हसी बीच में गोरखा पलटन और बाद में नजीब पल्लटन को पहले दुस्‍्तों की सहायता के खिए आगे 
बढ़ने की आज्ञा मिली । यह पलटन बड़ी चतुराई, संलग्नता झोर वीरता से लड़ीं। यद्यपि शञ्ञ 
की तुलना में हनकी बराबर की हानि हुईं किंतु उन्होंने एक बार बिगढ़ती हुईं स्थिति को बचा 
लिया । इंधर पठानों ने भी इस युद्ध को निर्णायक थुद्ध समझ लिया था क्योंकि थे देख रहे थे कि 
खालसा पिछल्ले चंद व्षो' से अटक नदी को पार करके आगे ही बढ़ता चला आा रहा है | इस लिए 
वे इस बात पर कटियद्ध थे कि सिक्‍खों को किसी प्रकार भी खेबर द्वार की दीवारों तक न पहुँचने 
दिया जाय, वरन्‌ उसे पराजित करके अटक के पार वापस पंजाब में धकेल दिया जाय । 

चुनांचे पठानों ने एक बहुसंख्य सेना के साथ एक बार फिर आक्रमण किया और खालसा 
सेना में ऐसी भयद्‌द मची कि रणजीतसिंदह विस्मित हो गया। परंतु अकाली फूला सिंह ने उस 
समय अपने साहसी अकाली दस्ते के साथ जवाबी हमला किया और सेंकड़ों पठानों को तलवार के 
घाट उतार दिया । किंतु दुर्भाग्य सं वीर फूला सिंह के मस्तक,पर एक गोली आ लगी और वह 
युद्धसस्‍्थल में ही खत्यु का प्राप्त हुआ । 

गाड़ियों की घोर हार 

इस वीर की झृत्यु पर. खालसा सेना को बढ़ा जोश आया । ग़ाज़ियों पर उस ने बड़े ज़ोर 
से आक्रमण किया, परंतु पठानों ने भी सामना करने में कोई कसर उठा न रक्खी। सैकड़ों बहादुर 
सिख नौजवान और अक्सर इस जंग में काम, आए । आखिर महाराजा ने आज्ञा दी कि तोपों को 
एक पंक्ति में गाढ़ कर शत्रु पर गोलाबारी की जाय | साथ ही फ़तह सिंह झअहलोवालिया और 
देसा सिंद्द मजीठा के अधीन दस्तों को आज्ञा दी गईं कि टिब्बा के पीछे जो समुलखिया सेना एकत्र हो 
रही है, उस पर शीघ्र धावा बोल दें जिस से क्षण भर में ही युद्ध का रूप बदल गया । अंत में 
पठानों के पैर उखढ़ गए, और वह्ठ मैदान छोड़ कर भागने लगे और रात के अंधेरे से लाभ उठा- 
कर पहाड़ियों में छिप गए | जफ़रनामा के लेखक दीवान 'ंमर नाथ के लेख के अनुसार चार हज़ार 
ग़ाजी इस युद्ध में मारे गये । सिख सेना के भी कई प्रसिद्ध अफ़सर बाबा फूलाधसिह, सरदार गरभा 
सिंह, करम सिंह चाहल आदि कत्ल हुए। 

मुहम्मद अज्ञीम ,खां नदी के पार यद्द सब कुछ देख रहा था, परंतु उस के लिए नदी पार 
करना बढ़ा कठिन था; क्योंकि उस के ठीक सामने के किनारे पर महाराजा का भारी तोपखाना और 
सेना जनरल बतूरा और सरदार ,हरीसिंह नलुवा के नेतृत्व में डटी हुई थी, और वह झपनी भारी 
तोपों से गोलों की ऐसी मुसलाधार वर्षा कर रही थी कि मुहम्मद | अजीम खां के लिए एक पग 
आगे बढ़ना कठिन था | जब मुहम्मद्‌ अजीम खां को ग़ाजियों के भागने की खबर मिली तो उस 
की रदह्दी-सही उम्मीदों पर भी पानी फिर गया । वहां से भाग कर मचनी में दुस लिया और आगे 


१ गणेशदास अपने छुंदों में बहुत ही सुदर ढंग से फूला सिंह के शहीद होने का वर्णन 
करते हुए लिखता है :-- 
फूला सिंह को मार के भये प्रसन्न पठान, अब सिंहन को जीत हैं मोयो बढ़ो बलवान । 
फूला सिंह जब मारयो सुनी सार सरकार, ऐसो सिंह महाबली बिरला हम दरबार | 
अकाली फूला सिंह के शव का बड़े आदर और सम्मान के साथ दाइ संस्कार किया गया 
और इस वीर सरदार की स्मृति को स्थायो रखने के लिए महाराजा ने पेशावर की राज्य-प्राप्ति 
के बाद सन्‌ १८३४ में इसी स्थान पर बाबा जी की समाधि बनवाई। 


११० रणजीतसिह 


के लिए पेशावर पर शासन पाने से ऐसा हताश हुआ कि काबुल पेहुँचन से पहले ही रास्ते में 


समर गया । 
सिख सेना ने भागते हुए पठानों का पीछा किया और उन के _खेमें, तोपं, घोड़े और ऊँट 


सब के सब उन के हाथ आए । यद्यपि इस युद्ध ! में खालसा सेना की बहुत द्वानि हुईं परंतु इस 
शानदार विजय का सरहद पर ऐसा प्रभाव हुआ कि जमरूद से मालाकंद और बुनीर से खतक तक 


के संपूर्ण इलाके में और पठानों के हृदयों पर उन का ऐसा रोब-दाब बैठा कि उस का प्रभाव अब 
तक नहीं गया । नि " 
महाराजा का पेशावर म॑ प्रवेश 
महाराजा ने दृश्तनगर के किले पर अधिकार कर लिया। १७ सा्च को घूमधाम के साथ 


पेशावर में प्रविष्ट हुआ । महाराजा की झाज्ञा से नगर में ढिढोरा पिटा कि किसी प्रकार की लूट मार 
न की जायगी | हिन्दू प्रजा ने महाराजा का सोश्साह स्वागत किया, इन्हें स्वतन्त्रता का यह 
दिवस ८०० वर्ष के पीछे देखना नसीब हुआ था । इनके हे की कोई सौमा न रही । घुनांचे सब 
लोग स्वतन्त्रता दिलवाने वाले शरे पंजाब का देखने के चान्हवान दो रहे थे, अतएवच जोक दुर 
जोक महाराजा के दुर्शन के लिए इकट्ट हान लगे श्रौर सच्चे दिल से उस का धन्यवाद किया। 


अमीरों ने भट प्रस्तुत कीं ! 
इस के कुछ दिनों बाद यार मुहम्मद खाँ ओर दोस्त मुद्ृम्मद खाँ दोनों भाई महाराजा के 


पास पेशावर में आए ओर स्पष्ट रूप से अधीनता स्वीकार कर के उन्हों ने पचास घोड़े, जिन में 
प्रसिद्ध घोड़ा 'गौदरबार' भी था, अन्य मूल्यवाय्‌ भेंरों सद्वित प्रस्तुत किये, अपनी गलती के 
लिए क्षमा माँगी, पेशावर का शासन पाने को प्रार्थना की, और महाराजा की मुँहमाँगी रकम कर- 
रूप में देने का वचन दिया । शेर पंजाब ने यह शर्ते स्वीकार कर लीं और एक लाख दस हजार 
रुपया वाषिक कर नियत कर के यार मुहम्मद खाँ को पेशावर का हाकिम नियुक्त कर दिया साथ 
ही उसे आज्ञा मिली कि एक हजार सवार जागीरदारी सेना के रूप में उसे रखनी होगी | उस के 
पद्‌ के अनुसार एक मूल्यवान्‌ खिलआअत, एक हाथी और एक उत्तम घोड़ा उसे प्रदान किया, और 
समस्त आवश्यक प्रबंध कर के स्वयं २७ प्रप्रत्त सन्‌ १८२४ को लाहौर पहुँच गया जहाँ बड़ी दीप- 
माला हुई ओर आनंद के उ्मव हुए ।ह 
रामानंद सराफ को मृत्यु सितंबर सन्‌ ८२३ ६० 

सितंबर सन्‌ १८२३ ३० में महाराजा का समाचार मिला कि अ्रस्तसर के प्रसिद्ध सर्राफ्र 
लाला रामानंद की रूत्यु हो गई है । यह वही व्यक्ति था जिस के पास सरकारी खजाना स्थापित 
होने से पूं महाराजा रणजीतसिदद की आमदनी ओर खु्चे का कुल द्विसाब रहा करता था। उस 
का महाराजा के दरबार में बड़ा आदर था । यह व्यक्ति बहुत मितव्ययी था और उस ने अपने जीवन- 


काल में बहुत-सा धन एकत्र कर लिया था ।” यदह्द बिना संतान सर गया । इस लिए मह्ठाराजा ने इस 


हि 


१ गनेश दास यह तिथि इस प्रकार वर्णित करता है-- 
समत अठ दस जानिए और उनासी मान। 
चैत मास सुभ दिन भयो, पेशोर जीत हठ ठान ॥ 

३२ ज़फरनामा,प्ृ८्ठ १४४ ५ 

3 गनेश दास बड़े सुंदर ढंग से वणन करता है :-- 

सरकार श्रोर सरदार सब श्रारा सो मिल पिशोर में 
हिन्दू ब्राह्मण खतरी,_ धन भाग्य हम इस ठोर में । 

४ जफरनामा, पष्ठ १५४-१४५ । गनेश दास भी श्रपने छुंदों में प्रसिद्ध घोड़े श्रथांत्‌ 
“गौहरबार! की चर्चा करता है। “/ रामानंद का मितव्यय एक कहावत हो गया था। दीवान 
अमरनाथ जफरनामा?, पृष्ठ १५६, में लिखते हैं कि लोग सबेरे के समय उस का नाम मुंह से नहीं 
निकालते ये कि कहीं उन्हें दिन भर भोजन न प्रास हो । 


पेशावर विजय की पूर्ति १११ 


के माल ओर झसबाय का कुछ भाग तो उस के भतीजे शिव दयाल के पास रहने दिया; शेष २० 
लाख के करोब नक॒दु रुपया सरकार ने जब्त कर लिया, जो बाद में लाहोर की शहरपनाइ की 
मरम्मत में ब्यय हुआ । 
डेरा ग़ाज़ी स्रां में विद्रेह--अक्तूबर सन्‌ १८२३ इई० 

दशहरा के समाप्त होने पर महाराजा ने अ्रपना ध्यान ढेरा ग़ाजी खां की ओर दिया। 
यहां का जमींदार सरदार असद खां कुछ उदंड होता जा रह्या था, और नवाब बहावत्लपूर, जिस को 
महाराजा ने यह इलाक़ा हजारा में दे रखा था, के वश में नहीं आता था। अतएव महाराजा ने 
एक दुल सेना के साथ सिंध नदी पार किया ओर उद्दंड जमींदारों से तीन लाख रुपए दुंढ-रूप 
में वसूल किए, और सरदार असद खां ने अपना बेटा वचन-पूति के रूप में महाराजा के साथ 
लाहौर भेजा । ेु 

अनुरोध चंद के इलाक़ की प्राप्ति 

दिसंबर सन्‌ $्२३ ई० में राजा संसार चंद की रूत्यु दो गईं । महाराजा ने उस के बेटे 
झनिरुद्ध चंद को राज्य की खिलअ्मत प्रदान की ओर एक लाख रुपया भेंट में वसूत्र किया | परंतु 
बाप की गद्दी पर अ्रधिक काल तक बैठना उस के भाग्य में न था। जम्मू के राजा ध्यान सिंह के 
प्रारव्ध का सितारा उन दिनों उन्नति पर था | उस ने इच्छा प्रकट की कि उस के बेटे हीरा सिह 
का विवाह राजा संसार चंद की बेटी से हों जाय । महाराजा ने अनिरुद्ध चंद को इस पर विवश 
किया, परंतु वद अपना वंश जम्मू के राजपूतों से उच्चतर समझता था इस लिए वह और उस की 
माता इंस संबंध पर राजी न हुए | झतएव अनिरुद् चंद अवसर पाकर अपने कुदुब समेत सतत्धज 
पार भाग गया ओर अपनी दोनों बदहिनों का विवाह गढ़वाल के राजा से कर दिया। भद्दाराजा ने 
उस के इलाके पर अधिकार कर लिया, ओर राजा संसार चंद की दूसरी दो बेटियों के साथ जो एक 
गुलाब दासी की कोख से थी, महाराजा ने आप विवाह कर लिया और संसार चंद के दूसरे बेटे 
फ़तेह चंद को एक लाख की जागीर प्रदान कर दी । 

सिश्न दीवान चंद की मृत्य 

मिश्र दीवान चंद महाराजा के दरबार का एक उच्च व्यक्ति था, जिस ने मुल्तान, कश्मीर 
झोर मनकेरा की विजयों में बड़ा भाग लिया था। वह मौजा गेंदुलांवाला जिला गुजरांवाद्दे के एक 
निधन ब्राह्मण घराने में पेदा हुआ था । जब बढ़ा हुआ तो महाराजा की सेना के तोप विभाग में 
गोलची के रूप में नौकर हुआ । थोड़े ही समय में महाराजा को उस की वोरता का प॑ता चल गया 
झोर वह उन्नति करता-करता जनरल के पद पर जा पहुँचा | झ्यानक कौलंज (शूत्र) का द्॒द हुआ 
झोर * सावन संवत्‌ १८८२ वि०, तदनुसार १६ जूकाई १८२९ ई० को हस झअसार संसार से चत्त 
बसा । मद्दाराआ को हस बहादुर जनरल के मरने का बढ़ा रंज हुआ | दीवान के शव का, फ्रौजी 
नियमों के अनुसार बढ़े आदर व प्रतिष्ठा के साथ दाह किया गया। महाराजा मिश्र दीवान चंद के 
संबंध में ऊँची राय रखता था, और उसे दर प्रकार से प्रसन्न रखता था । 


जनरल वंतूरा का विवाह--सन्‌ १८२४ इ० 


इसी वर्ष जनरस्त विंतूरा का विवाह एक अंग्रेज स्री से हुआ जिस का प्रबंध कप्तान बेड से 


लुधियाना में किया था | महाराजा ने हस अवसर पर यवंत्रा को दस हजार रुपया तंबूत्ता में दिया 
ओर तीस हजार रुपया झमीरों और रईसों ने दिया । 


सरदार फतेह सिंह अहलूबाज़िया की अप्रसन्नंता--सन्‌ १८२६ से १८९८ ६० तक 
सरदार क़तेह सिह झदजूवाक्षिया का वकीज़ चौधरी क्रादिर बह़्य जो महाराजा के दरबार 


११३ रणजीतसिद 


में रहा करता था अत्यंत षढ़यंत्री मनुष्य था। उस ने कुछ समय से उपयुक्त सरदार के विशेष परा- 
मशंकारी दीवान शेर भल्ती खां के साथ मिल कर सरदार साहब को लाहीर दरबार से ग़लत ख़बर ' 
सेजनी आरंभ की थीं। सरदार फ़तेह सिंद्द शेर अली पर पूरा भरोसा रखता था और सदा उस के 
परामश पर चलता था | अब दोनों ही द्वारा उसे यह बतलाया गया कि महाराजा शीघ्र ही उस के 
इलाके पर हाथ साफ़ करना चाहता है, ओर उस की जान व माल का भय है। झतएवं उसे सत- 
लज पार के इलाके में मेज दिया | यद्यपि इस में कोई सचाई न थी ओर न सरदार के पास ही 
ऐसा मान ख्ेने का कोई कारण था, परंतु महाराजा कई एक सरदारों से ऐसा व्यवहार कर चुका 
था ओर हाल ही में रानी सदा कौर के इलाक़ों पर अपना झधिकार जमा चुका था, इस लिए 
सरदार फ़तेह सिद्द के दिल में भी संदेह हो गया, भर क़ादिर बरुश और शेर अली के दाब में 
आकर अपने कटुंब समेत कप्रथला से भाग कर जगराँव में शरण ली, जो झंग्रेजी राज्य के अंतर्गत 
था। अंग्रेजी एजेंट ने उसे अपने इलाक़े में रखने से साफ़ इन्कार कर दिया और साथ ही यह कह 
दिया कि हम मद्दाराजा ओर आप के संबंध में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहते । अतएव सरदार 
फ़तेह सिह बढ़ी असमंजस की अवस्था में था | उधर मद्दाराजा के जी में भी कोई पाप न था इस 
लिए वह भी चिंतित ओर दुखी था । अतएव महाराजा ने पत्न-व्यवहार आरंभ किया ओर सरदार 
को विश्वास दिलाया कि यदि वह वापस आ जाय तो उस का बाल भी बाँका न होगा । जब सर- 
दार फ़तेह सिह वापस आने के लिए मान गया तो महाराजा ने अपने पोते कुबर नोनिद्दाल सिंह 
झोर राजा ध्यान सिंद्द को उस का स्वागत करने के लिए जगरांवाँ भेजा । जब सरदार दरबार में 
प्रस्तुत हुआ को बड़ा करुण इश्य दिखाई दिया। सरदार फ़तेद् सिंह ने अपनी तत्नवार निकाल कर 
महाराजा के चरणों पर ढाल दी ओर प्रेममरी रुकती हुईं जबान से प्रार्थना की कि इस ग़लती के 
दुंढ-स्वरूप मुझे मेरी तलवार से दंड दिया जाय । डस समय तमाम दरबार में सन्नाटा छा गया। 
यह देख कर महाराजा रणजंतसिंदद का दिल्न भो भर आया ओर उस की भराँख़ से टपटप आँसू गिरने 
लगे । गद्दी से उठ कर सरदार को बग़ल में ले लिया, उस की तलवार अपने द्वाथ से स्थान में 
डाल कर उसे दे दी, और उसे दर प्रकार सांत्वना दो। क्रोध या शिकायत करने के स्थान पर 
मृल्यवान्‌ ख़िलझत और सजा हुआ द्वाथी सरदार साहब को प्रदान किया। दूसरे दिन महाराजा 
स्वय सरदार फ्रतेद्द सिंह के निवासस्थान पर गया और पहले को भाँति उस के इलाक़े की हुकूमत 


प्रदान की । | कर 
अंग्रेज़ी डाक्टर का आगमन--जूलाई १८२६ ० 


जूलाई १८२६ ह० में महाराजा अधिक बीमार पढ़ गया । झतएवं झंग्र जी सरकार की ओर 
से डाक्टर मरे की सेवा प्रस्तुत की गहँ। महाराजा की ओर से डाक्टर मरे का ,खूब आदरपूर्वक 
स्वागत हुआ । एक सो रुपया रोज डाक्टर साहब की दावत के लिए दरबार से मंजूर हुआ | इस 
के अतिरिक्त अपने विश्वास तथा प्रथा के अनुसार इजारों ब्राह्मणों को पूजा पर बैठाया गया । जब 
मद्दा राजा को स्वास्थ्य-ल्वाभ हुआ तो हजारों रुपये दान किए गए । 

कश्मीर का भूचाल--सन्‌ १८२७ इ० 

सन्‌ १८२७ में कश्मोर में भारी भूंचाल आया जिस से हजारों जानें नष्ट हुईं, मकान गिर 
गए ओर हजारों की संख्या में लोग बेघर तथा निर्धन हो गए। दीवान कृपारासम, कश्मीर के शासक, 
ने मद्दाराजा की सेवा में प्रजा को बुरी दृशा का समाचार भेजा और उस की सिक्रारिश से उस वर्ष 
की मालखगुजारी माफ कर दी गईं।'* 


» 4० नम्वानन+-++क+-+ बनतफवानननमनक-क>-+-3५०++-+++७३००७० 


१ विस्तृत वर्णन के लिए देखिए सोइनलाल द० २, पृष्ठ २४३ * दीवान अमरनाथ के 
झनुमान के अनुसार नौ इज़ार मकान गिर गए, चालीस हज़ार मनुष्य मृत्यु के ग्राथ बने ओर एक 
लाख रुपए का माल नष्ट हुश्रा । देखिए जुक्वरनामा, पृष्ठ १७६, और सोइनलाल द्‌० २, पृष्ठ ३४७० 


पेशावर-विजय की पूति है 


लाहौर;में द्ेजे का प्रकोप 


हसी वर्ष लाहौर में हैजे का प्रकोप भी हुआ । सकडढ़ों आदमी नित्य मरने लगे । उस समय 
महाराजा ने सरकारी औषधालयों से मुफ्त औषध दिये जाने की भ्राज्ञा प्रचारित की और हर प्रकार 
से प्रजा की सहायता की । खरदार बुध सिंह सिधानवालिया भी इसी बीमारी का शिकार हुआ । 
सेयद अद्दमद का विद्रोह् मिटा कर पेशावर से वापस झाये अभी इस वीर को दो मास ही हुए थे। 
सरदार के इताज के लिए महाराजा ने अपना खास हकीम फकीर अजीजुद्दीन सरदार के पास 
भेजा प्रसन्तु वह यथ न सका | 

शिमले में सिख मिशन--सन्‌ १८२७ इ० 

लाड एमहस्ट हस वर्ष ग्रीष्म ऋतु बिताने के लिए कल्तकपत्ते से चल कर शिमला आया। झत- 
एवं महाराजा रणजीतसिंह ने उस का स्वागत करने के लिए दीवान मोतीराम झोर फकीर अजीज॒ददीन 
को मृल्यवान्‌ भेंट देकर शिमला भेजा, जिनमें कश्मीरी पश्मीने का विशाल शामियाना, कुछ उत्तम 
घोड़े, एक बढ़ा हाथी और शाल का एक श्रत्यंत संदर खेमा, जो कि हंग्लेंड के शाह के लि, था, 
सम्मिलित थे । शिमन्ले में ग्रादर व समारोह के साथ इन का स्वागत हुआ । कप्तान बेड जो लुधि- 
याने में अंग्रेजी सरकार का एजेंट था इन का मेजुबान नियत हुआ | इन को बिदा करने के लिए 
गवनर जनरल की झोर से एक विशाल दरबार किया गया। इस के बाद अंग्रेजी सरकार के उच्च 
अफ़सरों का एक गुट्ट महाराजा से भेंट करने के लिए शिमले से चला, और मूल्यवान भेंट, जिन में 
दो भ्रष्छे विलायती घोड़े, चाँदी के हौदे सं सजा हाथी, रलों से जड़ी हुईं तलवार, दोनाली बंदूक, 
नई रीति का तमंचा, हीरे से जड़े हुए दो भाले, कमख़ाब के कुछ थान सम्मिलित थे, अपने साथ 
लाए, भर दीवान मोती राम ओर फ़क़ोर अजीजुद्दीन को भी उत्तम खिलझते मिल्रीं । 

ध्यान सिह और हीरा सिंह--१८२८ है० 

इस से पूरब इस बात का संकेत किया जा चुका दे कि राजा गुलाब सिंह, ध्यान सिंह और 
सुचेत सिंह का भाग्य-नक्षत्र दिन-दूना रात-चौगुना उन्नति पर था। महाराजा इन तीनों भाईयों पर 
मुग्ध था | विशेष कर ध्यान सिंह दरबार में बहुत प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुका था । सन्‌ १८१८ ई० में 
यह जमादार ड्योढ़ी के ऊँचे पद पर नियुक्त हो चुका था भौर गुलाब सिंद्द तथा सुचेत सिंह राजा 
की पद॒वी प्राप्त कर चुके थे। ध्यान सिंह इस समय प्रधान सचिव के पद्‌ पर आसीन था। उस के 
पदु को और भी उच्च करने के लिए महाराजा ने वैसाखी के दिन दरबार आम किया । राजा ध्यान 
सिंह को मल्यवान्‌ खिलअत प्रदान करके राजतिलक दिया गया ओर “राजए-राजगान राजएु-हिदपत 
राजा ध्यान सिंह बहादुर” की उपाधि प्रदान की ।' 

राजा ध्यान सिंह का बेटा हीरा सिंह जो बड़ा सुन्दर और सचेत युवक था, उन दिनों 
महाराजा का कृपापत्र बन रहा था| अतएवं महाराजा ने उसे भी राजा की उपाधि दी और स्वयं 
अपने हाथ से उस के माथे पर राजतिल्लषक लगाया | उस वंश का सामाजिक सम्मान बढ़ाने के लिए 
महाराजा ने यह प्रयरन भी किया कि हीरा सिंह का विवाह राजा संसार चंद की बेटी से हो जाय । 
इस की चर्चा पहले हो चुकी है । 

खलीफा सैयद्‌ अहमद का विद्रोह -सन्‌ १८२७-३१ ई० 

हसी वर्ष पेशावर से समाचार आए कि यूसूफजई के इलाके में सैयद अहमद ने बढ़ा विद्रोह 

सथा रक्ख है। सैयद अहमद का वास्तविक नाम समीर झंदमद्‌ था। वह जिखा बरेली का निवासी 


3 ज़फ़रनामा, पृ० १८४ 
१९ 


नजर 


११४ रणजीतसिह 


था | आरंभ में यह अमोर ख़ाँ रुद्देला को सेवा में नोकर था | परंतु जब अभीर खाँ ने अंग्रेजों की 
प्रभुता स्वीकार कर ली यह उस को नोकरी छोड़ आया ओर दिल्ली में रह कर इसलाम धर्म के प्रचार 
में लग गया । बाद में उसकी द्ैसियत एक धामिक नेता की हो गई। सन्‌ १८२१ हूं० में खलीफा 
सेयद अहमद मक्का व मदीना की तीथ्थयात्रा को गए थे, फिर ३ वर्ष के पीछे हिन्दुस्तान में जब 
वाप्रस आए तो उन के सैकढ़ों मुरीद हो गए, भोर हजारों रुपया उन के पास ञझञाना घुरू हो गया। 
दिल्‍ली के दो-तीन योग्य ओर मसिद्ध विद्वान, मोलवी अब्दुल्हई और मोलवी इृस्माइल इत्यादि उन 
के साथ हो गए । इस्लाम धर्म में जो त्रुटियाँ आ गईं थीं उनको यद्द लोग निकाल देना चाइते थे, 
साथ ही उनको यह अनुभव कर के शोक होता था कि बड़ी तीच्र गति से इस्लामी राजधानियाँ 
अपनी शक्ति और अपना सम्सान ख्रो रही हैं शोर उनका स्थान देश में अंग्रेज, मरहठे तथा सिख 
ले रहे हैं । चुनाँचे इन दोनों बातों की श्रोर वह मुसलमानों का ध्यान दिलवाना झौर उन को 
जिहाद के लिये प्रेरणा करना चाहते थे । 

मन में तो खलीफ़ा अंग्रेजों के भी विरद्ध था परन्तु उसे यह स्पष्ट' हो चुका था 
कि इनके साथ रूगढ़ा छेड़ देने से उसे अयने कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होगी । इसके चलाए हुए 
झांदोलन के केन्द्रीय स्थान अंप्रेजी इलाके में ही थे जेप्ते पटना, लखनऊ और देदल्ली जिनको अंग्रेज 
अफ़सर शीघ्र ही दुबा सकते थे, अतरुव खलीफा ने सिक्तखों की मुसलमान जनता को जाकर भडु- 
काने का फेसला किया । पंजाब के सरहदी हलके में पठाम लोग निवास करते थे, यह अनपढ़ भी 
थे और घमे (मजहब) के दीवाने भी, तथा मोलवियां झोर क्ाज़ियों के कथनानुसार चलते थे इसलिए 
खलीफ़ा का काम इस प्रांत में आसन था; तथा अप्रेज भी इसकी कार्येवादियों पर झांख बंद कर 
लेते थे क्योंकि हनको भी यही माता था कि रणजीतसिह के राज्य में कुछ गढ़बढ़ मची रहे । 

अब खलीफ़ा और उसके साथी शिक्रारपुर, सिंध होते हुए कंघार और फिर काब॒ल पहुँचे । 
वहां अपने घामिक मंतब्यों की शिक्षा आरंभ कर दी । वहां ज्यादा सफलता न हुईं। बाद में पेशावर 
झाये; मुहम्मदी मंडा ऊँचा किया, जिसके नीचे पख्ली, धमतूर, सवेत और बुनेर इत्यादि इलाक़ों 
के अफग़ान क़बीलों ने एकत्रित होना झारंभ कर दिया । उन्हों ने सिक्‍खों के विरुद्ध जिहाद (घमे- 
युद्ध) का फ़तवा दिया ।" जिस पर संपूर्ण खरददी सूबे में विद्वोह्ठ फेल गया । स्वाभाविक रूप से 
महाराजा रणजीतसिह को अपने थानों, चोकियों ओर गढ़ों के लिए जो अटक पार स्थित थे, ढर 
पैदा हो गया । हजारे का यह इलाका पहले ही से बिगड़ा हुश्रा था | चुनांचे इसको दंड देने के लिए 
महाराजा ने मार्च १८२७ में सिधानवालिया सरदार बुद्धर्सिह के नेतृत्व में फ़ोज का एक दुल लाहौर 
से भेजा ओर पेशावर के शासक यार मुहम्मद ख़ा को भ्राज्ञा दी कि वह अपनी सेना उनकी सहायता 
के लिए भेजे | बुद्ध सिंह ने जाते ही झटक पार कर लिया भर खतक के इलाके में अकोड़ा के स्थान 
पर ढेरा डाल दिया, ताकि शत्रु को किला अटठक तथा खैराबाद की भोर जाने से रोक दे । 

अकोड़ा का युद्ध 

खतक-घंश का सरदार फीरोज़खाँ सन्‌ १८२३ में सर चुका था । अब उसके बेटे भ्रम्बास 
खाँ तथा छोटे भाई में सरदारी के लिए लड़ाई छिड़ गई | पेशावर-नरेश यार मुहम्मद खां ने 
झठबास खां को अपने पास पेशावर में कैद कर रखा था और उसके चचा को खतक़ भ्रदेश की 
सरदारी सॉप दी थी। महाराजा रणजीतसिंह अब्बास खां को अपने हाथ में रखना चाहता था। 
खलीफा ने फीरोज़ स्रां के भाई की सहायता से जो कि इस भ्रदेश को भ्रच्छी तरह जानता था, 
झवसर पाकर एक रात सहसा सरदार बुद्धसिह के ढेरे पर धावा बोस दिया ।डेढु-दो घंटे तक 


का्चिल्लिनन+ +++5+ः 3 


' ज्फ़रनामा, पृ० १७५ 


पेशावर-विज्ञय की पूति ११९१ 


घमासानयुद्ध हुआ। चार सौ से अधिक सिक्‍ख सेनिक मारे गये किन्तु श्र, की भी काफी हानि 
हुईं | झाखिर पठानों ने वहाँ से भागने में ही भलाई समझी । 
जहाँगीरे का मोर्चा 
यद्यपि सरदार बुद्धसिंह की सेना ने रात्रि के आक्रमण का डटकर मुझायला किया और अंत 
में झफगानी कटक को लौटने पर मजबूर कर दिया, तथापि सिंधावालिया सरदारों ने भलाई इसी 
में समझी कि किसी सुरक्षित स्थान पर मोर्चा लगाया जाय । चुनांचे सवेरा होते ही उन्होंने दस 
मील पीछे की ओर जाकर जहांगीरा के स्थान पर अपने मोच पक्के कर लिये। यहां पर महाराजा 
की भेजी हुईं दूसरी सेना राजा गुलाब सिंद्र, राजा खुचेत सिहद, सरदार श्याम सिंह, जय सिंह 
तथा जगत 'सिद्द अठारीवालों की कमान में उनसे झा मिली। इसके अतिरिक्त डेरा चहार 
यारी और डेरा अरदलियां के घुड़लवार भी आ पहुँचे | खालसा सेना की कुल संख्या दूस हआर 
के लगभग हो गईं ओर उनके पास दस-बारह तोपं भी थीं । 
किंतु इसी बीच में खलीफा की सेना की संख्या में भी बहुत वृद्धि हो गई झोर सरदार 
यार मुहम्मद खां पेशावरवाला भी उसके साथ आ मिला । सब ने मिलकर खालसा मोर्चो को 
झा घेरा | सरदार बुद्ध सिंद्द जरा भी न घबराया । उसने अपने मो्च के गिदं तोपें, जंबूरेक तथा 
रहकले गाढ़कर उनकी सुरक्षा का प्रबन्ध कर लिया और लाहौर से अधिक सद्दायता मेगवा भेजी । 


गींदड़ गलला की लड़ाई 
दोनों सेनाएँ एक दूसरे के विरुद्ध तेयार खड़ी थीं। पठान लोग झवसर पाकर खालसा 
सेना के इक्फे-दुक्के डेरों पर छापे मारा करते ओर खालसा सेना की माली व जानी हानि कर 
जाते | शन्न -दुल जो कि चप्पा-चप्पा धरती से परिचित था, एक दिन तंग पहाड़ी दर्रो की राह 
से निकलकर सहसा गींदढ गल्ला के स्थान पर आ विद्यमान हुआ और खालसा मोर्चों पर झा 
पड़ा । पहल्ले तो खालसा सेना के लिए सम्हलना कठिन हो गया किंतु सरदार हरि सिंह के लल- 
कारने पर एक ओर से गुलाब सिद्द तथा दूसरी ओर से राजा सुचेत सिंह के नेतृत्व में राजपूत 


योद्धा पठानों के मुकाबल्ले पर डट गये । दो दी छड़ी में युद्ध का पांसा पलट गया और शत्र वहां 
से भागने पर विवश हो गया। 


सैदो गाँव का युद्ध 

नियमानुसार ऐसे झवसर पर महाराजा को लाहौर में रणभूमि से दैनिक समाचार-पश्र 
झाया करते थे । चुनांचे झ्पनी सेना फी विवशता को देखकर महाराजा ने शीघ्र ही सद्दायता भेज 
दी । इस सहायक सेना की कमान राजकुमार शेरसिंह के हाथ में दी गईं झौर राजकुमार की 
सहायता व सल्लाह के लिये फ्रांसीसी जरनैल्ल वन्तुरा को भी साथ भेजा गया । यह सेना दिन- 
रात चलती हुई शीघ्र ही झरटक के पास झा पहुँची । ज्योंही शत्र्‌ को इस सहायक-सेना के आने 
की सूचना मिल्ती तो उसने यह निश्चय कर लिया कि इस ताज़ा दम सेना के पहुँचने से पहले 
खालसा के साथ निशोायक युद्ध कर छ्लेना चाहिये | घुनांचे ऐसा ही हुआ । खलीफा ने पक बड़े 
पैमाने पर झ्ाक्रमण शुरू कर दिया | इधर खालसा सेना की नाका-बन्दी हुये कई दिन दो चुके 
थे । उनके मो्चों में खाद्य-पदार्थों की कमी हो रदह्दी थी । चुनांचे वे भी निकल ,खड़े हुये | आखिर 
सैदो के स्थान के पास १४ फागुन, सम्वत्‌ १८मई वि० वाले दिन वह घमासान रगा हुआ कि 


* गणेशदास ने इस घटना काश्रपने छन्दों में विस्तार पूंक वर्णन किया है। 


११६ रणजीतसिह 


लाशों के ढेर लग गये । दीवान अमरनाथ के अनुमानानुसार खलीफा के छः हजार आदमी 
मारे गये । 

अभी युद्ध का परिणाम बीच में ही लटक रहा था कि बुद्धिमान सरदार बुद्धसिह की 
नीति अपना फल लाईं। हसके सममराने-बुझाने पर यार मुहम्मद खां ने सेयद्‌ अहमद खलीफा 
का साथ छोड़ दिया | इसका परिणाम यह निकला कि मुलणख्या अफगानी सेना सुशिक्षित खालसा 
दल के सामने बहुत देर न ठहर सकी | खलौफा भी अवसर पाकर झअपने चोटी के दो चार साथियों 
समेत भाग निकला और सारी युद्ध-सामग्री खालसा के हाथ लगी । 


यार मुहम्मद्‌ का दोबारा पेशावर का शासक नियक्त होना 


खलीफा सैयद अहमद अभी भाग ही रहा था कि राजकुमार शेर सिंह तथा कफ्रांसीसी 
जनरल चन्‍्तुरा अटक नदी को पार करके रणमूपति में आ धमके। यार मुहम्मद खां राजकुमार 
सम्मुख उपस्थित हुआ और अपने किये पर पछुताया। घुनांचे राजकुमार ने पेशावर राज्य का 
शासन-प्रबन्ब फिर उसी को सॉंप दिया और स्वयं खालसा सेना के साथ वापस लाहौर हो लिया । 


सरदार यार मुहम्मद का वध 


उसके अगले वर्ष ख़ल्लीफ़ा सैयद अहमद ने एक ओर प्रस्ताव किया और अपने मुरीदों को 
सरदार यार मुहम्मद ख़ां के विरुद्ध उभाडदा कि यह व्यक्ति सिखों की अधीनता स्वीकार करता है, 
झतएव इसे ठीक करना चाहिए । चालीस हजार ग़ाज़ियों की सेना एकत्र करके ख़ब्बीफ़ा ने पेशावर 
पर झाक्रमण कर दिया और ब।रकज़ई सरदार को परास्त करके स्वयं पेशावर पर अधिकारी हो 
गया । सरदार यार मुहम्मद इस युद्ध में मारा गया ओर उसका तोपमख़ाना सैयद मुहम्मद के 
हाथ आया । 

सुल्तान मुहम्मद ख्रां की नियुक्ति--सन्‌ १८३० इ० 

पेशावर पर सेयद्‌ अहमद का अधिकार हो जाने के कारण रणजीतर्सिह कुछ घबराया | तुरंत, 
राजकुमार शेरसिह और जनरल वितूरा को, जो उस समय अझटक के झास-पास दौरा कर रहे थे 
यह झ्राज्ञा मिली कि वह पेशावर पहुँचे' । उन्होंने जाते ही सयद भझद्दमद्‌ के लश्कर को घेर त्रिया 
और घमासान युद्ध के उपरांत पेशावर पर अधिकार कर लिया । सेयद अहमद ख़ो यहां से भाग 
गया । महाराजा ने यार मुहम्मद्‌ के भाई सुल्तान मुहम्मद ख़ां को वापस ब॒ला लिया और पेशावर 
के शासन-पद पर नियुक्त किया | 

लैला नामी घोड़ा 

लैला नामी घोड़ा झपने समय का प्रसिद्ध और असामान्य जानवर था, जो बारकज़ई सर- 
दार के अधिकार में था। दीवान अमरनाथ के ब्लेख से प्रतीत होता है कि इस घोड़े के लिए रूम 
के बादुशाह और शाह ईरान की तरफ़ से बारकजई सरदारों के पास माँगें आईं थीं, जिस के बदले 
वह बहुत घन देने”को तैयार थे । पिछले वर्ष महाराज रणजीतसिद्द ने भी उस के लिए प्रयरन किया 
था, परंतु यार मुहम्मद ने यह कहकर टाल दिया था कि वह घोड़ा मर चुका है, और उसके बदल्े 
अन्य संदर और अच्छी चाल के घोड़े महाराजा को भेंट कर के अपना पीछा छुड़ा लिया था। अत- 
एवं इसे पेशावर की सरदारी प्रदान करने से पू्ष महाराजा ने लैला को माँगा ओर सुल्तान मुहस्मद्‌ 


ज १ खलीफा के अनुमान अ्नुधार १००० सिख से मिक मारे गये । दे० इणिडियन द्विस्टारिकल 
रकाड प्रोसीडिग्न, जनवरी १६४४ पृ० १७७। 


पेशावर-विजय की पूति १९७ 


ख़ा ने यह अद्वितीय घोड़ा महाराजा को भेंट कर दिया | इस ज़॒शी में महराजा ने वंतूरा को जो 
घोड़े को अपने साथ लाया था दो हजार रुपये मुल्य की खिल्षअत प्रदान की । 
सैयद्‌ अहमद की सृत्य--मई सन्‌ १८३१ ६० 

महाराजा की सेना ज्योंही पेशावर से चापस आईं खलीफ़ा सेयद अहमद ने फिर विद्रोह 
खड़ा किया | एक साल से अधिक यही क्रम जारी रहाँ। सुल्तान मुहम्मद खाँ उन्हें परास्त करता 
परंतु कभी-कमी वह सुल्तान की अपेक्षा प्रबल सिद्ध होते । अंत में कई कारणों से अफगान कोग 
खलीफा से विमुख हो गये ओर उनकी हत्या पर तुल गये।' झतएव वह यूसुफजई इलाफे से 
निकलकर मुज़फ्फ़राबाद जिले में चल्ने आये, क्योंकि यहाँ अभी तक उनमें विश्वास करने वाले 
शेष थे | इस लिए उनकी सहायता से झग्रेल १८३१ ई० में खल्ीफ़ा न किला मुजफ़्फ़रायाद में 
मोर्चा लगा दिया | कुछ समय तक खालसा सेना के साथ यहां पर युद्ध चलता रहा। अंत में मई 
सन्‌ १८३१ में एक मुठभेढ़ में खलीफ़ा ओर उनके सलाहकार मौलदी इस्माइल, दोनों बालाकोट 
के स्थान पर शहीद हो गये झोौर यह विद्रोह समाप्त हो गया ।'* 


काश्मीर का कुप्रबन्ध 


कुछ समय से काश्मीर का सूबा राजकुमार शेरसिह के अधीन था । दीवान बिसाखा सिंह 
उसका माल अफसर था । परंतु दीवान ने ईमानदारी के नियमों का पालन न किया और न राज- 
कुमार ने ही रियासत के प्रबंध की ओर ध्यान दिया | अतपुव महाराजा के पास काश्मीर के 
कुप्रबंध के समाचार लगातार आने लगे | रणजीतसिद ने जमादार खुशहाल सिंह, भाई गुरमुख 
सिंह और शेश्व गुलाम मुहीउद्दोन को प्रबंध के सुधारने के लिए भेजा । परन्तु ऐसा जान पढ़ता है 
हन्दों ने भी प्राय: प्रजा का खून चूसना ही उचित समभा | 


काश्मीर में अकाल 


इसी वर्ष काश्मीर में फसल न होने के कारण अकाल पढ़ गया, जो हृतना प्रबल था कि 
हज़ारों घराने अपने देश से विदा होकर पंजाब तथा देश के दूसरे भागों में जा बसे । दीवान अमर 
नाथ के लेख से मालूम होता है कि ऐसा भयंकर अकाल काश्मीर में पिछल्ने दो सौ वर्षों में नहीं 
देखा गया था। महाराजा ने हुस अवसर पर बड़ी उदारता से काम लिया | लाहौर रुथा अमृतसर 
में असहायों की सहायता के लिये जगह जगह पर गल्लेखाने खोल दिये गये, जहाँ अ्काल-पीढ़ितों 
को भोजन का सामान मुफ़्त मिलता था, व सरकारी गोदामों से हजारों मन गेहूँ काश्मीर भेजा 
गया | जो झनाज व्यापारी लोगों ने कार्मीर भेजा उसको भी महाराजा ने महसूल चंगी से 
मुक्त कर दिया । 


दीवान विसाखासिह और शेख गुलाम मुह्दीउद्दोन को दण्ड 
महाराजा को संदेह था कि इन दो व्यक्तियों ने मिलकर सरकारी रुपया हड़प लिया 


१ खलीफ़ा और उसके हिंदुस्तानी मौलवी और काज़ों दिन प्रति दिन नये नये फ़तवे 
दिया करते और शादी विवाह की प्रचलित रसमों में भी हस्तक्षेप किया करते जो पठानों को स्वीकार 
न थीं। * दीवान अमरनाथ इस संबंध में लिखते हैं कि कु वर शेरसिह ने जो इस समय खालसा 
सेना का नायक था खलीफा की लाश को श्रपने सामने मंगवाया श्रौर एक कुशल चित्रकार से 
उसका चित्र बनवाया । जो बाद में राजकुमार ने महाराजा की सेवा में पेश किया । महाराजा ने 
चित्र को देखकर अ्रपने वीर शत्र, को बड़ी प्रशंसा की। (जफ़रनामा-रणर्जीतसिंह ५० १६५) | 
सैयद मुहम्मद लतीफ़ का लिखना कि कुवर शेरसिंह ने खलीफ़ा का सिर कटवाकर महाराजा 
के पास लाहदीर भेजा था, नितांत मिथ्या और निराधार है। 


११४६ रणजीतर्सिह 


है । झ्तएव दोनों दुणड के पात्र हुये । बिसाखा सिंह पाँव में जंजीर बाँधकर लाहोर लाया गया 
ओर चार लाख रुपया उससे प्राप्त किया गया। शेख गुलाम मुहीउद्दीन के संबंध में महाराजा को 
बताया गया कि उसने अपने वासस्थान होशियारपुर में अपने मकान में नकद रुपया ज़मीन में 
गाड़ रखा है और संदेह को मिटाने के लिये अपने मुशिद्‌ की कन्र उस स्थान पर बनवा ली है । 
महाराजा की आज्ञा से यह कब खुदवाई गईं जिसमें से नो लाख रुपया मल्य का सोने चाँदी और 
नक़द्‌ रुपया प्राप्त 'हुआ, जिस पर महाराजा ने ब्यंग में शेख से कहा कि तुम्हारे मुशिद्‌ की पूजा 
व्यर्थ नहीं गई क्योंकि उसकी हड़िडयाँ सोने चाँदी में बदल गई हैं | शेख अपने पद से हटाया 
गया ओर यह तमाम रुपया सरकारी खज़ाने में दाखिल हुआ । 


कुँवर नौनिहाल सिंह का बिवाह ( मांच १८३८ ई० 3 
कुँवर नौनिद्दाल सिह का विवाह सरदार शाम सिंह अटारी वाल्ले की सपुत्री के साथ हुआ 
था । महाराजा रणजीत सिंह के जीवन के अन्तिम दो वर्षों में यह एक विशेष घटना है । इस 
झवसर पर लगातार कई दिन तक खुशी के उत्सव मनाये गये जिसमें महाराजा के दरबारी और 
लाहौर तथा अम्गरतसर के बड़े-बड़े धनाढ्य व्यक्ति सम्मिलित हुये ! लगभग प्रत्येक उत्सव में तमाशा 
देखने के लिये आने वाले निधन लोगों को नक़द रुपये पेसे प्रदान किये जाते थे। 


हस प्रकार घूम धाम से विवाह रचाने का एक कारण तो यह था कि ऐसा सौभाग्यपूर्ण 
तथा अनुपम अवसर महाराजा के वंश में एक दीघेकाल के बाद प्राप्त हुआ था। कई पीढ़ियों से 
रणजीत सिंह के पृव॑जों में से किसी के भाग्य में भी अपना पोता देखना नहीं बदा था। सरदार 
चढ़त सिंह अभी छोटी झवस्था में ही था कि उस का बाप इस असार संसार को छोड़ चुका था । 
हसी प्रकार महाराजा का पिता सरदार मद्दा सिंह सी अल्पवयस्क ही था कि उसके बाप क' स्थर्ग- 
वास हों गया । स्वयं रणजीत सिंह भी अ्रभी दसवें ही वर्ष में था कि महा सिंह को रूत्यु ने झान 
घेरा । यद सौसाग्य रणजी; सिह को ही प्राप्त हुआ था कि इसे अपने पोते का शुभ विवाह 
देखने को मिला | ' 
इसके झतिरिक्त इन दिनां मद्दाराजा की शक्ति अपनी घरम सीमा पर पहुँची हुई थी और 
कोष भी भरपूर था। दूर दूर के राजाओं, मद्दाराजाओं तथा नवायों को विवाद्द में सम्मिलित होने 
के निमनन्‍्त्रण भेजे गये, जिन्हें हुन लोगों ने प्रसन्नतापूवंक रवीकार किया और बागात में शामित्र होकर 
इसे सुशोभित किया । अंग्रेज़ों की ओर से सर दैनरी फ़ेन प्रधान सेनापति ने अन्य कुछ उद्चाधि- 
कारियों सहित विवाद में भाग लिया । 
शुभ मुहृतं के अनुसार महाराजा ने १७ फागुन को लाहौर से प्रस्थान किया और १६४ 
फागुन को अमसतसर नगर में प्रवेश किया । दूसरे दिन विवाह की रीतियाँ प्रारम्भ हो गई | सबसे 
पहले वर को तेल और उबटन (वटना) सल्कर स्नान करवाया गया और फिर उसकी कलाई पर 
कँँगना बाँधा गया। इस अवसर पर महाराजा ने अपने कर-कमलों से पाँच सौ रुपया 
नक़द्‌ और चन्द्‌ एक सोने की अशफियाँ और छुतकियाँ तेल के पातन्न में डालीं और कु वर 


१मुन्शी सोहनलाल लिखता है कि एक समय विवाह की रीतियाँ समाप्त द्वोने पर जब महा- 
राजा और उस की स्त्री मद्दागनी दातार कोर इकट्ठ हुये तो सहदसा महाराजा के मुख से ये शढः 
निकले “हम बड़े सौमाग्यशाली हैँ कि ऐसा शुभ दिवस जो कि हमारे बाप दादा के भाग्य में 
नहीं था, रे प्राप्त हुश्ना है। में ईश्वर का कोटि कोटि बार धन्यवाद करता हूँ।” ( दे० तृतीय 
पृष्ठ १७८ 


पेशावर-विजय की पूति १९ है 


के मुँढ़ पर अपने दाथोंसे उबटन लगाया | इस के पश्चात्‌ स्मियों ने इस रीति को विधिपूर्वक 
निभाया । 

२४ फागुन तदनुसार < मार्च १८३७ ई० को सर हैनरी फेन भी अमृतसर आ पहुँचा | 
उस का बहुत भव्य स्वागत किया गया । दूसरे दिन मध्यान्दपूर्व महाराजा रणजीत सिंह और सर 
द्वेनरी फेन की परस्पर भेंट हुईैं। महाराजा एक बढ़िया सुसजित हाथी पर चढ़ कर अप॑ने अमीरों के 
साथ, जो कि तिकल्लेदार पोशाक पहने हुए सुन्दर घोड़ों पर चढ़े हुए थे, कमांडर-इन-चीफ़ के स्वागत 
के लिये राम बाग से निकला । उधर से सर हैनरी फेन भी अपने हाथी पर सवार हो कर दूसरे 
कमेचारियों के साथ चला आ रहा था। रास्ते में सड़क की दोनों झोर लगभग झाघे मील तक 
सुसजित खालसा सेना के योद्धा खड़े हुए थे ।! जब मार्ग के मध्य में महाराजा शोर हेनरी फेन के 
हाथी बराबर हुए तो अंग्र ज़ी कमाणहर झट अपने होदे में से निकल कर महाराजा के होदे में आा 
गया और अंग्रेजी रीति के श्रनुसार महाराजा के साथ बड़े उत्साह से हाथ मिलाया । इस के पश्चात्‌ 
सवारी राम बाग में पहुँची। वहाँ महाराजा ने अपना वेतान बड़े सुचारू रूप से सजवाया 
था । फश पर बढ़िया काश्मीरी कालीन और पश्मीने बिछे हुये थे । खेमे की छुत चाँदी के स्तग्भों 
पर खड़ी हुईं थी भौर ठीक मध्य में ३३ सोने तथा चाँदी की कुसियाँ लगाई गई थीं। दरबार 
सजने पर दैनरी फेन ने ००० रुपया सरवारने के रूप में भेंट किया। इतने ही रुपये महाराजा ने 
प्रधान सेनापति के सिर से वारे भौर उसे भट क्ये। तत्पश्च।त्‌ २३०० सोने की वुतक्की और दो 
बढ़िया घोड़े और दो हाथी तथा बहुत सी मिठाई और मेवे उन के ढेरे पर भेजे गये । 

दोपहर के परचात्‌ तम्बोल की रीति के लिये दोबारा मजल्िस हुईं | इस में भी सर ददैनरी 
शामिल हुआ । सब से पहले दरबार साहिब के अन्थियों की ओर से १२९ रुपये की रकम तम्बोल 
के रूप में भंट की गहे। इस के पशरचात्‌ सभी अधिकारियों ने तग्बोल पेश किया । तम्बोल का 
धन संयद्‌ मुहम्मद लतीफ़ के ब्लेख के अनुसार पचास लाख था परन्तु संयद साहिब ने यहद्द नहीं 
लिखा कि यह सूचना आप को कहाँ से प्राप्त हुई है । मुन्शी सोहनलाल की पुस्तक में दिये गये 
झाँकढ़ों का जोड़ १०,८०,४४० रु० बनता हे ।* 

७ मार्च को प्रातःकाल स्नान से निश्ृत्त हो कर महाराजा माथा ठेकने के लिये हरमन्द्र 
साहिब में गया, पाठ सुना ओर ११०० नक़द की अरदास करवाई । इस के बाद झकाल बुंगा, 
शहीद बंंगा, कणडा बुंगा, दुख भंजनी साहिब और बाबा अटल आदि स्थानों पर नियमानुसार 
अरदास के लिये भी नक़दु रुपया सेंट किया ओर फिर शोश सहल में लौट कर बारात के प्रस्थान 
की तैयारी में लग गया | दोपहर के पश्चात्‌ बारात अटारी के लिये रवाना हो पढ़ी | रात को बोपे- 
राय नामक स्थान पर बारात विश्वाम के लिये ठहरी । दैवयोग से वहाँ उसी रात बड़े ज़ोर की वर्षा 


"मुन्शी सोहनलाल इस सम्बन्ध में एक मनोरंजक बात का उल्लेख करता है। वह लिखता 
है कि जब सब लोग दूल्हा को वटना लगा रहे थे श्रौर श्रापस में हँती खेल कर रहे थे तो रानी 
दातार कौर की बहन थ्रथांत्‌ महाराजा की साली ने महाराजा के मुह पर भी वटना लगा दिया। 
रणजीत हिंद ने प्रसन्न होकर उसे पाँच सौ रुपये की भरी हुई थैली प्रदान कर दी। परन्तु उस ने 
कद्दा कि “मद्टाराज यदि कुछ देना है तों एक जागीर ही प्रदान कर द । चुनाँचे शीघ्र ही जागीर की 
आजा कर दी गई । देखो द० ३ पृष्ठ ३६६ । 

श्मुन्शी सोइनलाल ने अपनी पुस्तक में दरबार के सरकारी रजिस्टर से उद्धृत करके 
कुछ रक्रमें दज कर रखी हैं | अन्य लोगों के साथ इस में १४,७०० रु० की रकम कमाण्डर-इन- 
चीफ सर हैनरी फेन की ओर से तम्बोल के रूप में दिखज्ञाई गई है (द० ३ प्रृ० ३७१)। इस 
पुस्तक के द० २ के ७१वं प्रष्ठ को देखने से स्पष्ट हो जायगा कि कूँत॒र खन्न सिंह फे विदाह पर 

अर्थात्‌ २५ बष पूव अंग्रेजों की श्रोर से केवल ५००० रु० तम्बोल पैरा किया गया था। 


१२० रणजीतसिह 
हुईं भौर भोले पड़े । तस्यू भोर कनात भीय गई झोर बहुत से लोग रात भर विकेल रहे । प्रात: 


काल पहले तो महाराजा ने अन्थ साहिब का पाठ सुना और किर दरबार लखगाया। वहाँ सभी कर्म- 
चारी उपस्थित थे। सेना के अफसरों को झ्ादेश दिया गया कि वे स्वयं इस बात को देखें कि प्रत्येक 
सिपाही तथा अफसर अपनो अपनी नई पोशाफ व कलग़ी व जीरा, जो कि हंस अवसर पर सरकार 
की ओर से प्रदान किया गया था, पहने ओर पलटने, सवारी सेना, और तोंपखाना नियम के 
अनुसार जलूस में चल ताकि किसी प्रकार की श्रध्यव॒ध्या प्रकट न हो । चनाँचे हुस का प्रभाव यह 
पड़ा कि सर हैनरी फेन खालसा सेना को व्यवस्था और शि*्टाचार देख कर चकित रद्द गया।" 

बारात के जुलूस में मद्ाराजा के हाथी के साथ १६ दूसरे हाथियों पर भ्रमीर लोग सवार 
थे और प्रस्येक हाथी पर दो दो हज़ार की थैलियाँ भर कर रखी हुईं थीं, जो रास्ते में एकत्र हुए 
निर्धन दशकों में बाँटी गई । देश के प्रत्येक भाग में लोग तमाशा देखने के त्िये आये हुए थे । 
अनुमान कुछ हस प्रकार ऐै कि दो तीन लाख से अधिक लोग एकत्र हो रहे थे । 

जिस समय बारात श्ठारी के समीप पहुँची तो तोपखाने ने सलामी उतारी। उधर से 
सरदार शामसिंद पैदल बारात के स्वागत के लिये झा पहुँचा । वहाँ से चलकर सभी सरदार की 
हवेली में आये जो कि सुरक्षित किले की शक्ल की बनी हुईं थी। यहाँ मिलनी की रस्म अदा हुई । 
सरदार शामसिह ने ग्यारह बढ़िया घोड़े व एक सौ सोने की बृतकी महाराजा साहिब को और २५ 
बृतकी कुँवर खजाडसिंह को भेंट की । इसी प्रकार कमश: दूसरे रईसों को भी नक़दी भेंट की गई । 

सरदार श्यामसिह ने बारात की आव-भगत करने में कोई कसर न उठा रखी। प्रत्येक 
मेहमान के लिये उस की पद्धति के अनुसार आवश्यक सामग्री दी गई । नेज़ा बाज़ी, शमशेरज़नी 
तथा बाज़ीगरी के बढ़िया प्रद्शन करने वालों ने बारातियों का मनोरंजन किया। दुद्ढेज में छः हाथी, 
एक सो घोड़े, एक सौ ऊँट, एक सौ गाय, एक सौ भेंस हृत्यादि तथा पंश्मीना, कमख्वाब और 
अन्य प्रकार के बहुत बढ़िया वस्त्र तथा गहने दिये। अनुमान लगाया जाता दे कि सरदार शामसिद्द 
का इस बिवाद्द पर पन्द्रह लाख रुपया व्यय हुआ । 


१८ माच को मदाराजा को आज्ञानुसार अटारी में एक बढ़ा इृदहाता अथवा बाढ़ा तैयार 
किया गया, जिस में दान लेने वालों को प्रवेश करने की आज्ञा दी गई | इस बाड़े का फैलाव तीन 
मील (फरसंग) के लगभग था झोर इस में कई द्वार थे । प्रत्येक द्वार पर एक-एक, दो-दो अफसर 
नियुक्त किये गये थे । जितनी संख्या में जीवधारी इस बाड़े में प्रविष्ट हो गये, प्रत्येक को एक 
रुपया नक़द दान के रूप में देने की आज्ञा दी गई। इस अवसर पर कई एक बड़ी दिलचस्प 
घटनाय घटी । एक फकीर तो अपने साथ कुत्तों का समूह लाया जिसे एक रुपया प्रति जीव महाराजा 
की ओर से प्रदान किया गया | इस से भी अधिक अद्भुत.घटना यद है कि एक लाखची फकीर 
झपने साथ मकौढ़ों की भरी हुई हँड़िया क्षे आया । पढने तो सभी उसे देख कर किकत्तरब्य विमृढ़ 
रह गये परन्तु राजा ध्याव सिंह ने बुद्धि से काम लेते हुये फोर से कहा कि भाई अपने मकौड़े 
शिनो ओर उतने ही रुपये क्नो | ज्योंदी फकीर ने मकोढ़े गिनने के लिये अपनी हँढ़िया उठाई तो 
सभी मकौढ़ निरंकुश होकर इधर उधर भागे | फक्कीर बेचारा उन्हें पकड़ता ही रह गया परन्तु उसके 
दाथ कुछु भी भ आया। इस प्रकर राजा ध्यान सिह की चतुराई के का रण जाली फक्तीर हाथ मल्ता 
रह गया और सभी लोग यह तमाशा देखकर हँसी के मारे लोट पोट हो गये । (देखो जफ्रनामा 
रणजीत सिह; कृत दीवान अमरभाथ पृष्ठ २९४ ) 


१ सोइन लाल द० ३ प्रृष्ठ ३७४ 


पेशावर विजय की पति १२१ 


जो जीव बाढ़ा के द्वार से बाहर निकलता उसे एक रुपया दिया जाता | अनुसान किया 
जाता है कि दस लाख रुपया बाड़ा में घमार्थ दिया गया। याडे का प्रयन्ध भिश्न बरेली राम 
फोषाध्यक्ष, जनरल वन्वूरा प्रधान सेनापति, राजा यान सिंह प्रधान मन्नत्री, व जमादार खुशहाल 
सिध् के सुपुदूं किया गया ताकि यद्द कठिन काये सुगमता से पूर्ण हो सके।" 

झाशय यह है कि कुवर नोनिह्दाल सिंह का विवाह क्‍या था मानों सारा पंजाब 
निहाल हो गया । | 

बारात £ मार्च को ढडोली ल्लेकर खुशी के शादियाने बजाती हुई वापस लौटी । सर हैनरी 
फेन तथा अन्य अंग्ज अतिथियों को महाराजा ने कई दिन और ठहरने फे लिये झ्रामन्त्रित किया । 
हंस निमन्‍्त्रण को सर हैनरी फेन ने प्रसम्नतापूर्वक स्वीकार कर लिया और खगभग दुस दिन तक 
लाहौर में अपने साथियों सहित निवास किया । 

सर हेनरी फेन का मन्तव्य 

सर दहैनरी '्लेन बढ़ा कुशल सेनापति था ओर हस समय रणजोत सिंह का निमन्त्रण स्वीकार 
करने में उस का एक अभिप्राय यह भी था कि पंजाब की सैनिक शक्ति तथा खालसा सेना के युद्ध 
कौशल का अचुमान लगाया जा सके। इस अभिप्राय के लिये वह युद्ध विद्या में निपुण करनल गान 
को भी साथ लाया जो कि बंगाल की ब्रिटिश सेनाञ्ोों का क्वाटर मास्टर जनरल था । महाराजा 
रणजीत सिंह ने झपने अतिथियों को सेवा-सुश्रपा में कोई कसर न उठा रखी । और कई दिनों 
तक अपनी सेना के सभी विभागों के युद्ध कौशज़् से उनके मनोरंजन के साधन जुटाये | इसी 
बीच में सर दैनरी फेन के साथी गुप्त रूप से पंजाब की पूर्वी सीमाओं का मानचित्र तेयार करने में 
लगे रद्दे । चुनांचे बाद में जब १८४५-४६ ई० में अंग्र जों झर सिक्‍खों के मध्य लड़ाइयाँ लड़ी गई' 
तो इस मानचित्र के आधार पर अन्य मानचित्र तैयार किये गये ।*१ यह था अंप्रजों का उपद्दार जो 
कि उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह को उसकी सेवा तथा आतिथ्य के बढल्ले में दिया । 

सिक्‍खों और अ्रंम्नजों की काबुल पर चढ़ाई (नवम्बर १८३८ ३०) 

सन्‌ १८३८ में अंग्र जों ने रूस के सम्राट से अपनी प्रतिरक्षा के लिये काबुज नरेश दोस्त 
मुदम्मद को अपने साथ गाँठना चाहा । दस्त सुदम्मद ने यद जिचार करते हुए के रूख का सम्राट्‌ 
भी उस से मित्रता स्थापित करना चाहता और अंग्रज भो ऐसा ही चाहते हैं, झंग्र जों के सामने यह 
माँग रखी कि वह उसे रणजोीत सिह से पेशावर वापस दिलवाने में सहायता करें| अंग्रेज उस समय 
रणजीत सिंह से बिगाड़ करना नहीं चाहते थे, क्योंकि हाल ही में उन्होंने महाराजा को शिकारपुर 
(सिघ) पर झाकरमण करने से रोक रखा था | चुनांचे दोधंकालीन विचार-विमर्श और पत्न-व्यवहार 
के पश्चात्‌ दोस्त मुहम्मद खाँ फे साथ गठ जोड़ करने की वार्ता समाप्त कर दी गई और अंग्रजों ने 
शाह शुज्ञा-उल-मुक्क को काबुन के सिहासन पर फिर से समासीन करने का यत्न प्रारंभ कर दिया। 
रणजीत सिंह को भी हस में भाग ज्ेने के लिये कहा गया। यद्यपि महाराजा को इस में कोई विशेष 
लाभ दृष्टिगोचर नहीं होता था| बल्कि इस के विपरीत उसे यह भय था कि ऐसा होने से वह 
स्वयं अंग्र जों के राजनैतिक प्रभाव-चेत्र के घेरे के भीतर झा जायगा परन्तु अन्त में उसे विवश होकर 
इस ब्रिदललीय-सममोौते में शामिल होना ही पढ़ा। चुनाँचे रणजीत सिंह ने शाह शुजा से यह 
शर्तें मनवा ली कि यदि वह काबुल नरेश बन गया तो वह सिन्धु नदी के पार के सम्पूर्ण क्षेत्र, जिस 
में पेशावर व डेरा जात इत्यादि जिले सम्मिक्षित हैं, भौर जो हुस समय महाराजा के अधिकार में हैं, 

१ सोहन लाल द० हे प्रृष्ठ ३६७ से ३२७७ तक। दीवान अमरनाथ, जफरनामा रणजीत 
सिंह, एष्ठ २४४ से २१६। + देखो, क्निंधम पृष्ठ २१४ । 

१६ 


१२२ रेणजीतसिह 


उन पर सदा के लिये अपना दावा छोड़ देगा । दूसरे शब्दों में वह रणजीत सिद्द को वास्तविक रूप॑ 
में इस समूचे इलाके का प्रशासक स्वीकार कर लेगा | रणजीत सिद्द का यह भी विचार था कि 
जब तक काबुख के सिद्दासन के लिये इस के वर्तमान-वंश के उत्तराधिकारियों में कपड़े और लड़ाइयाँ 
होती रहेंगी, तब तक पेशावर पर महाराजा का अधिकार तो निस्सन्देह बना ही रहेगा । साथ 
ही शाह शुज्ञा को थोड़ी सी सद्दायता देने में उसने यह लाभ भी सोचा कि जो खालसा सेना 
शाह के साथ काबुल जायगी, वह दर्रा खेबर के पार के पहाड़ी रास्तों से भली भाँति परिचित हो 


जायगी । 
अन्त में नवम्बर सन १८३८ में शाह शुजा और प्रंग्रजों की सेना फीरोजपुर के स्थान पर 


फाछुल को जाने के लिये एकन्न हुईं। अंग्रेजों का विचार यह था कि सेना सुगमता से लाहौर, जेहलम, 
रावलपिण्डी और पेशावर के रास्ते से काबुल को कूच कर देगी; परन्तु महाराजा ने अंग्र जी सेना 
को पंजाब से गुजरने की आज्ञा न दी | इसलिये हस सेना को सिंध भोर दर्रा बोलन वाले लम्बे 
मार्ग से होकर कन्धार ओर फिर गजनी जाना पड़ा | अलबत्ता शाह शुजा के पुत्र ने अपने छोटे से 
दस्ते सहित ओर महाराजा की निजी सहायक सेना ने पेशावर के रास्ते से कूच किया । 
फाबुल जाने बाली महाराजा की सेना की कमान सरदार गुलाब सिंह पोह्टबेन्दिया के हाथ में थी । 
इस आक्रमण में अधिकतर भाग अंग्र जों ही का था। इसलत्रिये इस का पंजाब के इतिहास के साथ 
कोई विशेष सम्बन्ध नहीं हे । 
लाड ऑकलैण्ड और महाराजा की भेंट (दिसम्बर १८३८) 

शाह शुजा को काबुल के सिंहासन पर फिर से स्थापित करने का षड़यंत्र गवनर जनरल 
खा्ड अकलेण्ड का रचा हुआ ही था । चुनाँचे वह स्वयं कलकत्ता से चलकर फीरोजपुर में झाक्रमस 
के प्रबन्ध का निरीक्षण करने के लिये आया हुआ था। दूसरे उसकी यह भी इच्छा थी कि जो 
रिपोर्ट और मानचिंत्न सर हेनरी फेन ने तैयार किये थे, वह्द स्वयं भी उन के विषय में जाँच पढ़ताल 
कर सके। मद्दाराजा से भी एक बार मिलने का इच्छुक था परन्तु त्रिटिश सरकार की श्रेष्ठता के कारण 
यह बात उसे ठीक नहीं जँची कि मुलाकात करने की प्रार्थना गवनर जनरत्न की ओर से हो । इस 
लिये कप्तान वेढ को ल्वाहौर भेजा गया ताकि वह रणजीत सिहं की ओर से गवर्नर जनरख्न के प्रति 
प्रार्थना पत्र भिजवाये । और वास्तव में हुआ भो ऐसा ही । सेंट करने का स्थान फीरोजपुर ही 
निश्चित किया गया और संट की तिथि ३० नवंबर सन्‌ $८शे८ ठहराई गई । 

खाडे झॉकलैण्ड ने बढ़ी ठाट-बाट फे साथ महाराजा से भेंट की तैयारी कर रखी थी। 
गवनर जनरसत का वेतन, जिस में मेंट होनो थी, बहुत ही भश्य था। इस में बहुत मूल्यवान 
फर्श ओर कालीन बिछ रहे थे । गवर्नर का अंगरक्षक दुस्ता अथवा एस्कार्ट जिसकी संख्या १५००० 
सेनिकों से कम न थी, बहुत ही सुचारु ढंग से सुसज्जित था | इन सब चीज का भाव यह था छि 
पक बार रणजीत सिदद तथा उस के द्रबारियों पर अंग्रेजों के बल का प्रभाव पंढ़ जाय । 

3३ मधर संवत्‌8 १८६8४ को महाराजा फीरोजपुर की ओर चल्न पढ़ा | स्वास्थ्य 
खराब दोने के कारण आराम के साथ पढ़ाव पड़;व करत। हुआ वह १४ को फीरोज़पुर में 
पहुंच गया। इस दिन महाराजा की कुशल-च्षेम पूछने के लिये ला ऑआँककेश्ड की ओर 
से उच्चकोटि के अफसर नियुक्त किये गए। इसी प्रकार मद्दाराजा ने युवराज खड़्ग सिह, सरदार 
झजीत सिंह सिंघानवाला, सरदार घना सिंह मलवई, सरदार अजुन सिह्द नत्लवा तथा फ्रकीर 
अज़ीज ठद्दीन को गवनेर जनरल की कुशल-छ्षेम पूछने के लिये अपनी झोर से भेजा । कुँवर खड़ग 
सिंह ने रीति के अनुसार ११०० रुपया सिर वारना और ११००० रुपया झातिथ्य (प्षियाफ़त) के 
प में गवर्मर जनरक को भेंट किया। 


पेशावर विजय की पूति १२३ 


१६ मघर (३० नवम्बर) प्रातःकाल स्नान इत्यादि से निशुत्त होकर नियमानुसार महाराजा 
ने ग्रन्थ साहिब के सम्मुख माथा टेका ओर १०२ रुपये की अरदास करवाई । फिर वह अपने सामन्तों 
को साथ लेकर, गज पर सवार होंकर गवनर जनरल के कैम्प की ओर चल पड़े | महाराजा के साथ 
युवराज खढ़गर्सिह, प्रधान मन्त्री राजा ध्यान सिंह और उस के दोनों भाई राजा गुलाब सिंह और 
राजा सुचेत सिंह तथा राजा ध्यान सिंह का बेटा राजा हीरा सिंह, कुबर शेर सिंह, सिधावा- 
लिये सरदार इचन्र सिंह और अज़ीत सिंह, जमादार खुशहाल सिंह, सरदार लददना सिंह मजीठा और 
तेज सिंह आदि शामिल थे। सब ने जरक बरक के वस्त्र तथा भूषण पहन रखे थे। इन की 
सवारियाँ अर्थात्‌ हाथी और घोड़े चाँदी तथा सोने कीं हमेलों के साथ सुसजित थे । जब महाराजा 
की सवारी झागे को बढ़ती जा रही थी तो अंग्रेज़ी सेनापति'सर हेनरी फेन ने अपने खेमे से एक 
कोस के फ़ासल्ले पर आकर महाराजा का स्वागत किया । जब सवारी गवनेर जनरल के शिविर के 
निकट पहुँची तो महाराजा के सम्मान में अंग्रेज़ी तोपल्लाने से सत्बामी उतारी गई। सलामी होते 
दी खाद ऑकलैणड अपने हाथी पर सवार चालीस गज की दूरी पर महाराजा के स्वागत के लिये 
पहुँच गया । जब दोनों हाथी बराबर हुये तो महाराजा अपने हाथी में से निकल कर लाड झाँक- 
लैण्ड के हौदे में जा बैठा । वेदान के द्वार पर पहुँच कर दोनों नृपति हाथी पर से उतरे । गोरा 
झोर पूरबिया पल्नटनों ने सल्लामी उतारी। फिर बे चोबा (शामियाने) में प्रविष्ट हुये, जहाँ 
मेंट का उत्सव प्रारम्स हुआ । लाहोर दरबार के बड़े-बड़े सरदारों के अतिरिक्त भाई राम सिंद्द तथा 
भाई गोविन्द राम भी हुस अवसर पर उपस्थित थे। महाराजा ने <१०० रुपया गवनर जनरल झौर 


११०० रुपया कमाण्ड र-हन चीफ के सिर पर वारा । 
बाद में लाहोर दरबार के झधिकारियों का लाट साहब से परिचय हुआ । गवनैर जनरल की 


कुर्सी के निकट उस का राजनैतिक सचिव मैग्नाटन खड़ा रहा और महाराजा की कुर्सी के समीप 
फ़कीर अज्ीजुद्दीन, जो एक के शब्दों का अनुवाद किया करते । गवनर जनरख ने इस अवसर पर 
जो उपद्दार भंट किये, उन में महारानी विक्टोरिया का एक बढ़ा चित्र भी था। लगभग दो घणटे 
तक अधिवेशन चलता रहा । बाद में महाराजा साहब आज्ञा छेकर अपने ढेरे में वापस आये । 
दूसरे दिन गवनर जनरल महाराजा के कैम्प में आया। महाराजा भी 'अपने साथ कैम्प 
झौर महफ़िल की वह रमणीय सामग्री अपने साथ खाया हुआ था जिस से सात वर्ष पहल्ले गोपड 
में ला विल्नियम बेंटिंग के साथ भेंट के समय एक अव्य इश्य उपस्थित किया था और जिसे 
देखकर झंग्रज़ चकित रह गये थे। वह लाल बनात भोर पशमीने का बना हुआ बढ़ा वेतान 
और उसके सुनहरी डढणडे, रंग रंग के काश्मीरी कालीन, और बानाती पार्चा के फर्श, सोना चाँदी 
झोर मीनाकारी के काम वाली कुसिंय, प्रकाश के लिये ६०० दोहरी बत्ती वाल्ले दीपस्तग्भ और पाँच 
सौ भाड़ फानूस, जिन के प्रकाशित द्वोने पर मानों रात को भी दिन प्रतीत होता था। शराब, 
झाक गुलाब व बेदु मुशक पीने के दिये सोने की कोमल-कोमक्ष सुरादियाँ तथा ग्लास और प्यात्षे, 
रात की बैठक के लिये नाना प्रकार की अतिशबाज़ी के सामान हृत्यादि। झाशय यह कि हर प्रकार 
की सामभी बड़े सुचारु रूप में उपस्थित थी । 
युवराज सडग सिंह को गवनेर जनरल का स्वागत करने के लिये नियुक्त किया गया । जिस 
समय छ्वाट साहिब की सवारी महाराजा के ढेरे के निकट पहुँची तो महाराजा स्वयं झपने हाथी पर 
चढ़ कर उसझे स्वागत के लिये बढ़े । जब दोनों हाथी निकट पहुँचे तो गवनर जनरल अपने हौदे में 
से निकत्च कर महाराजा के पास झा बैठा । 


, ' भुन्शी सोहनलाल लिखता है कि सरवारना की इतनी बड़ी रक्षम लेते हुये पहले तो 
गव॒नर जनरल ने कुछ श्रापत्ति प्रकट की किन्तु राजनैतिक मन्त्री मैगनाटन के अ्रंग्रेजी भाषा में 
समझाने पर वह शीघ्र मान गया। द० ३ पृष्ठ ४६। 


१२४ रणजीतसिह 


लाहोर के तोपसख्ताने ने सल्लामी उतारी और बाद में स्लालसा पलटनों ने सलामी दी | 
वेतान में पहुँच कर दोनों ओर के सरदार और भ्रफसर पदानुसार कुर्सियों पर बैठ गये | गवनेर 
जनरल ने ९००० रुपया और श्रधान सेनापति ने ११०० रुपया महाराजा को सरवारना पेश 
डिया । तत्पश्चात्‌ लाहौर के अधिकारियों का परिचय करवाया गया, यह कार्य फ़कीर अज़ीक्षुदीन 
ने बड़े सुन्दर ढंग से निभाया । 

तदुपरान्त राग रंग की महफल गर्म हुईं, जिस में पंजाब के सुप्रसिद्ध कलाकारों ने भाग 
लिया । इन में भरी नामक एक अत्यध्रिक कुशल कलाकार थी, जो कि नृत्य फरती हुईं मोर का रूप 
बना लिया करती थी। 

विदा होते समय महाराजा की ओर से मूल्यवान उपहार और भेंट पेश की गहँ । इन में 
एक गुलनारी रंग का दोशाला, जिसके पत्लों पर मरवारीद के कीमती दाने जड़े हुये थे, भौर जिस 
का मुल्य १०, २०० रुपये था, गवनर जनरल को महाराजा की ओर से व्यक्तिगत भेंट के रूप में 
प्रदान किया गयां। * मध्याद्व के पश्चात्‌ सेनाओं की परेड का निरीक्षण किया गया, जिसे लाट 
साहिब ने बड़े ध्यान से देखा । 

एक सप्ताह के बादु २५ मघर को महाराजा फीरोज़पुर से लौट आये और साथ ही गवनेर 
जनरल को पंजाब में झ्राने का निमन्नंण दिया | घुनांचे २२ तिथि को लार्ड झॉकलैयड, उसकी बहन 
तथा मैग्नाटन की स्म्री नदी को पार करके पंजाब में प्रविष्ट हुये । वे स्थान-स्थान पर विश्राम करते 
हुये २६ मघर तदनुसार १२ दिसम्बर सन्‌ १झशे८ को अम्तसर में पहुँचे । नगर के द्वार तक जाकर 
महाराजा ने स्वय॑ उनका स्वागत किया । कुछ देर विश्राम करने के बाद गवनेर जनरल ने खालसा 
सेना की पेरेड का निरीक्षण किया। वह सेना की व्यवस्था, सजावट और अनुशासन को देखकर 
तथा गोलचियों की निशामाबाज्ी से बहुत प्रभावित हुआ | झॉकलैण्ड ने अपने एक पत्र में, जो 
कि उस ने उस सायं को विलायत में सर जॉन हॉब हौस को लिखा था, इस में खिस्रा है कि 
“प्रहाराजा की २९,००० सेना, १५० तोप और श्रगणित अश्वारोही इस मैदान में शोभाय- 
मान थे। मैदान का फैलाव ४२ मील के लगभग था। मेंने ऐसी चतुर तथा सुशिक्षित सेना 
भारत की किसी भी अन्य रियासत में नहीं देखी । खालसा सेना हमारी सेना से किसी भी पहलू 
में कम नहीं हें ।” 


उसी दिन साय॑ झॉकलैण्ड महाराजा के साथ दरयार साहिब में गया और ११,२३० रुपया 
नक़द्‌ अरदास हेतु भट किया और हाथ जोड़कर दरबार साहिब के सामने प्रार्थना भी कि हमारी 
और खालसा की मैत्री प्रलय तक स्थायी रहे ।' अ्र्दास समाप्त होने पर हरिमन्द्रि साहिब में 
दीपमाला भौर आतिशबानी की शोभा देखी। इसी प्रकार वह श्ाहौर में कई दिन तक 
विद्यमान रहा | 

भेंटों का मन्तव्य 

इन परस्पर भटों का वास्तव में तो यह भाव था कि इन दिनों पंग्रज्ञों को महाराजा की 
ओर से हर प्रकार की सहायता और सहयोग की झावश्यकता थी । इन की सेना काधुल को जा 
रही थी | काबुल और झंग्रज्ञी प्रदेश के बीच पंजाब तथा सिंध की स्वाधीन रियासतें स्थित थीं । 
पंजाब के मार्ग से काब॒ल जाने वाली सेना को खाद्य पदार्थ, गोला बारूद और आवश्यकता पढ़ने 
पर सनिक सहायता पहुँचानी सुगम थी। तथा यह रास्त सीधा तथा भ्रत्पतर था। दूसरे पंजाब 
राज्य सिध राज्य से कहीं अधिक शक्तिशाली था। इसलिये महाराजा रणजीत सिंद्द की सदभावना 


सीसीननीयीययी वन जीननान- ५ ध कक कान अत “नपनसराकनतनवाभ 


१ सोहन लाल द० ३, प्र० ७२। 


पेशावर विजय की पूति १२४ 


झंग्र ज़ों को भ्रपेष्षित थी। इन भेंटों के मध्य में एक दो बार गवनर जनरल ने महाराथा के साथ 
एक दो आवश्यक थिषयों पर बातें भी की, जिन में दो एक को तो महाराजा रणजीत सिंह में 
स्वीकार न किया और दो एक सुनकर वह चुप रहे । जय पंजाब की राह से अंग्रेज़ी सेना के गुजरने 
की बात छिड़ी तो महाराजा ने इस कारण इन्कार कर दिया कि झॉँग्रेज़ सेनिक गाय का मांस खाते 
हैं और इससे भय है कि जब गोरा सेना पंजाब में स्थान-स्थान पर विश्राम करती हुई चल्नेगी तो 
यहाँ की प्रजा और इन सेनिकों के बीच झगड़े की सम्भावना रहेगी और दोनों राष्यों की मित्रता 


में विन्न पड़ेगा । हि 
हसी भाँति जब लाहोंर दरबार में अंग्रेज़ रैज़ीढन्ट नियुक्त करने का सुझाव पेश किया 


गया तो महाराजा ने यह कहकर इन्कार कर दिया कि वत्तमान प्रबन्ध ठीक ढंग से चल रहा है, 
हस में परिवतन करने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात्‌ अँग्नज्ञ कर्मचारी लुध्याना में पहले की 
भाँति विद्यमान रहें और लाहोर दरबार के साथ उन्हीं के द्वारा पत्र-ब्यवहार चलता रहे। गत्रनर 
जनरल की ओर से महाराजा के ध्यान में यह बात लाई गई कि प्रिटिश सरकार शिक्रारपुर तथा 
फीरोज़पुर में स्थायी छावनी स्थापित करने का विचार कर रही है। उसका मद्दाराजा ने उत्तर दिया 
किवे अपने इलाके में जो चाहें, सो करे । तत्पश्चात्‌ जब महाराजा को शाह शुजा की सैनिक 
सहायता के लिये कद्दा गया तो उसने उत्तर में कहा कि शुजा-उल-मुश्क के साथ जो समभझोता 
खालसा सरफार का हो च॒का है , उसके अनुसार शाह की पूरी सहायता की जायगी। 

इसके अतिरिक्त जैसा कि ऊपर संकेत किया जा चुका है, पअंग्रेज़ पंजाब सनिक शक्तिका 
ब्यौरा ल्लेना चाहते थे, सो उन के सर्वश्रेष्ठ अधिकारी अर्थात्‌ कमाण्डर-इन-चीफ तथा गधनेर जगरल 
दोनों को अच्छा अवसर मिल गया । पन्द्रह दिन के लग भग सर दनरी फ़ेन माच सन्‌ १८३७ में 
झोर बीस दिन के छगभग लाड ऑॉकलेएड द्सिग्बर सन्‌ १८रे८ में लाहौर तथा झमृतसर में ठहरे 
रहे । राजकुमारों, बड़े बड़े भमीरों तथा सेनिक अधिकारियों के साथ प्रथक्‌-प्रथक्‌ भेंट करने का 
अवसर उन्हें प्राप्त हो गया । सार यह कि ऊपर की श्रेणी वाले प्रत्येक व्यक्ति के विचारों, भावों 
तथा तुटियों इत्यादि का भी इन योग्य अफसरों ने अनुमान कर लिया। इन्हें यद्द भी स्पष्ट हो 
गया कि बढ़े बड़े सरदारों में कौन कौन सी धड़ेबन्दियाँ हैं जो खालसा सरकार के क्षीण होने पर 
अथवा महाराजा के निधन के बाद अपने पूरे जोर पर आ जायेगी भोर थे इन से किस प्रकार और 
किस मात्रा में ज्ञाभ उठा सकते हैं । 

महाराजा की मृत्यु (२७ जून सन्‌ १८२९) 

अभी अंग्रज़ मेहमान लाहौर में ठहरे ही हुये थे कि महाराजा की दशा बिगढ़नी प्रारम्भ 
हो गई । कभी झजोणंता, कभी दस्त, और कभी शारीरिक दुबंज्ता" का वह शिकार रहता था। 
सत्य तो यह था कि गत दो एक वर्षो से ही उसका स्वास्थ्य दिन-प्रति-दिन बिगढ़ता जा रहा था, 
यत्कि फीरोज़पुर में एक झवसर पर जबकि वह गबनेर जनरल के साथ तोपखाने का निरीक्षण कर 
रहा था तो उसका पाँव फिसल गया, घुटने अशक्त होने के कारण वह अपने झाप को सम्भाल न 
सका और घड़ाम झोंधे मुँह से धरती पर आ रहा । 

महाराजा पर अधरंग का पहला भाक्रमण सन्‌ १८३४ में हुआ था; परन्तु काम काज में 

*मुन्शी सोहन लाल की पुस्तक में वरणित वृत्तान्त पढ़ने से शञात होता है कि इस अवसर पर 
मद्दाराजा ने खाने पीने में समय से काम न लिया श्रोर विशेषकर मदिरापान श्रत्यधिक किया | 
इस के अ्रतिरिक्त इस के स्वास्थ्य पर इस आतिथ्य का बोक भी अ्रधिक हुआ था, क्योंकि वह 


जब तक स्वयं प्रत्येक प्रबन्ध को देख न लेता, उसे कल न पड़ती । परन्तु एक समकालीन कवि का 
यह लिखना कि अ्रंग्रेज़ों ने महाराजा को मदिरा में विष मिलाकर पिला दिया था, सत्य प्रतीत 


नहीं होता । 


१२६ रणणजीतसिह 


समय की पायन्‍्दी और नियमित रूप से भोजन तथा व्यायाम करने के कारण वह शीघ्र ही दीक 
हो गया। दूसरा झाक्रमण पाँच वर्ष बाद हुआ झोर हंस बार रोग अधिक भयानक सिद्ध हुआ । 
उयेष्ठ मास के आरम्भ में उसे ज्वर तथा दुस्तों की शिकायत हो गई झोर बड़ी तीम्रता से बढ़ने 
कगी । हकीमों ओर वैद्यों के लिए रोग पर काबू पाना कठिन हो गया । अन्त में १९ झाषाढ़ 
तदनुसार २७ जून सन्‌ १८३६ की पृहरपतिवार के दिन वह इस असार ससार को छोड़कर 
२६ वर्ष की आयु में स्वर्गंवासी हुआ | 

पनन्‍्द्रद दिन की इस रुग्णता में इकीस लाख रुपये नक़द्‌ संकल्प करके दीनों तथा मन्दिरों , 
मस्जिदों और गुरुद्वारों में बाँटे गये । इसके अतिरिक्त असंख्य हाथी घोड़े, सोने चाँदी के होदे और 
जीने भोर सो ने चाँदी के बतन भी दान किये गये । 

दस लाख रुपये के व्यय से एक लग्या चौड़ा चबूसरा दस दिन पूर्व. इसलिए तैयार करवाया 
गया कि महाराजा का दाह-संस्कार यहाँ किया जायगा । १६ हाड़ को शुक्र के दिन प्रातः उसका 
झन्तिम संस्कार हुआ | महाराजा के साथ उसकी चार रानियाँ झौर सात दासियाँ सती हुई । 
नगरनिवासी नर-नारी, बच्चा-बूढ़ा, महाराजा की भ्रर्थी के साथ उनके गुणों को याद करते हुए बिलख- 
बिलखकर रोते जा रहे थे । 


चौदहवाँ अध्याय 


पड़ोसी रियासतों के साथ संबंध 
(सन्‌ १८१८--१८श८ ह०) 


सिख राज्य की ठन्नति 

हन दिनों सिख राज्य उन्नति की चरम सीमा तक पहुँच चुका था । पंजाब केसरी की प्रसिद्धि 
तथा शक्ति का सूर्य पूर्ण रपेण तेजित था। वह मुलतान, काश्मीर, मनकेरा तथा पेशावर के इस्लामी 
प्रांत जीतकर सिख राज्य में सम्मिलित कर चुका था। यह पंजाब के पहाड़ी तथा मैदानी प्रदेशों 
का संपूर्ण रूप से स्वामी समझा जाता था । काश्मीर से ऊपर लद्दाख और मुखतान से झागे सिंध 
को पराजित करने की योजना उसके मस्तिष्क में थी। दूर-दूर देशों के राजे उसके साथ मित्रता 
का संबंध करने में गये का अचुभव करते थे । 

अंप्रेज़ों के साथ संबंध 

पहले उल्लेख हो चुका हे कि सन्‌ १८०६ ई० में रणजीत सिह तथा अंग्रज़ों के बीच युद्ध 
तक की नौबत आ पहुँची थी । परंतु महाराजा ने बुद्धिमत्ता तथा वूरदशिता से काम किया और 
झागे फे लिये उनसे मित्रता का संबंध स्थापित कर लिया । इस प्रकार पंत्रह वर्ष तक दोनों पढ़ोसी 
शक्तियों का परस्पर अच्छा व्यवहार चलता रहा । किसी प्रकार की खींचतान की नौबत नहीं भाई । 
हंस समय में दोनों पक्ष अपने-अपने राज्य को बढ़ाने में लगे हुए थे। झंग्रेज़ पहले तो गोरखों के 
साथ नेपाश थुद्ध में छगे हुए थे पर तरपश्चात्‌ भारत की सर्वेश्रेष्ठ राजनीतिक शक्ति झर्थात्‌ मरददठों 
के साथ उनका युद्ध छिड़ गया । इसमें जो सफलता अंग्रेज्ञों को मिली उसने पअंप्रेज़ों की बढ़तो 
हुई शक्ति को और भी बढ़ावा दिया | मरहठों से निपटकर अंग्रेज्ञों ने अपना ध्यान राजस्थान की 
राजपूत रियासतों की ओर मोढ़ा । देहली के मुसब्॒मान सुलतानों के साथ तीन सौ साल के दीघ॑ 
समय तक खड़ाहयाँ सखड़कर राजपूत योद्धा अब थक चुके थे। इसके अतिरिक्त मरहठा सरदार 
सिधिया तथा होलकर के कृष्ट सह-सहकर वे तंग झा चुके थे। इस प्रकार जब झअंग्रज़्ों ने इन 
रियासतों को अपने साथ मिलाने का निमंत्रण दिया तो सब ने उसे पएुकदम स्वीकार कर लिया | 
खुनांचे सन्‌ १८२३ में गवनर जनरल लाढं हाडिंग ने सब बढ़ी-बढ़ी रियासतों को अपनी शरण में 
ले खिया और हस प्रकार अंग्रज़ों को भारत फी सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति बना दिया | झब 
भारत भर में केवल दो ही राज्य ऐसे रह गये थे जिनको वास्तविक रूप में स्वाधीन कट्दा जा 
सकता था--एक सिंध के अमीर तथा दूसरे रणजीत सिंह । 

इसी पंद्रद वर्ष के समय में अर्थात्‌ १८०३ से लेकर सन्‌ १८२३ ईं० तक महाराजा रणजीत 
घिंह ने भी अपनी पूरी शक्ति लगाकर पंजाब को हर प्रकार से एक शक्तिशाली राज्य बना दिया 
था । कांगड़ा तथा जम्मू के राजपूत रजवाड़े, मुल़्तान, मनकेरा, डेरा गाजीखाँ, झटक, पेशावर तथा 
काश्मीर की सभी पठानी रियासतें उसके आधिपत्प में भा चुकी थीं। काबुस्ध-नभरेश वजीर फतह 
सख्ान और डसका छोटा भाई व उत्तराधिकारी मुदम्मद्‌ झ्रजीम खान झुल्े मैदान में डलका बाहुबत 
देख चुके थे । 

“झहाराजा के राज्य की दाषिक हाय लगभग तीन करोद रुपया थी। इस आश्चर्यजनक 


१२८ रणजीतसिंह 


उन्नति के साथ-साथ दूरदर्शो महराजा ने अपनी सेना को भी योरुपीय ढंग पर तैयार कर 
लिया था और उनको युद्ध विद्या में और भी निपुण बनाने के लिए बड़े-बड़े वेतन देकर योरुपीय 
झफसर नोकर रख लिये थे | अभिप्राय यह कि पझंग्रेजों के मुकाब्रिले में पंजाब भी एक बढ़ी राज- 
नीतिक शक्ति बन चुका था | इसलिए अब इन दोनों शक्तियों के राजनीतिक इष्टिकोण में भेद्‌ आना 
प्रारभ हो गया था । 

सन्‌ १८२७-२८ हं० में सतल्जज़ पार के चंद एक जिलों के शासन अधिकार के विषय में 
दोनों पार्टियों में भेदु-भाव प्रारंभ हो गया । रणजीतर्सिह का यह दावा था कि आनंदपुर, मखोवाल्र, 
चमकौर हृत्यादि कस्बे जिनमें सोढ़ी साहबान रहते हैं, उसके शासन अधिकार में होने चाहिए । इसी 
प्रकार कस्बा वधनी और फीरोजपुर के विषय में भी उसका यही दावा था कि उन दोनों पर लाहौर 
दरबार का अधिकार द्वोना चाहिए | इस विषय पर बहुत देर तक पत्न-व्यवद्दार चलता रहा। झाखिर 
अंभेजों ने फीरोजपुर को छोड़कर अन्य सभी करबों पर रणजीतर्सिह का दावा स्वीकार कर लिया; 
परंतु फीरोजूपुर को उसके अधिकार में देने के लिए वे बिलकुल तेयार न थे। यद्यपि तीन चार बार 
पहल्ले जिस समय भी अंग्रेज रेजोडेंट के सामने फोरोजपुर के किप्ती व्यक्तित का मुकदमा या उसका 
प्राथेना-पत्र पेश होता तो वह्द प्राथना-पत्र पर यही आज्ञा लिखता कि फीरोज़पुर के मुऋदमों के फेसल्ले 
महाराजा रणजीतसिह द्वारा नियुक्त वकील की कचहरी में होने चाहिए । परंतु ज्यों-ज्यों रणजीत- 
सिंह अधिक से भ्रधिक शक्तिशाली बनता गया त्योन्‍्ययों अंग्रेजों की भी यही नीति बनती गई कि 
उसकी शक्ति को कम करना चाहिए । उसको क॒दापि बढ ने नहीं देना चाहिए | भय यह भाव इदृष्टि- 
गोचर करके फीरोजपुर अपने पास रख लेने का फेवला दिया गया था। फीर,ज़पुर का किला व 
कस्बा फ्रौजी इष्टिकोण से बहुत महत्व रखता था| यह महाराजा की राजधानी से केवल चालीस 
मील की दूरी पर स्थित था तथा सतलज नदी के बिलकुल किनारे पर था। यहाँ लुधियाने की 
तरह अंग्र ज अपनी फ़ोज़ी छावनी बना सकते थे जो महाराजा के लिए एक प्रकार हानिकारक सिद्ध 
हो सकती थी झोर आखिर हुआ भी यही । सन्‌ ५८३६९ में अंग्रेजों ने फीरोजपुर को झपने झधि- 
कार में कर लिया और तीन वर्ष पश्चात्‌ यहाँ पर एक सुश्द छावनी बना लो । 

पहले उल्लेख हो चुका है कि ख़ल्लीफ़़ा संयद अहमद ने पाँच वर्ष (१८२८-३१) तक ख्गा- 
तार मद्दाराज की उत्तर-पश्चिमी राज्य-लीमा पर उपद्वव मचा रखा था । यह व्यक्ति स्वयं पूरब देश 
के बरेली जिले का रहनेषाला था और इसके चत्राये हुए आंदोलन के केंद्रीय स्थान जैसे पटना, 
लखनऊ, देहस्ती आदि सबके सब झंग्रेजी इलाके में ग्थित थे। खल्ीफ़ा के मुरीद इन्हीं नगरों में 
रहते थे और खुले तौर पर रुपये से उसकी सहायता करते थे। रुपया भी भेजते रहते और 
बहुधा जोशीले और धर्म के दीवाने खलोफा को सैनिक सेवा के लिये भी अपने आप को पेश करते 
थे। इन जिलों के अंग्रेज ढिप्टी कमिश्नर तथा देहली का झंग्रेज रैजीडंट जान बूककर उनके कुकर्मो' 
पर ध्यान न देता।" परंतु रणजीतर्सिह से ये बातें छिपी हुई नहीं थीं । ह 

सन्‌ १८२८ में गवनर जनरल लाडे पुम्हस्ट प्रथम बार शिमला पहाढ़ पर झाया। 
महाराजा रणजीतसिह ने उसके स्वागत के लिए राजदूत भेजे तथा कुछ बढ़िया उपहार हृक़लेंढ के 
सम्राट के लिये उसके साथ लंढन भेजे | जब वह दूसरे वर्ष हंगलिस्तान पहुँचा तो उसने महाराजा 
के उपहार अपने सम्राट को भेंट किये । हंग्लैशणड सम्राट ने भी अपनी शोर से मद्दाराजा को विश्ला- 
यत के उपंदार भेजे जिनको पुलेग्जैणडर बनंज्ञ के हाथ क्ञाहौर भेजा गया। बनंज्‌ द्रिया र्क्षिघ् फे 

रास्ते लाहौर पहुँचा (जुलाई १८२१ ई०) | 

) डदाइरण के लिए देखे।, सर चाल्स मेटकाफ का पत्र-ब्यवह्वार द्वितीय माग तथा कै० 

प्रोफेसर इसन असकरी, प्रोसीढिंगज, इणिडयन हिस्ट्री कांग्रेल, सन्‌ १६४४ ६०, पृष्ठ १७४-१८८। 


पड़ोसी रियासतों के साथ संबंध १२६ 


ज्योंही गबनेर जनरल को बन॑ज्ञ की ओर से सूचना मिलती कि सिंधु नदी जहाजरानी के 
योग्य है और उसकी सहायता से अंग्रेजी व्यापार को अ्रफ़गानिस्तान और सिंध के देशों में 
उस्ति प्राप्त हो सकती है ओर जो रिपोर्ट तब से ग्यारह वर्ष पहले मिस्टर मूर क्राफ्ट ने इस विषय 
में दे रखी थीं उसकी ठीक पालन हो रही है। गवनेर जनरल विल्ियम बेंटिंग ने व्यापार-प्रयोजन 
के सिये झपंनी नई योजना पर झमल करना चाहा; परन्तु सिंधु नदी का अधिकतर भाग रणजीत 
सिंह के राज्य में से गुजरता था तथा कुछ भाग सिंघ॑ के अ्मीरों के इलाके में से; इसलिये इंन 
दोनों राज्यों के साथ मिलकर ही किसी सुकाव को अमल में लाया जा सकता था। चुनांचे शीघ्र 
ही करनल पोटिजर को सिध के अमीरों के पास भेजा गया कि वह इस विषय पर उनके साथ 
बातचीत करे और दूसरी ओर कैप्टन वेढ एजेण्ट लुधियाना को लिखा गया कि वह लाहौर जाकर 
महाराजा रणजीतसिह को गवर्नंर-जनरल के साथ भंट करने के लिये तैयार करे क्योंकि गवनर 
जनरल महाराजा से स्वयं मिलना चाहता था । 
महाराजा की गवनर-जनरल से भेंट (१८३१ २०) 
कैप्टन वेढ ने लाहोर पहुँचकर बड़ी बुद्धिमत्ता से लाहौर दरबार की ओर से गवर्नर-जनरल 
से भेंट के लिये न्‍्यौता भिजवाया । भेंट के लिये सतलज्ञ नदी के किनारे पर रोएड का स्थान नियत 
हुआ भौर भेंट की तिथि २९ अक्टूबर ठहरी | चुनांचे दोनों ओर से तैयारी प्रारंभ हुईं। रोपड़ में 
झगणित वेतान, कनातें ओर शामियाने हृ॒त्यादि त्वगवाये गये। दोनों पक्षों की थोडी-थोड़ी 
सेना बाडी गार्ड के रूप में वहाँ पहुँच गईं | महाराजा के रोपड पहुँचने पर तोपों द्वारा सलामी 
ली गई और उसी समय एक जनरल और चीफ सेक्रेटरी मद्दाराजा की मिजाजपुरसी के लिए 
महाराजा के कैम्प में आये । उसके पश्चात्‌ महाराजा की ओर से राजकुमार खड़ग सिंह, सरदार 
हरि सिंह नल्ुवा, राजा संगत सिंह, सरदार अत्तर सिंह सिंघानवाला, सरदार श्याम सिंह अटठारी- 
वाला और राजा गुलाब सिंह गवंनर जनरल का कुशल-च्षेम पूछने के लिए गये। ला विलियम 
बैंटिक् ने अपने वेतान के द्वार पर उनका स्वागत किया । बड़े आदर के साथ राजकुमार को अपनी 
दु्धिण ओर बिठाया । २६ अक्टूबर का दिन दोनों राज्य-नरेशों के मिलने के लिए नियत हुआ । 


झगले दिन महाराजा के दरबार के सामंत, मंत्री, अधिकारी तथा खालसा सेना अपनी 
जरदार वर्दियों को पहन कर गवनंर जनरल के कैम्प को ओर चल्ले । गवर्नर जनरल, कम्मांडर-इन- 
सीफ झौर सचिव गण हाथियों पर सवार महाराजा के स्वागत के लिए आगे बढ़े । जब दोनों राज्य- 
नरेशों के हाथी बराबर हुए तो दोनों ने ललक कर द्वाथ मिलाये । महाराजा अपने हौदे से निकल 
कर गवनर जनरल के होदा में झा गया", इसके पश्चात्‌ वह हाथी से उतरे और हाथ में हाथ डाले 
वेतान में प्रवेश किया। बिछुड़ते समय विलियम बैन्टिय ने दो सुंदर घोड़े और बरमा का एक बढ़िया 
हाथी और बहुत-सी मृल्यवान्‌ मणियाँ मद्दाराजा को भेंट कीं । 


दूसरे दिन महाराजा ने काश्मीरी पश्मीने का वेतान गढ़वाया और सोने तथा चाँदी की 
चोयों झर मूल्यवान्‌ कालीनों से सजाया । राजकुमार खढ़ग सिंह तथा राजकुमार शेर सिंह निश्चित 
समय पर गवनर जनरल के स्वागत के लिए उपस्थित हुए। महाराजा ध्पने सर्वश्रेष्ठ हाथी पर सवार 
हो कर उपस्थित था । ज्योंदी गवनेर जनरल झौर मद्दाराजा के हाथी बराबर पहुँचे तो दोनों ने सप्रेम 


) दीवान अमर नाथ लिखते हैं कि महाराजा अपने साथ दो सेब ले गया क्योंकि उस के 
मन में कुछ संदेह उत्पन्न हो गया था। जिश पर ज्योतषियों ने उसे यह बताया कि वह दो सेब 
गवनर जनरल को भेंट करे। यदि वह सहर्ष उसे स्वीकार कर लेगा तो कोई भय नहीं होगा। चुनाँचे 
ऐसा द्वी हुआ | देख, ज़फ़रनामा पृ० २०८२ । 


१७ 


१३३० रणजीतसिद्द 


द्वाथ मिलाया । गवनर जनरल महाराजा के द्वोदे में आ पहुँचा। तोपल्लाना ने सलामो उतारी । 
एक सुंदर ओर जड़ाऊ तख्तपाश पर दो सुनहरी कुर्वियाँ सुबज्जित थों. जिन पर मद्दाराजा और 
गवनंर जनरल बैठ गये। दरबारियों ने अपने-अपने उपहार गवनंर जनरल को भेंट किये। जिन्हें 
नियमानुसार उसने छू कर वापस कर दिया । विदा होते समय बढ़ियाँ पश्मीने के एक सौ एक थान, 
चार सुसज्जित घोड़े, चांदी के हौदे वाले दी हाथी, गवनं( जनरल को भेट किये गये जिन्हें उसने 
सहषे स्वीकार किया । 
तीसरे दिन महाराजा ने गवनर जनरल को सहभोज दिया । सैकड़ों प्रकार के स्वादिष्ट भोजन 
बनवाये जिन्हें झंग्रज अतिथियों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ खाया । उस के अगले दिन गवनंर जनरल 
ने महाराजा को सहभोञ दिया | आतिथ्य के सभी प्रबंध उपलब्ध थे | सहभोज के वेतान में सेकड़ों 
अंग्रेंज़ लेडियों ने महाराजा का स्वागत किया । इस समय पर गवनर जनरल की अााज्ञा से बाजे 
वालों ने वह कला प्रदुशित की कि मद्दाराजा बहुत प्रसन्न हुआ , 
३१ अक्टूबर की शाम को विदाई का दरबार लगा ओर १ नवबर को दोनों नरेश अपने -अपने 
प्रदेशों की ओर चब्रे । महाराजा ऊना और कप्रथल्ा को ओर से होता हुआ १६ नवंबर को ल्ाहोर 


पहुँच गया । पजों 
अग्रेजों का लाहौर दरबार तथा लिध के साथ सममोता 


गवनर जनरल ने भेंट के समय अपने आशय को बिल्कुत्त प्रकट नहीं होने दिया और न 
कनंल पोर्टिजर को सिंध के अमीरों के साथ भेंट का ही कुछ वृत्तांत बताया । कनंल पोटिजर को स्वयं 
भी बहुत परिश्रम और बुद्धिमत्ता से काम लेना पड़ा । क्योंकि सिंध के अमीर पंग्र जों को अपने 
देश के पास फटकने तक की आज्ञा देने के लिए तैयार नहीं थे। उसने अमीरों के दिल में रणजीत 
सिंह के प्रति और भी संदेह उत्पन्न कर दिया ओर उनके दिल में यह्द भय ढाल दिया कि वे अंग्रेजों 
की सहायता के बिना रणजीत सिंह से अपना बचाव नहीं कर सकते | अंत में अझग्रेल सन्‌ १८३२ 
में अमीर हैदराबाद, अमीर खेरपुर ओर अमीर मीरपुर के साथ श्रतिज्ञा-पतन्र लिखे गये, जिनके अबु- 
खार यह निश्चित हुआ कि सिंधी अम्तीर अंग्रेजी व्यापारो जद्ाजों के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं 
लगायेंगे और उन पर केवल नियत घन पथ-कर के रूप में लिया करंगे । 

सिंधी अमीरों के साथ समकोता हो जाने के परचात्‌ गवनर जनरल ने रणजीत सिंह के 
साथ भी अपने इस सुकाव के विपय में समझोता करना चाहा और इस उद्देश्य से उस के साथ 
पत्न-ब्यवद्यार प्रारंभ कर दिया । दिसबर सन्‌ $८३२ में कैप्टन वेड को यह झाज्ञा मिल्ती कि वह 
लुधियाना से क्ाहोर जाय भोर बढ़ी द्वोशियारी तथा बुद्धिमत्ता के साथ इस कार्य को पूरा करे । 

ज्योंद्दी कैप्टन वेढ ने इस विपय में बातचीत प्रारंभ को तो रणजीतर्धिद अ्रसमंजस में पड़ 
गया। प्रथम तो उसे स्वयं स्रिध प्रांत जीतने की धुन थी, दूसरे हात्न ही में उस ने 
स्वयं गवर्नर जनरल के साथ रोपड़ में भेंट के समय सिंध के विषय में बात झारंभ की थी; परंतु 
गवनंर जनरल जान-बूक कर इंस विषय पर चुप रहा था। चूँकि रणजीतसिद्द अंग्रेज झफसरों की 
आंतरिक तथा बाह्य दियानतदारी पर भरोसा कर लेता था, इसलिए उसे ज्ञार्ड विलियम बैंठिक्ल 
की चुप्पो पर कुछ संदेद न हुआ । परंतु हब पछुताने से क्या बन सकता था। सिंघ के साथ तो 
अंग्रेजों का समझोता छः मास पहल्ले पूर्ण हो चुका था। अब महाराजा को भी येनकेन-प्रकारेण 
यह सुकाव मानना पढ़ा । चुनांचे २६ दिसम्बर १८३२ वाले दिन यह प्रतिज्ञा-पत्र लिखा गया। 
महाराजा रणजीतसिंह भ्रतिज्ञा-पत्र पर हस्ताक्षर तो कर दिये परंतु उन के दिल से मरते दुम 
तक यह शोक नहीं गया कि अंग्रेजों ने शिकारपुर और सिंध पर झषिकार करने से उन्हें रोक 
दिया क्योंकि इसमें उनका स्वार्थ था । 


पढ़ोसो रियासतों के साथ संबंध १३१ 


यदि ध्यान से देखा जाय तो दो पढ़ोसी राजनीतिक शक्तियों में मिश्रता और प्रेम का तो 
प्रश्न ही नहीं उठता । सदा ही प्रश्न अपनी अ्रपमी स्वार्थ-पूति का होता है। हमें तो ऐसा प्रतीत 
होता है कि जिस समय भी पंग्रेजों और रणजीतर्सिह के बीच इस प्रकार ऋूगड़ेवाला प्रश्न उठा 
तो झंत में महाराजा को ही एक पद पीछे हटाना पड़ा। अप्रेज़ों ने अपना स्वार्थ प्राप्त कर लिया। 
अंग्रेज़ राजनीतिक उलभनों और कूटनीति की सूक्ष्म चालों में महाराजा की अपेक्षा चतुर झवश्य 
थे । गवनंर जनरल और उसके सेक्रेटरी और रेजीडेंटों के बीच जो पतन्र-व्यवहार हुआ करता 
था, उस के देखने से यह स्पष्ट होता है कि अंग्रेज यह समभते थे कि रणजीतसिद्द के दिल पर 
उन की सनिक-शक्ति का प्रभाव पड़ा हुआ है । इसलिए वह किसी विशेष मामले पर उन का 
विरोध नहीं करेगा | फिर भी उसको मनाने का बेहतर ढड् यही होगा कि उस को हर एक महत्त्व- 
पूर्ण मामले में मित्र के रूप में याह्य रूप से साथ ले लिया जाये । चुनांचे सिघ के साथ वाणिज्य के 
मामज्ञे में ओर तत्पश्चात्‌ सन्‌ $फरे८ में शाहशुजाह को काबुल की राजगद्दी पर बिठाने के 
मामल्ने में (जिस का विस्तार पूर्वक वर्णन आगे चलकर किया जायगा) ऐसा ही किया गया। 
यद्यपि इन दोनों मामलों में मद्दाराजा यह पूर्ण रूप से जानता था कि इस मामल्रे में अंग्रेजों का 
साथ देने में उसे हानि ही हानि हे । 

महाराजा के मन में अंग्रजों का भय 

बहुत सोचने के पश्चात्‌ हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि प्रारंभ में ही रणजीतसिहद्द के 
दिल पर पअंग्रेजों की सेनिक शक्ति का भय छा चुका था । उस के दो कारण थे-- एक मरहठा सर- 
दारों की पराजय (सीथिया, हुलकर, भोंसला और गायकवाड़ सब के सब अपनी बढ़ी-बढ़ी 
सेनाभों के साथ पराजित हो चुके थे), दूसरे रणजोतसिदद का मामू भागसिदद जींद नरेश भी किसी 
सीमा तक यह डर उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी था। वह स्वयं एक छोटी-सी मिसल का स्वामी 
था और देहली के पढ़ोस में रहता था। उचप्तको अंग्रेजों की शक्ति इस समय भी बड़ी प्रतीत 
दोती थी । चुनांचे उसने भी रणजीतसिह को जसवंत राव होलकर वाल्ले मामल्ले में बहुत डराया। 
स्वयं जसवंत राव होलकर भी जब सन्‌ १८०२ में महाराजा से अलग मिला तो उस ने भी 
झंग्रेजी सेना की कवायदु और उन की युद्ध-प्रणाली की बहुत प्रशंसा की थी । यह मानव की प्रकृति 
का स्वभाव है कि यदि एक बार किसी वस्तु से भय लगने लगे तो उस का दूर होना कठिन हो 
जाता है। अंग्रेजों के विषय में रणजीतसिंह की यही दशा प्रतीत होती है। झपने शासनकाल के 
प्रारंभ में ही महाराजा के मन में अ्रंग्रेजी सेना के महत्व का विचार पक्का हो चुका था। उसके 
बादु जय अंग्रेजों ने सतलज पार की सिख रियासतों को सन्‌ १८०४ में झपनी शरण में ले लिया 
तो यह महत्व और भी पक्का हो गया | 


उसको स्पष्ट रूप से यह भी दीख पढ़ा कि अंग्रेज लोग जो कि कलकत्ता से चलकर वेहली 
झौर देहली से चलकर सतलज तक पहुँच गये हैं, उन के लिये यहाँ रुक कर बैठना 
कठिन ही नहीं वरन्‌ असंभव यात दे । एक समय भारत के चित्र के ऊपर अंग्रेजी राज्य की लाल 
लकीर देख कर महाराजा के मुख से अनायास ही यह शब्द निकल गये कि “एक दिन यह सारा 
चित्र लाज़ हो जायगा ।” उस के हृदय में निरसंदेह यही विचार काम कर रहा था ४ अंग्रेज सत- 
जज के किनारे आराम से नहीं बैठगे वरन्‌ अवसर प्राप्त द्ोने पर पंजाब के पाँचों दरिया लाँघ कर 
सिन्धु नदी तक या उससे भी झागे भपने राज्य की सीमाएँ ले जायेंगे। इसीलिये जीवन भर 
उस की यद्दी चेष्टा रही कि वह अपनी ओर से ऐसा कोई अवसर न दे जिस के कारण युद्ध तक 
नौबत पहुँच जाय । इसके साथ-साथ वह अपने व्यक्तिगत चेष्टाओों और देश के आधिक तथा 


१३२ रणजीतसिह 


मानुपी साधनों के अनुसार इंस भय को रोकने का भरसक प्रयत्न करता रहा तथा इस बात के 
लिये उसने सामग्री भी तैयार कर ली जिससे कि बचाव हो सक्के। उदारता के साथ घधन-ध्यय 
करके उसने अपने देश में कारखाने स्थापित किये, जिन में हर प्रकार की तोपं, बन्दृक़ें, गोले और 
शेत तथा बारूदु इत्यादि तैयार होने लगे । बड़े-बड़े वेतन देकर तजुर्बाकार योरुपीय 
सैनिक अफसर नियुक्त किये ताकि वे पंजाबी लोगों को योरुपीय ढंग की युद्ध-प्रणाली सिखा दें । 
पंजाब में ही नहीं वरन्‌ भारत भर में अभी इस काम में दक्ष भारतीय अफसर नहीं मिलते थे । 
इसलिए महाराजा को योरुपीय अफसरों की झावश्यकता पड़ी । अपने पंजाबी नवयुवकों 
को और विशेषकर सिख सरदारों के बच्चों को जो अंग्रेजी कवायद सीखकर प्यादा पल- 
टनों में खड़े हो कर लड़ना अपनी प्राचीतव मर्यादा के विरुद्ध समझते थे, कभी प्यार से, कभी 
मेट और उपहार देकर, कभी जागोर का प्रताभन देकर और कभी डरा-धमका कर योरुपीय 
जंगी ढंग सीखने के खिए आख़िर तैयार कर लिया । और अपने स्वर्गावास से पहल्ले प्राचीन ढंग की 
सवारी सेना के अतिरिक्त लगभग चालीस दज़ार आदमी की नई सेना तैयार कर ली | जिस 
योरुपीय यात्री अथवा राजदूत ने इस सेना के प्रदर्शन और क़वायद देखी, उसने यही मत प्रकट 
किया कि महाराजा की यह सेना अंग्रेजों की सेना से किसी प्रकार भी कम नहीं है। जिन्होंने अंग्रेजों 
तथा सिखों की परस्पर लड़ाइयों का (१८४९-४६) विस्तृत रूप से अध्ययन किया है उन पर यद्द बात 
स्पष्ट हे कि सिख सेना रणभूमि में अंग्रेजों के बराबर उतरी और कई बार इन्होंने वैरी के पाँव भी 
उस्नाड़ दिये । खालसा की पराजय तो अवश्य हुईं परंतु वह इसलिए नहीं कि खालसा सेना किसी 
पहलू में अंग्रेजी सेना से घटिया थी वरन्‌ इंसलिए कि चंद्‌ एक बड़े-बड़े अफसरों ने उनके साथ 
धोखा दिया । यहाँ पर यह वर्णन करने का हमारा तात्पर्य यह दे कि महाराजा ने अंग्रेज्ञों के हाथ 
से अपने राज्य को बचाने का जो यरन किया वह बे सोचे-समझे नहीं था; वरन्‌ दूरदशिता पर 
झाधारित था | उसके अपने मन में तो अंग्रेजों का प्रभाव था परंतु यह आवश्यक नहीं था कि उस 
के उत्तराधिकारी भी उसी विचार के होते। इसलिए उसने युद्ध संबंधी शस्त्र तथा सेना अपने 
जीवन काल में ही तैयार करवा डाले जिनको समय आने पर उसके उत्तराधिकारी प्रयोग में ला 
सके । परंतु यह युद्ध ऐसी परिस्थितियों में हुआ कि उनका फल खालसा के विरुद्ध हुआ | न तो 
महाराजा के उत्तराधिकारी उसकी भाँति तीत्र बुद्धि वाले और सयाने थे भौर न खादहौर दरबार 
में उस समय एकता और संगठन था। वरन्‌ इस के उल्टा चंद एक ऊँचे पदाधिकारी खातसा 
सेना से रुष्ट थे तथा श्रग्रेजो के हाथों में बिक चुके थे | यदि यह युद्ध महाराजा के जीवम का में 
होता या उस समय कुँवर नौनिद्दाल सिंद्द जीवित होता तो सम्भव था कि युद्ध परिणाम कुछ 
और ही दोता ।" 
लद्दाख पर विजय और अस्करदू 

लद्दाख तथा काश्मीर का परस्पर अट्टट संबंध है। उनका वणिज-संबंध एक दूसरे के साथ 
दीघंकाल से चला आता है। लद्दाख की जनसंख्या में एक बहुत बढ़ा भाग काश्मीरी मुसलमानों का 
भी है| लद्दाख को काश्मीर की वादी पर एक बढ़ौतरी प्राप्त रही है । वह यह कि इस ओर से वादी 
पर बढ़ी सुगमता के साथ झाक्रमण हो सकता है, विशेषकर देमन्त ऋतु में, जब कि सभी नदी नातों 
का पानी जम जाता है और शेष सभी रास्तों पर बर्फ पड़ जाती है। उस समय पहाड़ी लोगों की 
फौजों के लिए आना-जाना सहल्न हो जाता है। 


) उस समय का एक प्रसिद्ध पल्चाबी कवि शाह मुहम्मद भी ऐसा दही लिखता है। 
होन्दी श्रज सरकार ते मुल पान्दि, जिंवे खालसे ने तेगाँ मारियाँ ने । 
शाह मुहम्मदा इक सरकार बामों, फो्जाँ जिन के अंत नू हारियां ने ॥ 


पड़ोसी रियासतों के साथ संबंध १४४३ 


शुनांचे जय से महाराजा रणजीत सिंह ने काश्मीर की वादी पर श्रपना अधिकार कर लिया, 
तब से वह इस बात के स्िए चौकत्ना हो गया ! महाराजा के काश्मीर पर विजय प्राप्त करने के 
शीघ्र ही बाद्‌ १८२० ई० में मर क्राफ़्ट नामक एक अंग्रेज़ व्यापारी ल्ाहोर से होता हुआ लद्दाख जा 
पहुँचा भौर वह लगभग एक वर्ष तक यहाँ दहरा रद्द । इस समय में वह लद्दाख के विषय में सभी 
सूचनाएँ अंग्रेजी सरकार को देता रहा । उदाहरणर्वरूप यह कि यहाँ के राजा की वार्षिक बाय 
पाँच लाख रुपया के लगभग है, उसकी प्यादा तथा सवारी सेना तीन हजार से अधिक नहीं हे । 
यहाँ पर पशम झर्थात्‌ ऊन का बढ़ा व्यापार हैं, जिसका अधिकृतर भाग इस समय अमृतसर के 
व्यापारियों के कारिन्दों के हाथ में है । रणजीत सिंद इन बातों से अपरिचित नहीं था परन्तु पञ्ञाब 
में अभी उसे अपनी शक्ति को इृढ़ करना था । इसलिए मद्दाराजा ने केवल अपना प्रभुस्व जताने के 
लिए अपने कार्श्मःर के प्रशासक द्वारा-लद्दाख से पत्र-ठ्यवहार करके खिराज साँगा। परन्तु दस 
यारह वर्ष पीछे अर्थात्‌ १८३४ में जब कि-सिन्धु पार का प्रदेश देहरा गाजीखान से खतेकर पेशावर 
तक झोर इधर काश्मीर के आस-पास का; ह ताका अर्थात्‌ मानसेहरा, हज़ारा, स्वात इत्यादि को 
महाराजा ने सीधे ही अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया तो फिर लद्दाख की ओर झपना ध्यान 
फेरा | चुनांचे लद्ाख राज्य के गृद-युद्धों में मियाँ जोरावर सिंह गवनर (7्रशासक, ने हस्तक्षेप करना 
प्रारम्भ किया और एक बहाना पाकर देश के दक्षिणी भाग में दाखिल हो गया। और वहाँ एक 
दरबार की पादी के साथ जोड़-तोड़ प्रारम्भ कर दी | परिणाम यह हुआ कि राजा को गद्दी से हठा 
कर उसके मंत्री को राजा बना दिया गया। यह सत्र कार्यवाही मिर्यांँ जोरावर सिंह की सैनिक 
सहायता द्वारा भ्रमक्ष में लाईं गठदें । जिसके बदले में नये राजा ने तीस हज़ार रुपया प्रति वर्ष 
खिराज देना स्वीकार कर लिया और दो एक जिल्ने किलों समेत जोरावर सिंह के हवाले कर दिये 
जिन में उस ने अपनी सेना रख दी। यह कार्यवाई करने के पश्चात्‌ वह सन्‌ १८३६ ई० में जम्मू 
वापस झा गया और बाद में जंडियाले;के स्थान पर महाराजा की सेवा में उपस्थित हुआ । महा- 
राजा ने प्रसन्‍न होकर उसे एक सादर खिलअत प्रदान की ओर उसकी वीरता की प्रशंसा की । 

बातचीत के समय में मि्याँ जोरावर सिंह ने असकरदू की छोटी सो रियासत को जीतने 
की भी आज्ञा चाही और महाराज। को यह बतलाया कि उसकी कृपा से वह भी जीती जा सकती 
है। परन्तु महाराजा ने उसका ऐसा करने से रोक दिया ओर कहा कि जिस क़्दर इस ओर से 
राज्य को विस्तार दिया जायगा उसी कदर चोन सम्राट्‌ से लड़ाई-कगढ़ा बढ़ने का भय रहेगा | 
महाराजा स्वयं तो दूरदर्शी था और एक क्रिया के परिणाम को शीघ्र ही भाँप जाता था; परन्तु 
उसके झफसघर किसी समय गलतियाँ कर बठते थे | चुनांचे जब तक महाराजा रणजीतर्सिह जोवित 
रहे, मियाँ जोरावर सिंह ने अस्करदू की झोर क़्द॒म नहीं बढ़ाया | परन्तु ज्योंदी सन्‌ १८४० में 
उसको अस्करदू के राजा के पारिवारिक कंगड़ों में हस्तक्षेप करने का अवसर प्राप्त हुआ, उसने 
अपनी लद्दाख वाली चाल प्रारम्भ कर दी और जिस पार्टी की सहायता करके राजासन का“ झअधि- 
कारी बनाया, उससे सात हजार रुपया वाषिक खिराज लेना निप्रत कर लिया, प॑रन्तु तस्पश्चात्‌ 
झग्नेजों कौर चीन सम्राट के दखल देने पर यह शर्त हटानी पढ़ी । 

लाहोर दरघार और नेपाल सर कार 

लद्दाख जीतने पर महाराजा के राज्य की सीमाएँ नेपाल की रियासत के अधिक निकट झा 
गईं थीं। इसलिये दोनों राज्यों में पहले की अपेक्षा अधिक मेल-जोल भझावश्यक हों गया था । 
पिछले सम्बन्ध न तो विशेष रूप से अस्छे थे भौर न कुछ बुरे । 


'> के सनक नल न कान किक नाल डक निज फनी पल लरलकसनकक 7. 


) किश्तवाडू श्रौर जम्मू का समूचा प्रदेश मद्दाराजा ने जागीर के रूप में राजा गुलाब 
तिंह को दे रखा या। जोरावर सिंह, गुलाब तिंह की श्रोर से प्रशासक नियुक्त हो रहा था। 


भा 


१३४ रणजीतसिह 


सन्‌ १८१४-१६ में जिस समय अंग्रेज़ों ओर गोंरखों में युद्ध हो रहा था, नेपाल सरकार की 
झोर से कई बार महाराजा को सहायता के किये प्राथेना पत्र आये; परन्तु महाराजा ने 
अंग्रेजों के विरुद्ध उन के साथ युद्ध में सम्मिल्षित होना उपयुक्त न समझा, फिर भी वह गोरखों की 
वीरता से प्रभावित अवश्य हुआ । प्रथम तो वह स्वयं पाँच वर्ष पहल्ने कांगड़ा दुर्ग के युद्ध में जनेल 
झमर सिंह थापा ओर उसके लिए जान तक देने के लिये तत्पर गोरखा सनिकों के हाथ देख चुका 
था । अब अंग्रेजी सेना के सम्मुख भी जो वीरता गोरखा सनिकों ने दिखाई उसका बृत्तान्त लाहोर 
द्रबार तक पहुँच गया | इसलिये महाराजा ने गोरखों को अपनी नवीन प्यादा सेना में भरती 
करना आरम्भ कर दिया और उनकी दो पलटने तैयार की गई । जनेल अमर सिंह थापा के 
पुत्र भुपाल सिंह को एक भच्छे पद्‌ पर नियुक्त कर दिया गया | इसी प्रकार बलभद्ग सेन नामक 
गोरखा सरदार भी एक उच्च सैनिक पद पर नियुक्त था जोकि सन्‌ १८२३ में टिबाटिरी युद्ध में 
लड़ता हुआ मारा गया । 


ऐसा ग्रतीत होता है कि हन बड़े-बड़े अफसरों की सद्दायता से काठमाणदू दरबार के साथ 
महाराजा की छिखा पढ़ी समय-समय पर होती रहती थी । लुधियाना के पअंग्रेजी एजेन्ट के पत्र-ध्यव- 
दार से प्रतीत होता है कि सन्‌ १८३४ में दशहरा के दिनों के लगभग एक नेपाली एजेन्ट लुधियाना 
के रास्ते से अमृतसर पहुँचा और महाराजा के साथ द्रबार में भट की । उसके दो वर्ष पश्चात्‌ 
अर्थात्‌ लद्दाख की पराजय के शीघ्र ही बाद नेपाल से एक दूसरा राजबूत बनारस के रास्ते लाहौर 
पहुँचा, ओर बहुमूल्य उपहार दो द्वाथियों समेत महाराजा की सेवा में भेंट किये। मई मास सन्‌ 
१८३७ में एक तीसरा दूतमण्डल लाहौर पहुँचा,जिसकी महरराजा ने बहुत आव-भगत की । ऐसा 
सम्मान पहले किसी गोरखा दूतमण्डल का नहीं किया गया । उसका कदाचित्‌ यह कारण था कि 
उस समय अंग्रेज शाह शुजाउलमुल्क को काबुल के .राज-सिहासन पर बिठलाने का प्रयत्न 
कर रहे थे । हाल ही में उन्होंने रणजीतसिह को शिकारपुर और सिन्ध बेने से भी रोका था । 
और स्वयं सिन्धी अमीरों के साथ व्यापारिक समझौता कर लिया था और श्रब वे काबुल के राज- 
सिंहासन पर अपना नियुक्त राजा बिठाना चाहते थे। दूसरे शब्दों में वे महाराजा के राज्य के 
चारों ओर घेरा डालना चाहते थे। बहावलपुर पदले ही।उनकी शरण में आ चुका था। अब सिंध 
ऋऔर उप्के आगे चलकर अफगानिस्तान की मुसलमान रियासते इस चन्द्र-घेरे को पूरा कर रही 
थी । इसलिये सम्भव है कि मद्दाराजा के मन में यह विचार उत्पन्न हो रद्दे हों कि एक स्वतंत्र हिन्दू 
रियासत के साथ मित्रता सम्बन्ध किसी समय पर उसके लिये लाभदायक और उपयोगी 
सिद्ध हो, विशेषकर उस समय जब कि अंग्रजों और गोरखों के बीच राजनीतिक सम्बन्ध अच्छे 
नथे। 


दूृतमण्डलों का यह सिलसिला जारी ही था कि एक ऊँचे घराने के गोरखा अफसर जिसका 
नाम मुन्शी सोहन लाल ने मोतबिर सिंह लिखा है, का एक प्रार्थना पत्र महाराजा के सम्मुख 
उपस्थित किया गया जिस में उस ने लाहौर द्रबार में नौकरी करने की हृव्छा प्रकट की थी झौर 
लिखा था कि उस ने नेपाल राज्य की नौकरी छोड़ दी है । वह स्वयं भी लाहौर में उपस्थित होना 
चाहता था परन्तु अंग्र जी एजेन्ट कप्तान वेड ने उसे लुधियाना में रोक लिया | महाराजा ने फकीर 
अजीज उद्दीन को लुधियाना भेजा ताकि वह कैप्टन वेंढ से मोतबिर सिंह के विषय में पूरा हाल 
मालूम करे, साथ ही वेढ के नाम यह संदेश भेजा कि वह मोतबिर सिंह के साथ कोई गुप्त वार्ता- 
ल्ाप नहीं करना चाहता वरन्‌ उस के युद्ध संबंधी ढंग देखना चाहता है। और अधिक से अधिक 
उसे अपनी सेना में नोकर रख स्लेगा | यदि महाशजा जीवित रहता तो कदाचितू वह नेपाल के साथ 


पढ़ोंसी रियासतों के साथ संबंध १३४ 


कोई राजनीतिक संबंध स्थापित कर लेता परंतु उप्तका स्वास्थ्य दिन प्रति दिन बिगढ़ रहा था और 
उस» शीघ्र ही जून सन्‌ १८३६ में स्वर्गवास हो गया । 
निज़ाम हेदरावाद का वकील 

सन्‌ १८२६ में निज़ाम दैदराबाद का वरोच्र मियाँ दरवेश मुहम्मद लाहौर दरबार में आया 
और निजाम की ओर से बहुमूल्य उपहार लाया जिन में चार बढ़िया नसल के घोड़े, एक बड़ी 
मृल्यवान्‌ चाँदनी”, एक दोधारी तलवार, एक तोप भर कहे बंदूक सम्मिलित थीं। महाराजा के 
अतिरिक्त दरवेश मुहम्मद ने राजकुमार खड़ग सिंद को भी कई पक मूल्यवान्‌ वस्तुएं भंट कीं । 

हिरात और बलोचिस्तान के एजेंट 

इसी वर्ष हिरात नरेश का एजेंट सेफखान भेंट लेकर लाहौर दरबार में आया। तीन 
साल पीछे झ्र्थात्‌ १८२६ में नवाब बलोचिस्तान से भी वकील झाये और बहुत से घोड़े भौर युद्ध- 
संबंधी सामग्री भी भंट के रूप में अपने साथ लाये । उपहार भेंट करने के पश्चात्‌ महाराजा की 
सेवा में प्राथना की कि उनके दो गढ़ --हरिन्द और दुमेज् जो डेरा गाजीखान। प्रदेश की सीमा पर 
सिंधु नदी के पश्चिम में स्थित हैं, वे नवाब बदावलपुर ने छीन लिए हैं | उनके वापस लेने के लिए 
वे महाराजा की सहायता के इच्छुक हैं । 

रियासत बहावलपुर के साथ संबंध 

बद्ावलपुर की रियासत पर दाऊदपोतरा बंश के नवाब शासन करते थे। मुलतान प्रांत ओर 
सिंध प्रांत की भाँति बहावलपुर प्रांत भी काबुत्ध नरेश के अधीन था । परंतु दुरानी राज्य के परस्पर 
रूगड़ों तथा उसको दुयंलताओं के कारण दाऊद पोंतरा नवाब भी बहावलपुर में स्वाधोन बन बैठा । 
इस रियासत की एक सीमा मुल्तान प्रांत और डेरा गाजीखान के साथ मिलती थो ओर दूसरी सिंध 
प्रांत के साथ लगाव रखती थी । परतु दस रियासत का लगभग संपूर्ण प्रदेश सतत्नज नदी की 
याईं झोर स्थित था ओर वह भाग जो पंजनद के नीचे था, वह सिंधु नदी की बाई ओर था। इस 
लिये उसके राजनीतिक संबंधों ने प्रारंभ में आश्वर्यजनक-सा रूप धारण कर लिया। वह यह कि 
सन्‌ १८०६ में जब सतल्जज नदी, अंग्रेजों तथा रणजीतसिंद्र के राज्यों फे बीच सीमा निश्चित हुईं 
तो सतलज पार की रियासतों के साथ महाराजा का कोई राजनीतिक संबंध नहीं रहा | परन्तु नवाब 
के चंदू-एक उपनित्रेश चनाव तथा सिंधु नदी के बीच के भाग में स्थित थे, इसलिए महाराजा नवाब 
से उनके संबंध में बहुधा भेंट की माँय क्रिया करता था । चुनाँचे सन्‌ १८१२ में भेंट वसूल करने के 
विचार से महाराजा ने कुछ सेना साथ ल्लेकर बहावलपुर की ओर मस्थान किया | जब वद् पाकपटन 
के पास पहुँचा तो नवाब ने कुछु धन भेंट के रूप में भेज दी ओर साथ ही मुकाबला करने के किए 
भी तस्पर हो गया । 

उधर से अंग्रेजों ने भी नवाब के साथ जोड़-तोढ़ प्रारम्भ कर दिया और अन्य सिक्स रिया- 
सतों की भाँति नवाब ने भी अंग्रेजों की शरण में आना स्वीकार! कर लिया । 

रणजीत सिंह ने सन्‌ १८१८ में सुलतान और १८२० में डेरा गाज़ीखान पर विजय प्राप्त कर 
ली थी । मुझतान में तो महाराजा ने अपना प्रशासक नियुक्त कर दिया किन्तु डेरा गाज़ीखान का 
इलाका ३ लाख रुपया प्रति वर्ष के बदल्ले में हजारे के रूप में नवाब बद्ावलपुर को दे दिया। परंतु 
हर वर्ष यह हजारा और नवाब को सेंट का घन बढ़ता चला गया | घुनांचे १८३१ में जब ;कि'डेरा 
का इलाका महाराजा मे अपने राज्य में सरिम्लित किया, उस समय से नवाब बहावलपुर * लाख 
रुपया प्रति व्ष भेंट के रूप दिया करता था । 


* यह चाँदनी, महाराजा ने दरबार साहब श्री अमृतसर में मेज दी जहद्ाँ यह अब तक 
मौजूद है । (बाबा प्रेम सिंह) 


१३६ रणणजीतसिद 


सिंधी अमीरों के साथ महार।जा का संबंध 
जब डेरा गाज़ोखान को महाराजा ने अपने राज्य में सम्मिलित कर जिया तो जनरल वंवूरा 
को वहाँ का पहला शाप्तक नियुक्त किया । इसमें एक विशेष रहस्य दीख पड़ता है, वह यह कि 
महाराजा की दृष्टि शिक्रारपुर और सिंध प्रांत पर बहुत देर से जम रद्दी थो। झौर वह चाहता था 
कि वंतूरा वहाँ से धिधी अमीरों के सैनिह तथा अन्य प्रकार के साधनों का ठीक रूप से अनुमान 
कर लेवे | चुनांचे जनरल वंबूरा ने दुजेस झोर दरिन्द के दोनों बलोचो गढ़ों पर फिर से अपना 
झधिकार कर लिया और शिकारपुर की ओर अपना रास्ता साफ कर लिया । 
इंप सिलसिले में यह बात विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि उस समय तक रणजीत 
सिंह ने सिधु नदी के पार का इलाका अपने अधीन कर लिया था। पेशाचर के पठान बिलकुल 
ईंजारादार का सा महत्त्व रखते थे । खलीफा सैयद अदमद्‌ जिसने पिछले पाँच वर्ष से हस तमाम 
इलाका में उपद्रव मचा रखा था, पराजित होकर रणभूमि में मारा जा चुका था और इसके साथ 
सम्पूर्ण फसाद पठानों के इलाके में बन्द हो गए । डेरा इस्माइल खाँ ओर डेरा गाज़ी खाँ का 
सारा इलाका महाराजा अपने आधिपत्य में ले चुका था। मुलतान पहले ही उसके पास था। 
झाशय यह कि पंजाब राज्य को सीमा बिलकुल सिंध के पास तक आ पहुँची थी । महाराजा की 
सेना को तुलना में अभीरों की बलोची सेना कुड्ध महत्व नहीं रखती थी । इसके अतिरिक्त सिध का 
इलाका तोन छोटी-छोटी रियासतों में बैंट रहा था जिनमें एक हेदराबाद, दूसरी खैरपुर झोर तीसरी 
मीरपुर की बलोची रियासत थी । न तो इन तीनों अमीरों में कोई विशेष प्रेम प्यार तथा एकता थी 
ओर न किसी झाक्रमणकारी को उनझी संगठित शक्ति से भय ही था । इसलिये सिंध प्रान्त पर 
विजय प्राप्त कर लेना महाराजा के लिए बिल्कुल मामूली-सी बात थी । 


भूगोल-विद्या की दृष्टि से भी यदि देखा जाय तो ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकृति ने भी 
पंजाब और सिध प्रान्त को ऐक ही घरती का अंश बना रखा है । ये दोनों प्रान्त सिन्‍्ध नदी और 
उस की सहायक नदियों द्वारा सींचे जाते हैं ओर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। वरन्‌ भारत के 
अन्य भागों से भी एथक हो रहे हैं । एक ओर से रेगिस्तान और दूसरी ओर से सुलेमान पवषेत 
का सिलसिला इनको हिन्दुस्तान से प्रथक कर रहा है| कद्ाचित्‌ यही कारण था कि प्राचीन काल 
में इन दोनों प्रान्तों के लोगों का रहन सहन भी एक ही प्रकार का था जैसा कि हृद्प्पा जिला 
मॉन्टगुमरी और मोहिज्जोदारों जिला लड़काना के खडहरों से सिद्ध हो रहा है । 

परन्तु रणजीतसिहद की दृच्छा को अंग्रजों ने ठुकरा दिया। पहले तो उन्होंने महा- 
राजा से चोरी-चोरी सिन्धी झमीरों के साथ व्यापारिक समझौता कर लिया जिस से उनको यह 
बहाना मिल गया कि यदि रणजीतसिह शिकारपुर और सिंध पर झाक्रमण करेगा तो वाणिज्य को 
हानि होगी। शिकारपुर व्यापार की बढ़ी भारी मण्डी थी। यहाँ पर अफगानिस्तान, खुरासान, 
ईरान, सिन्‍्ध तथा हिन्दुस्तान के बड़े-बड़े महाजनों ने अपनी-अपनी दुकानें खोद्ल रखो थीं झोर 
झाढृती कारिन्दे बिठा रखे थे। साठ हजार रुपया से कुछ अधिक प्रति वर्ष हुस नगर की पथ-करों 
द्वारा झाय थी । फिर भो महाराजा ने सिन्‍्ध को जीतने का हरादा स्थगित न किया । तत्कालीन 
सिन्‍धी अमीर बलोचीवंश तालपुर से सम्बन्ध रखते थे | परन्तु अभी तक कलहोरा वंश के भी 
कुछ एक राजकुमार जीवित थे जिन से तालपुरियों ने रियासत छीन रक्ली की | सुनांचे रणजीत 
सिंह ने दो कलहूरी वंश के राजकुमारों के लिये गुजारा पेन्शन खगा रखी थी और उन को बढ़ियाँ 
भवन रहने के लिये कस्बा राजनपुर में दे रखे थे | ताकि यदि किसी समय तालपुरियों के विस्द्ध 
डन को खा करना पड़े तो उसे सुविधा रहे | दूसरे यह कि तालपुरिये इस भय से महाराजा से 
हरते रहेंगे। सिम्धी अमीरों में से भो पुक के साथ महाराज/ ने सिन्रता बना रखी भी | झोर यह 


पढ़ोसी रियासतों के साथ संबंध १३७ 


वह यों कि अंग्र जों ने अमीर खैरपुर तथा मीरपुर के साथ अधिक सम्पक बना रखा था और 
अमीर नूर मुहम्मद हैदराबाद की राजनीतिक गठजोढ़ में अधिक पूछ न की । चुनांचे हस से लाभ 
उठाकर महाराजा ने नूर मुहम्मद के साथ मित्रता का संबंध स्थापित करना चाहा बल्कि यहाँ 
तक कि एक बार महा राजा ढेरा गाजी खान का इलाका उसे इजारा पर देने के लिए तैयार 
हो गया । 

सन्‌ १८३५-३६ में सिंध पर चढ़ाई करने का बहाना भी महाराजा को मिल गया । वह 
इस प्रकार कि मज़ारी वंश के पठान जिनका अधिकतर गुजारा लूट मार पर ही था, मद्दाराजा के 
मुखतान प्रांत की सीमा पर बहुधा छापे मारा करते थे । मुलतान के शासक दीवान सावन मत 
ने उनके प्रदेश पर आकमण करके उन्हें भगाने का निश्चय कर लिया । चुनांचे उसकी सेना जिस 
में २००० सैनिक और २० के लगभग हलकी तोपें थीं, वहाँ जा पहुँची । इधर महाराजा को ज्ञात 
हुआ कि खेरपुर का अमीर गुप्त रूप से मज़ारियों की सहायता कर रहा है। चनांचे रणजीतसिदद 
ने सावन मल की सहायता के लिए दशहरा समाप्त होने पर लाहौर से ताज्ञा दम सेना और 
निपुण जनता सरदार हरिसिंद नलुवा को मिठन कोट की झोर श्रस्थान करने की आज्ञा दे दी और 
अपने होनहार पोते कुँवर नोनिद्दाल सिंह को भी इंस सेना के साथ भेजा । कुँवर साहब झौर सरदार 
दरिसिंह को विशेष रूप से आदेश दिया गया कि वे मिठन कोट पहुँच कर सिंधी श्मीरों से यह 
बात रपष्ट कर दें कि अब उन्हें काबुल नरेश के स्थान पर महाराजा रणजीतसिंह का आधिपश्य 
स्वीकार करना होगा झोर जो प्रति वर्ष का धन वे खिराज के रूप में काबुल भेजते थे, उन्हें 
हब वह लाहौर में भेजना पड़ेगा । यदि वे इंस में कुछ विल्म्य कर तों सरदार हरि सिंह को चाहिए 
कि वे सीधे शिकारपुर की ओर प्रस्थान कर दें । ऐसा प्रतीत होता है कि महाराजा इस बार 
वास्तव में ही सिंघ पर विजय माप्त करने पर उतारू था। क्योंकि उपरोक्त सेना के झतिरिक्त वह 
स्वयं भी (यद्यपि उसका स्वास्थ्य उस समय ठीक नहीं था) लाहोर से मुजतान की ओर कूच करने 
की तेयारी कर रहा था। 


हधर सेना के पहुँचने से पहले गवनर मुज़तान ने मज़ रियों को पराजित कर के अक्टूबर 
सन्‌ १८६६ में रुजञनगढ़ और उस से आगे जाकर क्विन पर अपना अधिकार जमा लिया। इस 
प्रकार शिकारणुर ओर सिंघ की ओर जाने के लिये रास्ता तैयार हो रहा था। यह देखकर अंग्रेजों 
को ज्यादा घबराहट हुई | चुनांचे कनेल पोर्टेचर और गवनेर जनरल के बीच सिंध के विषय मरे 
विचार-विमश प्रारंभ हुआ | गवनेर जनरल जैसे कि उत्तर-दाता अ्रंग्रेज अधिकारियों के 
लिखने का प्रारंभ से वक्ष चत्ना आता है, एक पत्र में लिखता है कि रियासत सिंध की 
परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हो रही हैं कि हम को विवश हो कर सिंधी अमीरों के साथ 
एकता के संबंध झधिक गहरे झौर सबल करने पढ़ेंगे। सम्भव है कि इस समय ये लोग 
रणजीतसिद्द की विजयों से डर कर हमारी शरण में आने के इच्छुक हों । इसलिए ऐसे दुलंभ्य अव- 
सर को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए और सिन्‍्धी शासकों के साथ आप को शीघ्र ही पतन्न-व्यव- 
हार प्रारंभ कर देना चाहिए। हस समय तो दमारी सरकार सिन्धी अमीरों तथा रणजीतर्सिह के 
बीच के सेदों को दूर करेगी परंतु बाद में जब कि हेदराबाद दरबार में हमारी ओर से एक रैजीडेंट 
रखा जायगा तो उस समय हम रियासत सिन्ध के दूसरी राजनीतिक शक्तियों के साथ संबंध भी 
टीक कर देंगे । 

दूसरी ओर कैप्टन बेड जो कि झुधियाता में असिस्टैयट पोलीटिकल एजेन्ट के रूप में रहा 
करता था झौर मदाराजा के पास भअंहुधा ्राया जाया करता था, उसको भी दिसम्बर १८३२६ 

6 


१ शे८ रणजीतसिदह 


में गवनेर जनरल ने लिखा कि वह महाराजा को शिकारपुर पर झाक्रमण करने से रोके और 
महाराजा को स्पष्ट रूप से यह बता दे कि सिन्धियों तथा झंग्रज्ञों के बीच व्यापारिक समझौता हो 
रहा है | युद्ध छिढ़ जाने पर व्यापार का सिलप्िला टूट जायगा । दूसरे यह कि व्यापारिक सम- 
मौते के अनुसार अंग्र ज और सिंधी एक दूसरे के मित्र बन चके हैं। इसलिए झंग्रेज यह बिलकुल 
सहन नहीं करेंगे कि कोई अन्य शक्ति उस के मित्रों के साथ कोई छेड़-छाढ़ करे | चनांचे कैप्टन वेड 
स्वयं लाहौर गया झौर उस ने बहुत ही चतुराई ओर बुद्धिमत्ता के साथ इस कठिनाई को सुल- 
ऊराया और महाराजा को अपनी सेना समेत लाहोर से सिंध की ओर जाने से रोक दिया | स्राथ 
ही महाराजा के जो सेना कुँवर नौनिहाल सिह्ठ और सरदार हरिसिंह नल्ुवा के सेनापतित्व में 
सिंधु नदी पर डेरा ढाल्ले पंड़ी थीं, उनके नाम भी यह आज्ञा-पत्र लिखवा दिया कि वे आगे शिकार 
पुर की ओर न बढ़े । महाराजा को क्रोध तो बहुत आया परंतु वह अ्रंग्रज़ों के साथ युद्ध करने के 
लिये कदापि तैयार नहीं था | विशेषकर इस अवसर पर तो महाराजा के बड़े-बड़े बुद्धिमान और 
उत्तर-दाता अधिकारी भी अंग्रेजों की इस क्रिया पर क्रद्ध हो पढ़े थे और युद्ध के किए तयार हो 
पड़े थे; परन्तु महाराजा अपना सिर फेरकर और इतना कहकर चप दो रहा कि “अंग्रेजों से युद्ध 
करके इससे पहले दो लाख मरहठा सेना की क्या गति हुईं थी ?” 

परन्तु महाराजा ने हृतना अवश्य किया कि रोजानगढ़ को अपने ही अधिकार में रखा 
झोर किनगढ़ को गिराकर भूमि के साथ समतल कर दिया और सिनन्‍्धी अमीरों के साथ पुराने 
संबंध थवयों के स्यों रहने दिये | जहाँ तक हमें प्रतीत होता है महाराजा का विचार यह था कि यदि 
वह स्वयं हुस विचार को वश में नहीं कर सकता कि अंग्नजों की शक्ति अजेप है तो संमव है कि जो 
सेना उसने योरुपीय तरीके पर तंयार कर रखी है, उस पर भरोसा करते हुए उसके उत्तराधिकारी, 
विशेषकर झुँवर नोनिहाल सिंह कभी झंग्रेजों की परवाह न करता हुआ सिंध पर विजय प्राप्त कर 
से | परन्तु ईश्वर को कुछु और ही भाता था | यह होनहार राजकुमार जिस पर सारे देश व जाति 
की आँखें क़्गी हुई थीं, महाराजा के काल वश होने के १५ मास पश्चात्‌ ब्योढ़ी की महराब के 
नीचे दबकर मर गया और उसके पश्चात्‌ जो उपत्रत लाहौर दरबार में फेता उससे लाभ उठा- 
कर झंग्रजों ने एक छोटे से बहाने पर सन्‌ १८४३ में सिध को जीतकर अपने राज्य में सम्मिल्षित 
कर सखिया । 

अफ़गान सम्राटों के साथ संबंध 

रणजीतसिंह ने अपने शासनकाल के प्रारम्भ से ही यह बात जान ली थी कि पंजाब का 
अधिकतर भाग मुसक्तिम नवाबों के अधोन है ओर वह रणजीतसिंह का आधिपत्य स्वीकार करने 
के स्थान पर अपने सहधरमी काबुल नरेश का आधिपस्य स्वीकार करना अच्छा समझूगे । चाहे 
उस का निवासस्थान कोसों ही दूर क्‍यों न हो। इसलिए प्रारम्भ में नवयुवक मद्दाराआ ने 
बढ़ी बुद्धि भर दूरदशिता से काम लिया । शाह ज़मान की पआर्थता पर उसकी तोप वापस कर दीं 
झौर झाठ-नौ वर्ष जब तक कि काबुल का राज्य शक्तिशाली रहा, उसने पंजाब के नवाबों से कोई 
छेद छाड़ न की। परन्तु ज्यों ही दुर्रानियों का शासक बंश झशक्त हुआ झौर वे आपस में खड़ने 
भझरगदने लगे और पंजाब के नवाब्रों ने स्वाधीनता का पाठ पढ़ लिया तो रणजीतलिंह ने भी अपनी 
नीति में परिवर्तन कर लिया । सन्‌ १८१० में शाह जमान और शाह शुज्ञा-उद्ध-मुल्क के काबुक्ष से 
निकाले जाने पर महाराजा ने उनकी खूब आवभगत की। खाहौर में उनके निवास के किए बढ़िया 
खुली हवेलियाँ सुरक्षित कर दीं शोर उनको पेन्शन लगा दी। परंतु हवन दुर्रानियों के स्थान पर 
बारकज़ई सरदारों की जिस पार्टी ने अब शक्ति ग्रहण करनी पारंभ की, मद्धाराजा ने उस के सरदार 


पढ़ोसी रियासतों के साथ संबंध १३६ 


बजीर फतह खाँ के साथ झब एकता का संबंध स्थापित कर लिया। परंतु साथ ही काछुत् राज्य की 
झतमता से लाभ उठाकर पंजाब के लड़ाके मुसलमान कबीलों की छोटी-छीटी स्वाधीन रियासतों 
को खतम करना भी प्रारंभ कर दिया। चनांचे एक ही हस्खे में खुशाब, साहिवाल, शाहपुर इत्यादि 
के बिलोची सरदारों को पराजित करके इस इलाके को मद्दाराजा ने अपने राज्य में सम्मिलित कर 
लिया । दूसरे हरुले में एक ओर मुलतान'जीतने का यरन किया ओर काश्मीर जाने वाल्तले रास्तों की 
नाकाबंदी प्रारंभ कर दी । 

सन्‌ १5५३ में दी दुर्रानियों की दुबंलता से ही ज्ञाभ उठाकर महाराजा ने अटक के किले 
पर भी झधिकार जमा लिया था। तत्पश्चात्‌ जब वजीर फतह खाँ ने इस किले को काछुल 
सरकार के लिए वापस जीतने का प्रयत्न किया तो उसे निष्फल लौटना पड़ा । इसके पाँच वर्ष बाद 
सन्‌ १८१८ में जब वजीर फतह खाँ को शाह महमूद के बेटे ने कत्ल कर दिया तो अफगान राज्य 
में फिर से उपद्रव मच गया । वजीर फतह खाँ के भाई जो काश्मीर, पेशावर हृत्यादि हृधर-उधर 
के राज्यों को संभाले बैठे थे, काडुल की ओर चत्र दिये। चनांचे महाराजा ने कट अवसर पाकर 
मुलतान, काश्मीर तथा मनकेरा रियासत को जीत लिया | 

परन्तु काबुल की स्थिति दो वर्ष के भीतर ही सुधर गईं। सरदार मुहम्मद झ्ज़ीम खाँ ने 
जो कि उस समय बारकजई वंश का सब से वयस्क ओर अमुभवी व्यक्ति था, मंत्रि-मंडल की डोर 
झपने हाथ में ली तथा शाह्र अयूब को राजगद्दी पर बिठा दिया । जहाँ तक भारत में भ्रफगानी राज्य 
तथा उसकी साख का संबंध था, मुहम्मद अजीम के लिए मुलतान, काश्मीर, किल्ला श्टक भौर 
रियासत मनकेरा (डेरा इस्माइल खाँ) का तो महाराजा रणनीतसिंह से वापस क्ेना श्रसंभव था, 
किंतु यदि प्रयत्न करता तो झटक से छेकर अकोढ़ा और फिर वहाँ से नौशहरा और पेशावर का 
प्रदेश तो शायद वह ख्ालसा के वार से सुरक्षित रख सकता था। चुनांचे वह ऐसा करने पर 
कटिबस्ध हो गया कि वह खालसा व अटक के पार कदापि नहीं झाने देगा | क्योंकि यह संपूर्ण 
झफगानी प्रदेश काबुल सरकार के अधीन ही रहना चाहिए इसलिए सन्‌ १८२३ में एक बड़ी 
सेना लेकर वह पेशावर भा पहुँचा । उधर महाराजा भी एक निर्णायक युद्ध के लिए तुला हुआ था । 
नौशदहरा (टिब्या टेरी) के स्थान पर एक घमासान युद्ध हुआ जिस में झफगानों की पूर्ण रूप से 
पराजय हुईं | झअजोम खाँ इंस पराजय को सहन न कर सका ओर डेढ़ मास के अंदर ही शर्म के मारे 
सत्यु को प्राप्त हुआ | अजीम खाँ के मरने की देर थी कि काबुल राज्य का सिलसिल्ला तितर-बितर 
होना प्रारम्भ हो गया और शाहजादा शाह महमूद दुर्रानी हरात प्रांत में अपना स्वाधीन राज्य 
स्थापित कर बैठा । अजीम सख्त के स्थान पर उस के भाई दोस्त मुहम्मद खाँ ने काबुल का 
मंत्रित्व अपने हाथ में लिया | परंतु उसके दूसरे भाई शेर दिख ख़ाँ ने कंघार प्रास्त को अ्रप॑ने 
अधीन कर लिया | इंसी प्रकार तीसरे भाई सरदार यार मुहम्मद ख़ाँ ने महाराजा रणजीत- 
सिंह के सहायक के'रूप में पेशाव( का प्रशासन सँभाला। काबुल के झंदर ही उसका भतीजा दृबी- 
बुरला गा का सुपुन्न मुहमम्द अज़ीम खाँ वज़ीर दोस्त मुहस्मद खाँ के त्िए एक भय सिद्ध हो रहा था | 
अभिप्राय यह कि दोस्त मुहम्मद के लिए कठिनाइयों का एक जाल-सा तन गया जिसको समेटते 
हुए उसे कम से कम छुः वर्ष का समय ल्गं गया । #्योंद्दी हन कठिनाइयों को उसने कूटनीति और 
बाहुबल से हल किया, शाह शुजा उल्न-सुल्क रण में झा कूदा। उसे काबुज के राजसिदासन 
को दोबारा आाप्त करने की धुन तो मुद्दत से समा रही थी और वह इसके ल्लिए दो-तीन बार निष्फल 
प्रयत्ष मी कर चुका था; परन्तु इस यार उसे अंग्रेजों की सहायता प्राप्त थी झोर थोड़ी बहुत सहायता 
देने का वचन महाराजा ने हस शर्त पर दिया था कि यदि वह काथुल का राज्य जीत स्ले तो वह मद्दा- 


१४० रणजीतसिह 


राजा से पेशावर की माँग नहीं करेगा । घुनाँचे शाह शुजा १८३३ ई० में सिध से होता हुआ दुरा 
बोलन की राष्ट्र से कन्धार तक जा पहुँचा परंतु दोस्त मुहम्मद ख़ा ने उसे ऐसी हार दी (१८३४ ईं०) 
कि उसने लुधियाना आकर मार्च सन्‌ १८२५ ई० में दम लिया। 
सिंधु नदी के पारवाले स्थानों पर अधिकार 

पहले उल्लेख हो थुका है कि सन्‌ १८१६ में डेरा ग्राज़ी खाँ को जीतकर रणजीतसिध्द ने यह 
इलाका तीन लाख रुपया प्रति वर्ष पर नवाब बहावलपुर को दे दिया था। इसी प्रकार डेरा हस्माइल 
ख़ाँ और आस-पास के ज़िले नवाय मनकेरा को गुज्ञारे के लिये दिये गये थे जब कि उसका शेष 
राज्य सन्‌ १८२१ में लाहौर राज्य में सम्मिलित कर लिया गया था | पेशावर, कोहाट तथा हृश्त- 
नगर की भी यही अवस्था थी । यहाँ का राज्यपाल दोस्त मुहम्मद ख़ाँ काबुल-नरेश का भाई था; 
परंतु महाराजा को कर देता था | चुनाँचे दस वर्ष तक महाराजा की नीति ऐसी ही रही, परन्तु 
सन्‌ १८२१ में रणजीतसिद्द ने इस सम्पूर्ण क्षेत्र को अपने राज्य में सम्मिलित करने का निश्चय कर 
लिया ; इसका एक कारण तो यह था कि अंग्रेज़ों ने हस इलाके में सक्रिय रूप से दिलचस्पी ज्लेनो 
शुरू कर दी थी | सर अलैग्ज़्ण्ढर बनंज़ महाराजा के साथ भेंट करने के ल्षिए बम्बई से चलकर सिंधु 
नदी के रास्ते दी लाहौर दरबार में आ रहा था। ज्योंही रणजीत सिं्द को इसके झाने की सूचना 
मिली उसने अप्रेंल सन्‌ १८३१ में जनरल वन्तूरा को डेरा गाज़ी ख़ाँ का राज्यपाल नियुक्त करके 
भेज दिया और नवाब बहावल पुर का ठेका समाप्त कर दिया । 

झवय वह पेशावर को भी पूर्ण रूप से अपने अधिकार में ल्लेने की चेष्टा करने लगा और 
यह अवसर भी उसे हाथ लग ही गया । शाह शुजा ओर दोस्त मुहम्मद ख़ाँ मार्च सन्‌ १८३४ में 
कंधार में परस्पर युद्ध में जुट रहे थे। मद्ााराजा ने शीघ्र ही एक भारी सेना पेशावर में भेजी और 
झपने होनहार पोते कुँवर नौनिहाल सिंह को वहाँ का प्रशासक नियुक्त करके भेजा । सरदार हरि 
सिंह नलुआ जो कि उस समय हज़ारा में था, महाराजा की आज्ञानुसार पेशावर पहुँच गया। सरदार 
हरिसिंह ने पेशावर के निकट पहुँचते ही पीर सुहस्मद ख़ाँ तथा सुल्तान मुहम्मद खाँ बारकज़ई 
भाइयों को नगर खाली करने के लिए झाज्ञा भेजी, जिसे स्वीकार करने में ही उन्होंने अपनी भलाई 
समझी । २७ झअप्रेष् सन्‌ १८३४ को कुँवर नौमनि_कल सिंह ने नगर में प्रवेश किया और “बात्ता 
हिसार' के ऊँचे दुर्ग की दीवारोंप खालसा का केसरी कणढा लहराने छगा। पेशावर के 
इतिहास में यह घटना बहुत महश्वपूर्ण है । क्योंकि मद्दाराजा जयपाल की राज्य-समाप्ति के पश्चात्‌ 
लगातार ८०० वर्ष के दीधंकाल में यहाँ पर तुकों, मुगलों और पठानों का शांसन चला आ 
रहा था । 

दोस्त मुहम्मद खाँ की पेशावर पर चढ़ाई 

पेशावर का सिक्‍खों के झ्रधिकार में चला जाना दोस्त मुहम्मद ख़ाँ को एक आँख न भाया। 
रणजीतसिद दिन-प्रतिदिन अटक पार थाल्वे इलाकों पर अपना अधिकार प्रबल किये जा रहा था । 
पेशावर का नगर काबुल से इतनी ही दूरी पर स्थिर है जितनी दूरी पर अ्रटक से पेशावर । अर्थात्‌ 
महाराजा ने पेशावर पर अधिकार कर लेने के बाद एक प्रकार से काबुज़ का आधा रास्ता ते कर 
जिया था। साथ ही दोस्त मुहम्मद ने यह देखा कि रणजीतसिह अपनी सेंनिक सुरक्षा को भी हर 
प्रकार से प्रबल किये जा रहा है धझ्र्थांत काबुज् को जानेवाले दोनों राषत्तों पर दो सशक्त दु्गों का 
निर्माण कर रहा है, एक जमरोद दुर्रा खैबर के मुँह पर और दूसरा शबकदर के समीप | साथ ही 
वह झपनी सेना की संख्या भी बढ़ा रहा है जो कि उस समय ग्यारह हज़ार सुशिक्षित पैदल सेना 
और कम से कम ४० तोप ओर ज्म्बूरक थी | इसके अतिरिक्त अ्श्वारोदी सेना भी चार-पाँच हजार 
के लगभग हो चुकी थी । 


पढ़ोसी रियांसतों के साथ संबंध १४७१ 


दोस्त मुहम्मद ने महाराजा से दो-दो दाथ करने का निश्चय कर लिया और धर्मयुद 
(जिहाद) का रूणडा ऊँचा कर दिया । काबुल के बढ़े सुस्खा मे उसे 'अमोर-ऊल्त मोमणीम' कौ 
उपाधि दी और वह अप्रैल १८३३ में पेशावर की ओर चल पढ़ा । सारे कोहिस्तान से अफ़गान 
लोग उत्सादपूर्वक उसके झूणडे के नीचे एकत्र होने शुरू हो गये | इधर मद्दाराजा भी युद्ध पर तुल 
गया । एक दिन खुल्ले दरबार में उसने घोषणा की हि अब दोस्त मुहम्मदखां के साथ निर्णायक युद्ध 
किया जायगा । यदि वह यह समझ रहा है कि में बूढ़ा दो गया हूँ तो द्रह भूल पर है। उसे शत 
होना चाहिये कि मेरा दिख अमी जवान है ।” 

खुनांचे कुंवर नौनिद्दाक्त सिंह के पास एक दूत प्रतिदिन महाराजा के उत्साहपूर्ण और 
सांस्वनादायक पत्र ले जाया करता ताकि वह चतुराई के साथ अपने पद पर जमा रहे ओर घव- 
ढाये नहीं । इतने में स्वयं एक भारी सेना खेकर महाराजा पेशावर को चलत्र पढ़ा | इस समय तक 
पंजाब राज्य के सभी नामी सेमाधिकारी, जिनमें जागीरदार भी सम्मिलित थे, अपनी-झपनी सेना 
सहित पेशापर पहुँच चुके थे । 

१६ वैशाख को महाराजा पेशावर पहुँच गया भोर नगर से कुछु बूर बाग़ा वज़ीर खां में ढेरा 
डाख दिया । कुँवर नौनिद्दाल सिंह सरदारों सहित सेपा में उपस्थित हुआ और २२० स्व बतकी 
सोने-चाँदी की ज़ीन के साथ चार घोड़े, पाँच सौ रुपया नक़द सरवारान के रूप में झौर ७९०० 
रुपये ज़ियाफत के रूप में मंट किये | महाराजा अपने पोते से मिलकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसे झपनी 
गोद्‌ में बिठाया और प्यार किया ।* तत्पश्चात्‌ उसने मुख्य दरयारियों के साथ विचार-विमश 
किया जैसे कि उसका नियम था | ऐसे अवसर पर युद्ध करने से पहले कूटनीति के हथियारों 
को काम में लाने का निश्चय किया। चुनांथे फ्रीर अ्ज़ीजुद्दीन और हारलन को, लो कि एक 
अमेरिकन था और महाराजा की नौकरी में झभी झाया था औौर बारफज़ई सरदारों से परिक्चय 
रखता था, अमीर ह पास भेजा और सम्धि को बातचीत प्रारम्स कर दी। लगभग पन्‍न्द्ह दिन तक 
सन्धि की यातचीत चलती रही भौर इस समय में रश्यजीतसिंह ने शुपके-सुपके हपनी सेना को 
इस रूप से व्यवस्थित कर दिया कि अमीर दोस्त मुहम्मद का संपूर्ण कटफ खात्सा की खपेट में 
झा गया । 

इधर फ्रकोर अज़ीज्ञदीन ने दोस्त मुहम्मद के भाईयों को समका-बुकाकर यह बात डनके 
मन में बिठा दी कि यदि रणजीतसिंह हार भी जाय तो भी पेशावर उनके हाथ नहीं झा सकता, 
क्योंकि दोस्त मुहम्मद स्पय उसे अपने अधीन रखना पसन्द करेगा । इसके विपरीत यदि रणजीत 
सिंद सफल हुआ तो उन्हें हृश्तनगर और कोहाट का प्रदेश जागीर में दिया जायगा, जिनकी 
वाषिक आय तीन और चार खासत्र रुपया होगी और थे अपनी सुरक्षा के लिए कुछ सेना भी रस 
सके तथा अपना श्मीराना ठाठन्‍्याट भी स्थायी रख सकंगे | 

यह बात उनके मन को भा गई झौर सुल्तान मुहम्मद तथा पीर मुहम्मद दोनों ने अपने 
भाई से पृथक होने की ठान ली । दोस्स मुहस्मद खां हाल ही में अपने आपको काबुद्त-नरेश की 
उपाधि देने लग गया था । यह बात भी उन्हें भ्रच्छी नहीं लगी थी भौर वे उसके साथ ईर्ष्या करने 
सगे थे | 

दोश्त मुहम्मद का की आंखे अब खुलीं | उसके लिए झब युद्ध करने या भाग जाने के 
अतिरिक्त तीसरा कोई रास्ता नहीं रहा था। चूँ कि वह खालसा के घेरे में झा चुका था और सफलता 


) ज्ञफ़रनामा, पृष्ठ २३० । “भा पीर शुदेस व दिल जथघां अस्त हनूज़” रणणजीतसिंह की 
श्रायु इस समय ५५ वर्ष की थी। * सोहनलाल द० ह, पृष्ठ २४१ । 


१४१ रणजीतसिह 


की भाशा भी कम दिखाई देती थी, हसलिए वह ११ मह की रात को शुपके से क्रपना कैस्पं उठाकर 
चलता बना । रणजीतर्सिद ने भागती हुईं अफग़ानी सेना का पीछा करने से अपने अश्वसवारों को 
रोक दिया ताकि वे पहाड़ी दरों से अनभिज्ञ होने के कारण कहीं पठानों की लपेट मेंन आा 
जाये और लेने के देने पढ़ जायें। महाराजा को इस बात का दुःख तो अवश्य हुआ और उसने 
कह बार अपनी वाणी से भी स्पष्ट किया कि दोस्त सुहस्मद खां बचकर निकल गया और उसके 
सामान में से कोई वस्तु भी उसके हाथ न झाई।" पीर मुहम्मद और सुल्तान मुहस्मद को 
वचनानुसार कोहाट, दृश्तनगर और हंगू की जागीर प्रदान की गई जिसकी वाषिक झाथ 
३,९०,००० रु० थी | 


जमरोद की लड़ाई (अप्रेल सन्‌ १८३७ ई०) 

सन्‌ १८३९-३६ में पेशाचर का प्रबन्ध सरदार हरिसिद्द नछुवा फे हाथों में सौंपा गया। 
यह सुयोग्य सेनापति सैनिक दृष्टिकोण से राज्य का प्रथन्ध करने में संखग्न रहा। पेशायर और 
जमरोद के मध्य में एक शक्तिशाली गढ़ तैयार करवाया और जमरोद के दुर्ग को भी झधिक 
बलशापछ्ली बना लिया ओर वहाँ ६०० के लगभग चुने हुये सैनिकों का एक दस्ता नियुक्त कर दिया | 
हुगग॑ के घुज्ञ पर तोप भी गाइड दीं। जमरोद का दुर्ग काबुल जानेवाले प्रधानमार्ग पर स्थित है, 
हसखिए दोस्त मुहम्मद ने दरिसिह की इन कार्यवाहियों को झपने लिए हानिकारक समझा और 
एक बार फिर सिखों से लोहा लेने की ठान ली | चुनांचे अ्प्रेल के महीने में १८,००० सेमा, जिस 
की कमान उसके दो बेटों मुहम्मद झकबर खां, तथा शमसुद्दीन के हाथ में थी, पेशावर को रवाना 
की गई । 

सरदार दरिसिंह नत्लुवा इस समय पेशावर में निवास कर रहा था। जमरोदगढ़ की 
कमान उसके नायब सरदार मिर्याँ सिंह के हाथ में थी भौर वहाँ छः सौ से अधिक सेना न थी । पंत्रह 
सौ के खगभग सेना सरदार लट्दना सिंह सिन्धानबलिया के अधीन उस समय शब- 
कद्रगद्‌ में उपस्थित थी। चर्नाँचे ज्योंही सरदार हरि सिंह नलुवा को अफगान सेना के 
झाने की सूचना मिली तो उसने स्वयं दस हजार सेना के साथ जमरोद्‌ की भोर प्रस्थान 
कर दिया और इधर मद्दाराजा को छादौर में सहायता भेजने के लिए लिख भेजा । हस कार्य 
के लिये विशेष तीघ्रगति वाले हरकारे भेजे गये। साथ ही सरदार लद्दना सिंह को शयकदरगढ़ 
में सूचना भेजकर उसे जमरोद्‌ में बुल्वाया | परन्तु मुहम्मद अकबर ने शवकद्र वाल्ली सेना को रोके 
रखने के भाव से पहले दी दो दस्ते उधर भेज दिये थे । चनें।चे सरदार हरिसिंद अपनी सीमित 
सेना के साथ ही झफगानी सेना से लोहा लेने के खिये बढ़ा । सरदार मियां सिंह ने भी अपनी छट 
, सौ जाँबाज सेना के साथ हजारों अफगानों का तीन चार दिन के लिये ढटकर मुफाबला किया । 
सरदार दरिसिंह के हर्मे के सामने अफगान सेना जमरोद में भधिक देर तक म ठहर सकी । उसके 
पांव उखड़ गये ओर वह भाग निकली । उनकी १४ तोपें खालसा के हाथ भाई । इसके अतिरिक्त 
कैग्प का बहुत-सा सामान भी सिक्‍खों ने लूटा । परन्तु हस लूट में उनकी सैनिक व्यवस्था हूट गईं । 
मुहम्मद अकबर खाँ यह सब कुछ एक टीजे की चोटी पर बैठा देख रह। था । ज्योंही खालसा की व्यवस्था 
टूटी, उसने एक ताज़ादस सेना अपने भाई शमसुद्दीन की कमान में खालसा पर आक्रमण करने 
के लिये भेज दी । शमसुद्दोव बिजली की तेजी के साथ सिक्‍खों पर झा पढ़ा | हुस गद़यढ़ में एक 

गोछ्ली सरदार हरिसिंह'के पेट में.जा लगी जिसने इस वीर सरदार का काम तमाम कर दिया । 


१ सोहनलाल, द० २, पृष्ठ २४६ । 


पड़ोसी रियासतों के साथ संबंध १४६ 


सरदार हरिसिंद की झुत्यु का समाचार शज्नु से गुप्त रक्‍सा गया और वीर खालसा ने साहस 
न हारा, जिसका परिणाम यह हुआ कि पांच-छु: दिन प्रतीक्षा करने के पश्चात्‌ झफगानी खेना 
जमरोद से ही वापस काबुल खौट गहं | न तो पठान जमरोद्‌ पर अधिकार जमा सके झर न 
शबकद्रगढ़ पर झौर न पेशावर हो वापस ले सके । परस्तु सदाराजा रणजीतसिंदह को यह युद्ध हस 
कारण से झवश्य महँँगा पड़ा कि उसमें खालत्तसा का अनुपम सेनापति और चोटी का जनंल 
मारा गया | खड़ की शक्ति से पेशावर को वापस लेने का दोस्त मुदम्मदु का यह झन्तिम प्रयरन 
था जो निष्फप्त रहा । इसके दो वर्ष पीछे दोस्त मुहम्मद को दूसरी कथा आरंभ हो जाती है 
और हघर महाराजा रणजीतसिंह की भी रहस्यु हो जाती है । 


पंद्रहवाँ अध्याय 
आधथिक तथा राजनीतिक प्रबंध 


राज्य का फेल्ाव 
महाराजा को रृध्यु के समय उसके विस्तृत राज्य का चेशन्रफल एक क्षाख चालीस हज़ार वर्ग 
मीज़ के लगभग था, जिसकी एक सीमा लद्दाख ओर सकरदु की ओर से तिब्बत तक फैली हुई 
थी | दूसरी भोर उसके राज्य की सीमा खेबर के दर से चलकर सुल्लेमान प्बत की पहाड़ियों से 
टकराती हुई दक्षिण में शिकारपुर सिंध तक जा पहुँची थी । यह राभ्य चार बड़े-बड़े प्रान्तों में 
विभक्त था जिनके नाम महाराजा के सरकारी ल्लेख़-पत्रों में इस प्रकार लिखित हैं :--- 
(१) सूबा लाहोर (२) दार-उल अमान सूबा मुलतान (३) जश्नत नज्ञीर सूबा काश्मीर 
(४) झोलकाये पेशावर । 
आय और व्यय 
महाराजा रणजीतसिंह के समय में सरकारी आय-करों, टैक्सों, तथा अन्य साधनों द्वारा 
झाय-व्यय इस प्रकार थी जिसके आंकड़े निम्नलिखित हैं । 
नोट :-- निम्नलिखित आंकड़े मदाराजा के वित्त-विभाग के सरकारी कागजों में से संवत्‌ 
3८६५ विक्रमो तदनुसार सन्‌ +८रे८--३६ हूं० के इकटह्े किये गये हैं। काश्मीर तथा मुलतान 
प्रान्त की झामदनी इजारे के रूप में ली जाती थी इसलिए हन दोनों प्रान्तों की आय हमने वित्त 
विभाग के संवबत्‌ १६०५ २ वि० के कागज़ों में से ली हैं जहाँ इन दो प्रांतों का पशञ्चवर्षीय खाता 
दुर्ज किया हुआ है । जागीरों का खाता किसी एक स्थान पर खिखित मौजूद नहीं है। यह रकमें 
भिन्न-भिन्न काराज्ञों में से ली गईं हैं । यह भी लगभग ठोक हैं । 


(१) लाहौर प्रान्त ११४६४२२१ रुपया 
(भ) (२) मुल्तान प्रान्त २७२६३०० ,, 
(३) काश्मीर ,, २११४५६० ,, 
(४) पेशावर ,, १२२१६३० ,, 
कुल १,७२,९७,७०४१ ,, 
,, | ५ । भेंट मुशख्सा रेघ१९९७. ,, 
आह | कर ३२२१००  ) 
कुल ६०३६५७  ,, 
(१) सायरात ह८णशेण३े ,, 
(२) झ्राबकारी ८६६६ रा 
(६) सायरात (३) रखूमात ७८६६० . ,» 
(४) खान निमक . छद्शेश७९  ,, 
कुल १२९२३१६३४ 9१% 
(६) सिराज ... ... १२,९०,००० 
(रू) जागीर _६१३६००० हे 
कुछ आय ३०१३६&०३२ 9$ 
प्रति वर्ष (क्षगभग) 


नोट :-महाराजा रणजीतसिदह के समय में चालू सिक्‍का को ज़रब मानकशाही 
झमृत सरिया के नाम से पुकारा जाता था । उसमें ग्यारह माशा और दो रत्ती चांदी होती भी ! 


झाथिक तथा राजनीतिक प्रबंध १४९ 


खालसा सरकार के वार्षिक व्यय का सूचीपत्र ह 
नोट :--निम्नलिखित रकमें मिश्न-भिन्न प्रमाणपत्रों से भिन्न भिन्न मदों के लिए ली गई हैं । 
यह सब रकमें लगभग ठीक हैं | सेना के व्यय के लिए अलग सूची दी गई है । 


(१ ) निजी खच ४००००० रुपया 
(२ ) सरकारान महल खास ४१००० ?” 
(३ ) जियाफत इत्यादि १४०००० ?! 
( डे ) धर्माथ १२००००० 
( ३4 ) १ रोजीनादार ७६०००० ?” 
( ६ ) कारदार २६१३०० ?? 
(७ ) जागीर अहलकार ३६६००० 7! 
( ८5 ) अमला १२९०.० ?! 


( ६ ) *पेन्शन शहजादा 4%8866:. +* 
(१०) हनाम और खिलञ्रत ३२०००० ” 


(१ १) गुलाबखाना २००० 7!” 
(१२) अस्तबल खास ६०००००.. ?? 
(१३) जखीरा जात १४७७००५. 


सम्पूर्ण जोड़ रे३७०३०० ” 


केन्द्रीय तथा प्रान्तीय शासन 


महाराजा रणजीतसिह अपने राज्य के आथिक तथा राजनीतिक प्रबंध की ओर अधिक 
ध्यान नहीं दे सका; क्योंकि वह पैंढ़ा-लिखा नहीं था | बचपन में ही पिता की रूत्यु के कारण राज्य 
का भार उसके कन्धों पर झा पढ़ा था; हृसलिए वह अपनी शिक्षा प्राप्ति की ओर ध्यान न दे सका। 
झपने ऐता सरदार महाँसिंह के जीवन काल में भी उसे शिक्षा प्राप्त करने का कोई विशेष अवसर 
नहीं मिला क्योंकि सरदार महाँसिह अपनी छोटी-सी रियाखत को संगठित करने में ही संलग्न रहा 
ओर तीस वर्ष की छोटी सी अवस्था में ही उसका स्वगंवास दो गया । इसके भत्नावा रणजीतसिंह ने 
बपौती में कोई बहुत बढ़ा प्रदेश नहीं पाया था, जिसका प्रबन्ध करने के कारण उसे शासन-प्रणात्री 
में व्यावद्ारिक रूप से प्रवीणता प्राप्त होती। इसके अतिरिक्त इस काल में सिकक्‍्ख सरदार केवल 
प्रदेशों को जीतने के ढंग से ही परिचित थे। ञ्राथिक तथा राजनीतिक प्रबन्ध से न तो उन्हें कोई 
लगाव था ओर न इस झोर ध्यान देने का उन्हें अवसर ही मिलता था। इस काम को उन्होंने 
अपने हिन्दू मुंशियों तथा मुनीमों के सुपुदं कर रखा था | रणजीतसिंह ने यही बात विरसे में पाई । 
हसी प्रकार के वातावरण में वह पला और जवान हुआ । छड़कपन में ही उसे अपने राज्य को 
शत्ञओों से बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। बीस वर्ष की आयु प्राप्त होने से पहले ही उसने 
लाहौर पर अधिकार कर लिया | अब इंसे यह शुभ और उत्कंठित भावना उत्पन्न हुईं कि पंजाब की 
बिखरी हुईं शक्ति को संगठित करके साँचे में ढाल । इसलिए प्रारम्भ से ही इसका ध्याग इस 
महान्‌ कार्य में गा रहा और सतत पश्चीस वर्ष तक वह पिजय प्राप्त करने में संलग्न रहा | 


) रोज़ीना दार का भाव ऐसे पेन्शनख्वार अथवा जागीरदार से है जिसको प्रतिदिन के 
हिसाब से रुपया गुजारा के लिए मिलता था। * यह पेन्शन अयूब शाद्द अब्दाली काबुलवाक्े 
तथा नवाब सरफराज खाँ मुलतानवाले को मिलती थी । 

९ ६& 


१४६ २णजीतसिह 


महाराजा के मार्ग में और भी कठिनाइयाँ थीं । प्रबन्ध का यह पहलू केवल उन्हीं व्यक्तियों 
की सहायता से पूरा हो सकता था जिन्हें राज्य के आथिक, राजनीतिक प्रबंध तथा अन्य राज्यकार्यों' 
के नियमों का सम्पूण ज्ञान हो । परन्तु पंजाब में गत साठ सत्तर वर्षों से नियमित शासन की #ंखला 
टूट चुकी थी; इसलिये इस प्रकार के व्यक्तियों का मिलना दुस्तर था । 


फिर भी महाराजा ने राज्य के झावश्यक सीमों को उन्नत करने में कोई कप्तर उठा न रखी । 
वह सदा ही ऐसे व्यक्तियों की तलाश में रहता जो कि कार्यालयों फो सुसंगठित करने के ढंग से 
परिचित हों | चुनाँचे जब सन्‌ १८०६ हँ० में काबुल सरकार का दीवान भवानीद्ास ल्लाहौर आया 
तो महाराजा ने उसको अच्छा वेतन और जागीर देने का बचन देकर उसे अपने पास नौकर 
रख लिया इसके बाद दीवान गंगाराम और फिर दीवान दीनानाथ को देहली से घुलवाया गया । 
इन निपुण पदाधिकारियों की सहायता से सरकार के भिन्न-भिन्न कार्यालयों का नियमित और सुचारु 
ढंग से संघटन तथा बेंटवारा किया गया । लाहौर में कार्यात्रयों का निर्माण करके उनमें सचिय्‌ 
तथा मुन्शी लगाये गये | केस्द्रीय कोष का सम्पूर्ण प्रबन्ध करने के पश्चात्‌ आय तथा व्यय के 
खाते सुब्यवस्थित किये जाने लगे। जिलों ओर तहसीलों में जायदाद की ख़रींद व फ्ररोख्त 
के लिए काज़ोखाने खुल गये | पटवारखानों तथा दुफ़्तर कानूनगोथों के नियुक्त किये जाने के 
पश्चात्‌ इन कार्यालयों में शजरे, खसरे, जमाबन्दी तथा ज़मीन की लगान से सम्बन्ध रखने वाले 
कुल सूचीपत्र तथा प्रमाणपत्र, रिकार्ड रखने के ध्येय से इकट्ठे किये जाने लगे | इसी प्रकार जिलों 
झौर तहसीलों के खजांचियों तथा तडसीलदारों से तमाम खाते लाहौर मेंगवाये जाने लगे, जहाँ 
सारे राज्य के खाते बनाये जाते थे। इंधर लाहौर सरकार द्वारा पान्तों के लिए. नये शासकों तथा 
प्रदेशों के लिए नये कारदारों को नियुक्त किया जाने लगा। सारांश यह कि मद्दाराजा के भरसक 
प्रयल्ों के फलस्वरूप पंजाब में एक नियप्तित केन्द्रीय और दुफ़्तरी शासन का पुनर्निर्माण 
हुआ । 

सरकारी कायालय 
सरकार के नियमित कार्यालयों का निर्माण सन्‌ १८४०६ ई० में दीवान भवानीदास के 
कादौर में आने के पश्चात्‌ हुआ। जिस दिन से इन कार्यालयों का निर्माण हुआ, तब से छेकर 
खालसा शासन के अन्त तक सम्पूण विभागों के ४माण-पत्र पंजाब-सरकार के रिकार्ड आफिस में 
मौजूद हैं।सन्‌ १६१५ से १६१६ तक इस पुस्तक के रचयिता ने इस रिकार्ड का स्वाध्याय करके ह्से 
व्यवस्थित किया था। इससे बह पता चलता दे कि दीवान का दुफ़्तर कई विभागों में बैंटा हुआा 
था। कार्याक्षमों के नाम निम्नश्चिखित हैं :-- 

(१) दफ्तर वित्त-विभाग :--इस कार्यालय में राज्य के सम्पूर्ण आय का हिसाब 
रखा जाता था | इसके चार भाग थे (प्रथम) तझलुकात- इस भाग में झाय का वह झंश जो 
कि भिन्न-भिन्न परगनों, इलाकों तथा जिलों से मात्लीया अथवा लगान जमीन के रूप में लिया जाता 
था, खातावार दर्ज किया जाता था । (द्वितीय) साइरात:--इस भाग में महसूल चुंगी, खान ममक 
तथा श्न्‍्य गुज़र चौकियों से जो आमदनी होती थी, उसका दिसाब रखा जाता था । (तृतीय) 
वजूहात -- इसमें उस झामदुनी का भाग रखा जाता था जो कि भिन्न-भिन्न रसूमों में, जिस प्रकार 
कि आबकारी (मद्रा कर), जुरमाना या दुणड, न्यायालय तथा कार्यात्ष्यों में होनेवाली आमदनी 
का दिसाय रखा जाता था और चतुर्थ भाग में नज॒राना (भेंट) हृत्यादि से प्राप्त होनेवाली 
आय का खाता रखा जाता था । नज़राना दो प्रकार की होती थी- मुशख्सा और गैर- 
मुशर्सा । मुशख्सा में वे रकमें शामिल्न होती थीं जो कि नियमित खिराज के रुप में पहाड़ी 


झाथिक तथा राजनीतिक प्रबंध १४७ 


प्रदेशों--जैसे कि कुल्लू, मण्डी, सुकेत, बिलासपुर इस्यादि से ली जाती थीं। झौर गैर-मुशख्सा में 
हर प्रकार की झाय -जैते कि सिरवारना भेंट, शुकराना भेंट, मोहराना भेंट इत्यादि सम्मिलित थे। 

(२) दुफ़्तर तहवीलात :--महाराजा रणजीतसिंह के समय में प्रत्येक जिले में, तहसील 
अथवा परगने में नियमित रूप से सरकारी खज्ञाना रखने का रिवाज महीं था, किंतु फिर भी 
परगाना के सरकारी अफसरों के वेतन तथा अन्य सरकारी आवश्यकताओं को पूरा करने की 
वस्तुओं को खरीदने के लिए रुपया की बहुधा श्आवश्यकता रद्दती थी। इसके लिए महाराजा ने 
तहवीलदार नियुक्त कर रखे थे कि जिला के मुख्याधिकारी के अतिरिक्त दूसरे विश्वासपात्र 
तथा सम्मानित व्यक्तियों की देख-रेख में सरकारी रुपया छोढ़ दिया जाता था और जिस समय 
कोई चीज खरीदने या बनवाने की आवश्यकता होती तो तदबीलदार के नाम वेतन पत्र लिख दिया 
जाता था और यह पत्र हिसाब-क्तिताब के साथ झ्ाज्ञापत्र स्वीकृति का काम देता था । चुनांचे 
तदवीलदार द्वारा जो रुपया खच होता, उसका बहीखाता इसी कार्यालय में रखा जाता था । 
खजाना आम्रा का खाता, कारखाने जैसे कि तोप, बन्दूक, गोला-बारूद इत्यादि बनाने के खाते, 
मोदीखाने के तथा बजाजों, जौहरियों, सुनारों तथा मीनाकारों के खाते भी हसी कार्यालय में रखे 
जाते थे। इसलिये यह लेखपत्र उस समय की झआधिक स्थिति को अच्छी तरद्द प्रकाशित करते हैं। 
तथा इस में नाना प्रकार की झ्रावश्यक वस्तुओं के बाजारी मृल्य लिखित हैं । 


(३) दफ़्तर जखीराजात :--राज्य के भिन्न-भिन्न दुर्गो में जमा करने के लिये जो वस्तुएँ 
खरीदी जाती थीं उस से सम्बद्ध द्िसाब-किताब इसी कार्यांत्रय में दुज दोता था। साधारणतया 
गजगद (फील खाने), विशेष सवारी के घोढ़ों तथा तोपखाने के घोड़ों के लिये जो सामग्री मोल ली 
जाती थी, इस का खाता भी इसी कार्यालय में रखा जाता था । 


(४) दफ्तर समवाजिब :--ईस कार्यालय में सब कर्मचारियों की माँग और वेतन का खाता 
रखा जाता था । वित्त विभाग के दुफ़्तर की तरह यह भी एक काफी बड़ा दफ्तर था। इस में भी 
कई छोटे छोटे भाग थे। जिस प्रकार (झ) आईन सेना सम्बन्धित सैक्शन अर्थात्‌ खेना का वह भाग 
जो योरुपीय ढंग से तैयार किया गया था (सवारी, प्यादा, तोपखाना हत्यादि)। (झा) सवारी फौज 
से सम्बद्ध अर्थात्‌ प्राचीन घोढचढ़ा सेना । (६) प्यादा फोज शअर्थात्‌ जो सेना दुगों में रक्षा के लिये 
रहती थी -से सम्बद्ध | (ई) साइर सिपाह श्र्थात्‌ वह श्रेणी जो पहरा इत्यादि के लिये नियुक्त की 
जाती थी, इंस भाग में उस के दिसाब किताब रखे जाते थे। हस के अतिरिक्त अकाली प्यादा सेना 
के कुछ डेरों के नामों का भी इन्हीं लेखपत्रों में परिचय श्राप्त होता है। (भो) अमला अथवा 
कमंचा र्यों का दिसाच्र । कार्यालय के इस भाग में सरकारी कारखानों के मजदूरों अर्थात्‌ कोहार, 
तोप बनाने वाल्ले, डाकिये सक्के, खेमें बनाने वाल्बे, मरम्मत करने बाले, फ्र्राश तथा मात्नी इत्यादि 
के वेतनों का दिसाय रखा जाता था। 


(१) मदद खर्च अथवा सद्दायता व्यय का दफ़्तरः--जो धन राजनीतिक पैन्शन के रूप 
में झथवा गुजारे के लिये किसी और रूप में विशेष व्यक्तियों को दिया जाता था, डस का हिसाब इंसी 
कार्यालय में रखा जाता था | उदाहरण के रूप में महाराज की खास सेवा के नौकरों, भरहखकारों, 
रोजीनादारों तथा कार्याश्रय के अन्य प्रकार के विविध खच का परिचय हन्हीं लेखपत्रों से मित्षता 
दे । इन सकेखपत्नों से यह भी स्पष्ट होता है कि महाराजा की ओर से मुदतान के नवाब, अयूय 
शाह झबदाली तथा राजा तेग सिंह किशतवाड़िया के दिये कितना धन जीवन-निर्वाह के सलिये 
निश्चित किया गया था। 

(६) दफ्तर रोजनामचाः--इ_वस दुफ़्तर में प्रतिदिन जो व्यय खजांची के द्वारा किया 


१४८ हे रणजीत सिंह 


जाता था, उस का खाता रखा जाता था। तदुपरान्त यह खाता इस दफ़्तर के' लेखपन्नों से 
उतार कर हर एक रकम को नियमित रोकड़ में लिखा जाता था । 

संक्षिप्त जोड़ :--हस शब्द का तात्पर्य उस संक्षिप्त आय तथा व्यय से है जिन का ब्यौरा 
ऊपर नं० १ से पाँच तक आ चुका है । 

दफ़्तर तोशाखाना ;--यह कार्यात्रय भो पर्याप्त बढ़ा था। इस के प्रधानाधिकारी को 
साधारण बोलचाल्न में तोशाखानिया कहा जाता था | इस की देख-रेख में उपहार वस्त्र, भूषण, 
सोना-चाँदी, मणिबाँ, मूल्यवान पत्थर तथा अन्य अकार की दुलभ तथा आश्चर्थजनक वस्तुयें 
रहती थीं । मद्त््वपूर्ण तथा आवश्यक सरकारी लेखपतन्न जेसे कि दूसरी रियासतों के साथ संधि-पत्र 
इत्यादि भी तोशाखाना के अधिकारी की देख रेख में रखने जाते थे । 


बड़े तोशाखाने के अतिरिक्त एक छोटा ")शाखाना भी था जिसे 'तोशाखाना बहला” कहा 
जाता था । इस में आवश्यकता के अनुसार धन तथा अन्य सामान सनन्‍्दूकों में रखा रहता था । 
यदि महाराजा कहीं दौरे पर जाते तो यह संदूक भी उन के साथ होते थे । क्योंकि महाराजा की 
यह आदृत थी कि ज्यों ही किसी को बहादुरी का प्रमाण देते हुए देखते उसे फौरन ही पुरस्कार 
तथा खिलश्मत प्रदान कर देते | यह पुरस्कार इत्यादि इसी तोशेखाने से प्रदान किये जाते थे । 


तोशाखाना के लेखपश्नों में पहल्ले पहल मिश्र बरतीराम का नाम आता है। यह व्यक्ति 
महाराजा के पिता सरदार महानसिद्द के पास भी नौकर था । मिश्र बस्तीराम की रूत्यु के पश्चात्‌ 
यह पदाधिकार महाराजा ने उसके माँजे मिश्र बेजी राम को सौंपा । मिश्र बेलीराम को हस कार्य का 
सात-आठ साल से अनुभव था तथा वह व्यक्ति द्यानतदार और राजभक्त था| घुनाँचे वह 
सत्ताइस वर्ष तक इस पद्‌ पर नियुक्त रहा। कोहनूर होरा इसी की देख रेख में रखा था 
ओर उस के अतिरिक्त किसी भी दूसरे व्यक्ति को यह ज्ञात नहीं था कि कोहनूर हीरा किस 
डिबिया और किस सन्दूकचे में बन्द है। मिश्र बेली राम के तीन और भाई लाहौर दरबार में 
दूसरे बड़े-बड़े पदाधिकारों पर स्थित थे | मिश्र रूपलाल जालन्धर का शासक (गवर्नर) था । मिश्र 
सुखराज आईनी सेना में जरनेल के पद्‌ पर नियत था और इस की कमान में चार पलटन प्यादा 
तथा एक तोपखाना था। मिश्र मेघराज अम्गतसर में गोबन्धगढ़ के किले के तोशाखाना का 
झधिकारी था । इसी प्रकार 'तोशाखाना बदला” भी एक ही कुटुम्ब के आधीन रहा । पहले पहल 
मिश्र जसामल सं० १८१७ में इसका संरक्षक नियुक्त हुआ | इस की झूत्यु के पश्चात्‌ इसके छोटे 
पुत्र मिश्र लाल सिंह को यह कार्यभार सौंपा गया । यह वही व्यक्ति है जो कि महाराजा की रूव्यु के 
पश्चात्‌ शक्तिशाली बना और सिक्‍खों तथा अंग्रेजों के बीच होने वाली पहली तढ़ाई में सरदार 
तेजासिंह के साथ सेना की कमान कर रहा था | युद्ध के उपरात जब झंग्रेजों ने लाहौर पर 
पूर्णरूप से अधिकार कर लिया तो इस व्यक्ति को प्रंग्रेजों के प्रति युद्ध में की हुईं सेवा के बदले 
में राजा की उपाधि से सम्मानित किया गया । किंतु बाद में उसे फिर से पदृच्युत कर दिया गया 
झौर साथ दी उसे पंजाब से निर्वासित कर दिया गया। इसके धन सम्पत्ति का अनुमान इस 
बात से लगाया जा सकता है कि पद॒च्युत होते समय इस की सम्पदा की वाषिंक आय एक लाख 
पंचानबे हजार थी | तोशाखाना के पत्र प्रमाणों में कभी-कभी ऐतिहासिक सूझक-बूक की वस्तुओं 
का ज्ञान भी प्राप्त होता है । उदाहरण के रूप में मुलतान पर विजय-प्राप्ति के समय में हाथ खगने 
वाली धन-सम्पत्ति जो कि नवाब मुजफ़्फर खान के तोशेखाने में थी, वह सम्पूर्णरूप से इन लेखपन्नों 
में ब्योरेवार लिखित है । इस के अतिरिक्त पेशावर की खूट तथा रईसों की जागीरों की जब्ती 
इस्यादि भी हन्हीं में दजं हैं । 


झाथिक तथा राजनीतिक प्रबंध १४३ 


महाराजा का खजाना 


“उमदत्तलतवारीख' में मुन्शी सोहनलाल ने वर्गन किया है कि प्रारंभ में महाराजा 
के कोष में धन को इस कदर कमी थी कि एक दो मौके पर वह अपनी सेना को वेतन देने में अस- 
समर्थ थे । एक बार सेना को केवल दुस हजार रुपया देने की आवश्यकता थी; किंतु उस की प्राप्ति 
भी कठिन थी | आखिर दीवान सुहकमचंद ने पाँच सौ रुपया महाराजा से लेकर सेना में थोड़ा- 
थोड़ा धन बाँट दिया झर फिर सेना को साथ लेकर भेंट वसूली के लिये दौरे पर निकल गया 
तथा छोदे-बड़े सरदारों से धन प्राप्त करके सेना को वेतन प्रदान किया । इस प्रकार उस ने महाराजा 
का मान रखा । चालीस साल के शासन के पश्चात्‌ महाराजा अपने खजाने में करोड़ों रुपया 
रोक, सोने की मोहरें और खगभग बीस लाख रुपये के हीरे छोड़कर मरा । इस के अतिरिक्त संसार 
भर का सर्वश्रेष्ठ, अनुपम तथा अनमोल कोहनूर हीरा महाराजा के कोषगृह को चार चाँद लगा 
रहा था । सन्‌ १८४६ में पंजाब की पराजय के समय रणजीतसिंह का खजाना झ्रंग्रेजों के हाथ 
लगा जिसका सुख्याधिकारी डाक्टर लोगन नियुक्त हुआ। इसने उन सभी वस्तुओं को जो कि 
महाराजा के तोशेखाने में उपस्थित थीं एक सूची तयार की । इन में से नमूना के तौर पर इसने 
निम्नलिखित चंद वस्तुओं के नाम अपनी पत्नी को पन्न में विलायत लिख भेजे थे ः कोहनूर, 
अनगिनित मूल्यवान पत्थर, रोक तथा जिनस, सोने-चाँदी के प्याल्ले, प्लेट, ग्लास, लोटे, खाना 
पकाने के बतन, काश्मीर के मूल4वान दुशाल्ले, चोगे ओर वस्त्र इत्यादि। इस के अलावा महाराजा 
की सुनहरी कुर्सी, चाँदी की बारहदरी” काश्मीरी चाँदनी, चाँदी की चोबों सहित वेतान, जड़ाऊ 
कवच, शाहहुजा का वेतान, गुरु गोविद्‌ सिंह को कलगी, हजरत मुहम्मद की यादगारी वस्तुय 
तथा महाराजा के पिता सरदार महासिंद् का वह जोड़ा जो उन्होंने अपने ब्याह के समय पहना 
था, भी उपस्थित थे । यह मूज्यवान तोशाखाना तथा धन-घान्य से भरपूर कोष-ग्रह महाराजा के 
बाहुबल का परिणाम था । 


राज्य-प्रबंध 


मुलतान, काश्मीर तथा पेशावर श्रांतों के लिये नाज़िम अर्थात्‌ गवनेर नियुक्त थे । लाहौर 
प्रांत में परगनावार कारदार नियत थे। बाद में बहुत से परगनों को मिला कर प्रांत को बड़े-बड़े 
जिल्लों -- जैसे कि जालंघर, काँगढ़ा, वजीराबाद तथा गुजरात में विभक्त कर दिया गया। हन जिलों 
का द्रजा छोटे-छोटे श्रांतों के बराबर समझा जाता था । 

वैसे तो प्रांत के प्रबंध के लिये नाज्ञिम उत्तरदायी होता था; किंतु वास्तव में कारदार ही 
एक ऐसा अधिकारी था जिसको अपने शासन-श्षेत्र के लोगों से पूरा-पूरा १रिचय होता था । 
भूमि-कर का लगाना, इस की उगराही, अवैध भूमिदारों से रिक्ति हत्यादि इस के कर्तव्य होते थे । 
इस के झतिरिक्त न्यायालयों का सिलसिला नियमित न होने के कारण न्याय का कार्यभार भी 
हधी अधिकारी के कंधों पर था । इलाका की पुलिस भी इसी के श्रधीन होती थी । वाणिज्य की 


कील आ-ज- ++++++ नल 


) मद्वाराजा के सरकारी लेखपन्नों में इस के लिए “बंगला नुकरा? का शब्द व्यवह्वार में 
लाया गया है । फारसी में नुकरा का श्रर्थ चाँदी होता है। इस की दो मंजिल थीं | भे ८ स्वीकार करते 
समय मद्दाराजा इस बंगले की नीची मंजिल में बैठता था। तींसरे पहर इस की ऊपरी मंजिल 
पर बैठ दशद्दरा के दिन सेना की परेड देखा करता था। ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचीनकाल में भी 
भारतीय राजाओं और महद्दाराजाश्रों के पास ऐसे चाँदी के बंगले मौजूद ये। क्योंकि जब महमूद 
गज़नवी ने महाराजा जयपाल का खजाना तथा तोशाखाना लूटा तो इस में भी इसी प्रकार का 
चाँदी का बज्गजला उस के द्वाथ आया था | लोगन एण्ड दलीपतिंह, प्रृष्ठ १८२। 


६4 


१९० रणजीतसिंह 


देख-रेख भी इसी झफसर के सुषु्द होती थी । उद्योग-घंधों के विकास के लिये भी कारदार ही 
सहायक होता था। सारांश यह कि आधुनिक समय के डिप्टी कमिश्नर की तरह जिला का हर 
काम कारदार के दवाले था। इस की नियुक्ति के समय जो निग्रम-पत्र इसको दिया जाता था 
उस में उस के कत्तव्यों का संक्षेय रूप में उल्लेख होता था। दफ़्तर माल के लेखपन्र देखते 
समय लेखक को ऐसे बहुत से निय्म-पत्र दृष्टिगोचर हुये हैं । उदाहरण के लिए एक ऐसा नियम-पत्र 
परिशिष्ट के रूप में दिया गया है । 

यद्यपि कारदार के कत्तव्य इतने महत्त्वपूर्ण और उत्तरदायित्व से भरपूर थे; किंतु न तो इस 
का वेतन ही कुछ अधिक था और न सरकार ने हसकी सहायता के लिये अधिक कर्मचारी ही दे 
रखे थे | इप के कार्यालय में केवल एक खजांबी (जिसको २० रुपये मासिक वेतन मिलता था) 
और एक मुन्शी (जिसका वेतन २९ से ६० रुपये तक़ प्रति मास था) थे। कारदार की व्यक्तिगत 
तनख्वाह के लिये कोई नियम अथवा ग्रेड निश्चित नहीं था । रणजीतसिंह के अधिकतर वित्त-संबंधी 
प्रमाण-पत्रों में उस भांग के कारदार के नाम तथा उनका सासिक वेतन लिखित है | यह वेतन ३० 
रुपये प्रतिमास से ल्लेकर १९० रुपये तक है । ऐसा अतीत होता है हि कारदार के वेतव का निश्चय 
भूमि-कर की रकम पर निर्भर था। एक ओर इस रकम और दूसरी ओर कारदार के मासक केतन 
का हिसाब लगाने के पश्चात्‌ हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि प्रत्येक हजार रुपया चापिक भूमि- 
कर के बदले में कारदार को एक आने से लेकर द। आने तक वेतन के रूप में प्रतिदिन मिलता था । 
परंतु यह मात्रा प्रांत के गवनंर के वेतन पर लागू नहीं होती थी । गवर्नर का वेतन पर्याप्त अधिक 
होता था। उदाहरणस्वरूप, मुलतान के गवनर लाला सुखद्याल का वेतन सन्‌ १८२७० में 
छुब्बीस हजार रुपया प्रति व था। जनरल श्रवी तवेला को जिस समय पेशावर का गवनर 
नियुक्त किया गया तो उसका वेतन इंकतालीस हजार प्रति वर्ष नियत हुआ | दीवान मोतीर/म 
गवनर काश्मीर का वापिंक वेतन वित्त-विभाग के लेखपन्नों में एक लाख रुपया लिखित है।इस 
के अतिरिक्त हमने महाराजा रणजीतसिंह की सिविल गवरनमेंट का श्रौसत व्यय निकालने की भी 
कोशिश की है. परंतु यद भोसत कभी भी दस प्रतिशत से बढ़ने नहीं पाया बल्कि साधारणतया 
चार और छः प्रतिशत के बच में ही सीमित रहा । 

आशय यह कि आज से एक सौ वर्ष पहले पंजाब आंत की खरकार का व्यय तुलनात्मक दृष्टि 
से बहुत कम था । इस विषय में यह प्रश्न उथ्ता है कि क्या आधुनिक सरकार से तुलना करते हुए 
महाराजा रणजीतसिंह का शासन इतना सस्ता होते हुए भी प्रभावोत्पादक था १ इस बात 
का अनुमान लगाने के लिए हमारे पास अधिक सामग्री उपस्थित है । बहुत से योरुपीय (अंग्रेज, 
फ्रांसीसी, हटालियन, जमेंन आदि) महाराजा के शासनकाल में पंजाब में आए । उन्हों ने बड़े-बड़े 
शहरों, कसयों और झामों का भ्रमण किया । अपने सफरनामों में उन्हों ने महाराजा के शासन- 
प्रबंध तथा शासन-व्यवस्था की बहुत सराहना की है । कई एक पंजाबी मद्दानुभावों ने जोकि या तो 
महाराजा के नौकर थे या उस समय जीवित थे, मद्दाराजा के समय की घटनाझ्रों को वर्णन करते 
हुए मदधाराजा की शासन-ध्यवस्था की बहुत प्रशंसा की है इन साक्षियों से भी कहीं झधिक 
प्रामाणिक स्लेख हमारे पास महाराजा के प्रमाण-पत्रों के रूप में हैं। यह परवाने अथवा आज्ञापत्र 
मद्ाराज के वार्षिक (तिथिवार) चालू प्रमाणों में संग्रद्दीत हैं | इस संग्रह के अध्ययन से अतीत 
होता है कि महाराजा को जिला अधिकारियों की प्रतिक्रिया का कितना परिचय होता था। यदि 
कोई पदाधिकारी शासित लोगों से दुर्व्यवहार करता झथवा अपने अधिकारों की सीमा का 
उदलंघन करता तो या तो उसे वहाँ से तबदील कर दिया जाता या कुछ समय के लिए डसे पद्ष्युत 
होगा पढ़ता था। यह बात संपूर्ण अधिकारियों को भली-भाँति ज्ञात थी कि महाराजा 


झाथिक तथा राजनीतिक प्रबंध १३१ 


एक सूमन्‍बूक वाला शासक है। ईश्वर ने स्मरणशक्ति भी ऐसी प्रदान की थी कि एक 
यार की भेंट के पश्चात्‌ न इसे किसी व्यक्ति का नाम भूलता और न रूप | यह भी एक 
कारण था कि जिलाधिकारी मनमानी कार्यवाही करने से डरते थे ।आज्ञापत्रों से स्पष्ट है कि 
महाराजा बड़े-बड़े अधिकारियों को भी फटकार डालने में संकोच नहीं करता था। एक झाज्ञापत्न 
में तो युवराज खड़गसिंह को भी बहुत कठोर शब्दों से संबोधित किया गया है । यातायात तथा 
डाक-संचार के साधनों की कमी होने के कारण मुख्याधिकारियों को अधिक अधिकार देना 
झावश्यक था किंतु फिर भी उन पर महाराजा की कड़ी दृष्टि रहती थी और लोगों को अधिकारियों 
के अनुचित हस्तक्षेप का डर नहीं था । 

सरकार की योग्यता की जाँच की दूसरी कसौटी यद होती है कि क्‍या उस समय के लोग 
स्मृद्धिशाली तथा विकासोन्मुख थे या नहीं । क्या इन्हें पहनने के लिए कपड्टा, रहने के लिए मकान 
तथा भरपैट भोजन प्राप्य था या नहीं । जितने योरोपियन महानुभावों के सफरनाममें पढ़ने का हमें 
सुश्रवसर प्राप्त हुआ है | उन में कहीं भी इस बात का वर्णन नहीं मिलता कि गलियों तथा बाजारों 
में आजकल की तरह भिखारी भीख माँगते दीख पड़ते हों | मुगलां ओर सित्रखों के शासन काल 
में धन-धान्‍्य की दृष्टि से सोसाइटी में कोई मिडिल क्लास (मध्यमवर्ग) उपस्थित नहीं था ! फिर भी 
साठ सत्तर वर्ष की संतत अशांति के पश्चात्‌ रणजीतसिंह के शासनकाल में लोगों को चैन और 
शांति प्राप्त हुईं । इन की आजीविका के नए-नए साधन प्राप्त हुए | फौज में एक स्वस्थ युवक के 
लिए पर्याप्त गुंजाइश थी । कारीयर तथा उद्योगी लोग सरकारी और प्राइवेट कारखानों में नौकरी 
कर सकते थे । चमड़े के कारखाने, बंदूक, तोप, तलवार, कयाच तथा बारूद बनाने के कारखाने 
देश में आम खुल चुके थे | महाराजा की ७०,००० सेना का आवश्यक सामान इन्हीं कारखानों में 
तैयार होता था| इस के अतिरिक्त साधारण लोगों के लिए भी आजीविका कमाने के पर्यात्र साधन 
प्राप्त थे। देश में चेन ओर शांति के साथ व्यापार को भी बढ़ावा मिल रहा था और व्यापारियों 
को एक ग्रार फिर रुपया कमाने का सुझ्ृवसर मिल गया था! इसके अतिरिक्त यह बात भी 
उल्लेखनीय है कि राज्य-कर इतने अधिक नहीं थे कि लोगों के लिए असझ्य हों । इन सच्चाइयों के 
होते हुए हम इल प्रकार की सरकार को अयोग्य नहीं ठहरा सकते | समय की आवश्यकता के 
अनुसार रणजीतप्िंह का राज्य सुब्यवस्थित और सुगठित था । प्रजा उस से प्रसन्न थी। प्रत्येक 
सम्प्रदाय के साथ उसका व्यवहार निष्पक्ष तथा प्रभावोत्पादक था । कोई पंजाबी ऐसा झनुभव नहीं 
करता था कि सरकार डसकी अपनी नहीं । 

भूमि-कर-प्रबन्ध 

भूमि-कर वसूल करने का जो ढंग मुगल साम्राज्य के अंतिम दिनों में अथवा सिख मिसलदारों 
के समय में प्रचलित था, महाराजा रणजीतसिंद ने भी उसे ही बनाए रखा। यह ढंग सीधा-सादा 
बटाई का ठज्ञ था | लकड़ी का टोपा (जो उस समय का परिमित प्रमाण था) लेकर कुल अनाज नाप 
त्रिया जाता था । करदार सरकारी भाग अपने अधीन कोठे में इकट्ठा कर छोेता था और कृषक झपना 
भाग स्वयं ले लेता था । कितु इस ढंग में कई प्रकार की बुराइयाँ और न्‍्यूनताएँ थीं। जब तक झनाज 
का बटवारा न हो लता बह कृपक के खेत में ही पढ़ा रहता । बंटवारे से पल अनाज के ढेर से चोरी 
का हर समय खटका रहता । कुसमय की वर्षा का डर कारदार तथा भूमिदार दोनों को ही रहता । 
इंस के साथ जगह-जगह से अनाज इकट्ठा करके सरकारी गोदाम तक पहुँचाने के लिए कारदार 


' अधिक विस्तार सद्दित वणन के लिए. लेखक का अंग्रेजी माषा में लिखित निबन्ध 
देखिये जो कि सन्‌ १६१८ में जनल आफ पंजाब दिस्टॉरिकल सोसाइटी में छुपा था। 


१६२ रणजीतसिंह 


को कई एक कठिनाइयों का सामना करना पढ़ता | परन्तु जब तक महाराजा अपनी विजय-मभाप्ति 
के काम में खगा रहा उस समय तक वह इस ढड़ को यदल नहीं सका । किंतु सन्‌ १८२४ तथा 
इसके बाद के पत्रों के प्रमाणों से प्रतीत होता है कि बहुत से जिलों में बैंटाई की जगद्ट पर कनकौत 
का ढक़ चालू हो चुका था | इस ढक़् के अनुसार खड़ी फसल को नाप॑ लिया जाता था और उससे 
यह अनुमान कर लिया जाता कि कटाई के पश्चात्‌ उस से कितना अनाज हकह्ठा होगा । तरपश्चात्‌ 
पिछले दस वो के भाव की झौसत निकाल कर मुल्य का अनुमान कर लिया जाता | इसो झाधार 
पर सरकार झोर भूमिदार का भाग निश्चित करके दुर्ज कर लिया जाता था। यह बात उल्लेखनीय 
है कि इस काल के वित्तविभाग के सम्पूर्ण योरपीय और हिन्दुस्तानी अधिकारी अपनी राय प्रका- 
शित करते हुये लिखते हैं कि खह्ी फसल को जाँचने और नापनेवासत झपने कार्य में इस प्रकार 
दक्त झौर विशेषज्ञ थे कि उनके अनुमानों में गलती रहने की बहुत ही कम सम्भावना थी | 

सन्‌ १८१३ तक रणजीतसिह अपनी विजय-साधना को समाप्त कर चुका था । जम्मू , 
कांगड़ा, काश्मीर, हजारा, भटक, खेराबाद, डेरा हस्माइलस्राँ, डेरा गाजीखाँ तथा मुलतान, खाहोर 
राज्य का एक अंग बन चुके थे भर हन भदेशों में पठान शासकों के स्थान पर हिन्दू तथा सिक्‍ख 
झधिकारी नियुक्त किये जा रहे थे । यद्यपि पेशावर पराजित हो घुका था कितु उसे झभी तक लाहौर 
राज्य में सम्मिलित नहीं क्रिया गया था । इतने विस्तृत राज्य के प्रबन्ध को बनाये रखने के दिये 
सेना में वृद्धि और असेनिक भागों को बढ़ाने की आवश्यकता बड़ रही थी | इसके अतिरिक्त भारत 
के भनन्‍्य शासकों के साथ मेत्न-मिलाप पैदा करने के लिये मूल्यवान उपद्दारों का सिल्नसित्रा जारी 
करने के लिये धन की आवश्यकता भी थी । रोक धन की इसलिये भी झावश्यकता थी कि महा- 
राजा ने योरोपीय ढक् से सुशिक्षित सेना को एक बड़ी मात्रा में रखने के लिये सुझाव पेश कर रखा 
था | स्ताखसा घुड्सवार सेना को या तो वेतन के बदल्ले में जागीर दे दी जाती या उनको घर्ष 
में दोबार फसल के अवसर पर तनख्वादई बाँट दी जाती | कितु कवायद॒दान सेना के लिये नकद 
वेतन देने का ढंग ही प्रचलित था। यही कारण था कि सरकार को अपनी बजठ अथवा आय तथा 
ब्यय का पहले से द्वी अनुमान करने की आवश्यकता हो रही थी । 

ज्यों-ज्यों सरकारी आवश्यकताय बढ़ती गहं वैसे ही माक्ीये की वसू्नी का ढक संशोधित 
दोता गया। चनांचे महाराजा के आखिरी पाँच छुः साल के शासनकाल के लेखप्नों से ज्ञात होंता 
है कि लाहोर का अधिकतर भाग इजारा के रूप में बड़े-बड़े उत्तरदायी झधिकारियों के संरक्षण में 
दे दिया जाता । दर एक से पद्दानामा लिखवाकर यह बात निश्चित कर ली जाती कि वह अपने 
इलाके में से सरकार को इतना रुपया देगा । क्विस्तों की अदायगी के लिये तिथि निश्चित कर ली 
जाती थी । पद्दादार के लिये यह आवश्यक था कि वह अपनी आय तथा व्यय का ब्योरेवार खाता 
रखे ताकि सरकार आवश्यकता के समय उसकी पड़ताल कर सके | 

दीवान कृपाराम ओर मिस्टर जॉन होस फरहंगी की कारदारी के समय में जिला गुजरात 
में उपजाऊ मूमि को माप कर प्रति बीघा अथवा प्रति कनाल माक्तीया लगाने का तरीका नियमित 
कर लिया गया था । यदि महाराजा कुछ समय ओर जीवित रहते तो राज्य के वूसरे जिक्षों में भी 
यही प्रथा प्रचलित हो जाती । 

मालीया के विषय में यह बात भी उत्लेखनीय है कि प्राचीनकाज्ञ से ही हमारे देश में 
विशेष प्रकार की पैदावार पर प्रायः रोक लगान लेने का ही नियम रहा है | हन उत्पाद्य वस्तुओं 
में गन्ना, कपास, तम्बाकू, नील, शाक-सब्जी इत्यादि सम्मिलित होती थीं । बोई हुई पृथ्वी को नाप 
लिया जाता था और प्रति बीधा या मति कनाल के हिसाब से दर शियमित कर खिया जाता था । 
फसल के तैम्यार होने पर यदि कुछ भूमि की फसत्त नाश हो जाती तो कुल जोड़ में से उतना घंटा 


झाथिक तथा राजनीतिक प्रबंध १४३ 


लिया जाता था | इसके झतिरिक्त भूराजस्व लेने की एक और प्रथा भी जारी थी । भ्रथांव्‌ खास- 
खास जिलों में नकद जमा कूपों के हिसाब से लगाया जाता था | एक कूप जितनी भूमि सींचता 
था उसी दृष्टि से लगान उस कूप पर छागा दी जाती थी। वित्तविभाग के लेख-पत्नों में हनको 
'चाहान हसतिकरारी' के नाम से पुकारा गया है । 

यद्यपि मुखतान, लाहौर और पेशावर प्रांत एक द्वी राज्य के भाग थे, किंतु हर एक में 
बैंटवारे का ढक्न तथा बंटवारे का दर भिन्न था। पेशावर परान्त में (शहर और झास-पास के 
इलाका) सरकार भूमि के उत्पादन की छुठे भाग से लेकर तीसरे भाग तक (३ - है) की मालिक 
होती थी | कदाचित्‌ यही कारण था कि प्रदेश अध्यधिक शुप्क तथा पथरीक्षा था। मुल्तान की 
झधिकतर भूमि शुष्क तथा ऊसर (बअर) थी । दोवन सावनमल ने कच्चे तथा पक्के फूर्पों, बरसाती 
नालों तथा नहरों की सहायता से भूमि को उपजाऊ बनाने का भरसक प्रयत्न किया | मालीया के दुर 
में कमी कर के लोगों को इस भाग में बसाने का झनुरोध भी किया। इसी कारण से मुखतान में गान 
को छुठे भर तीसरे भाग तक नियमित किया गया था । झलबत्ता लाहौर के कई जिलों में जहाँ भूमि 
अधिक उपजाऊ थी ओर थोड़े परिश्रम से ही अच्छी फसल तैयार हो जाती थी, सरकारी भाग पैदा- 
वार के झाधे तक नियमित था| अन्यथा तीसरा भाग लेने की प्रथा तो साधारणतया प्रचलित थी | 

इसके अतिरिक्त चंद एक अववाब भी लगान के रूप में कृषकों से वसूल किये जाते थे । 
हमने महाराजा रणजीतसिंह के ल्ेख-पत्नों की रकमों का जोड़ किया है, जिससे पता चलता है कि 
साधारणतया 'अबवाब' की कुल रक़म मालीये के कुल जोड़ का पाँच और सात प्रतिशत होती 
थी | और कहाीं-ऋष्ठी दस भोर बारह प्रतिशत के बराबर भी चली जाती थी । 

रणजीतसिद के समय में ज़्गान इकट्ठा करने फे लिये परगने के वही झफसर नियत थे जो 
कि मुगल सम्राटों के समय हुआ करते थे । पटवारी के सरंक्षण में जमाबन्दी, शजरा ह्थवा खसरा 
के लेख-पतन्न होते थे | म्बरदार अथवा मुऋदम तहसीली लगान के लिये उत्तरदायी होता था । 
आजकल के समान जिला का रिकार्ड सदर कानगो के अधीन होता था। जिलाधीश अर्थात्‌ 
कारदार नकद रुपया अपनी देख-रेख में मेंगवा लेता था और त्तत्पश्चात्‌ संगीन गार्द॑ के संरक्षण में 
किसी समीप के कोषगृह में भेज देता था अथवा हुरिडियों के द्वारा लाहौर शौर अमृतसर में मेज 
देता था | बहुधा सरकार के ध्ााज्ञापत्र के जारी होने पर जरीरा इकटहा करने के लिए माल खरीद 
किया जाता था । 


कृपकों की सद्दायता और सुरक्षा 


रणभीतसिद के जारी किये हुए परवानों भोर मुन्शी सोहनखास़ कृत 'रोजनामचा शणजीत- 
सिंह” सत्यता के साक्षी हैं कि महाराजा कृपकों की भत्ाई तथा सुरक्षा का विशेष रूप से ध्यान 
रखता था; प्रत्येक कारदार और हजारादार के लिये झावश्यक था कि झपने इलाके में मये-नये 
झावबादकार लाये तथा उन्हें अपने सद्व्यवहार से प्रसन्न रखे । “झायबादि-प्‌-सुलक मुकदम दारंद, 
बहुस न-ए-सलूक-ए-खुद रिह्नाया रा राज़ी व आबाद साजंद'”; इस प्रकार का भाशापन्न सदा ही 
कारदार के माम जारी किया जाता था तथा भ्रस्थान के समय सेनाथिकारियों को आशापतन्न द्वारा 
सचेत कर दिया जाता कि फ़सस्तों को किसी प्रकार की द्वानि न पहुँचाई जावे झौर न तों जलाने 
के लिए कूपों के चक्र और काष्ठ को प्रयोग में लाया जाय | यदि आज्ञा के उस्क्षघन की कोई सूचना 
महाराजा सक पहुँचेगी तो हसके लिए सेनापति को उत्तरदायी ठहराया जायगा । इस प्रकार की 
आशा केवल खिखित रूप में ही नहीं रहती थी किंतु हुंसको व्यवहार में भी काया जाता था। 

३० 


१३९४ रणजीतास सह 


मुंशी सोदनलाज़ लिखते हैं कि एक बार मदहाराजाओकों भाशा से राजकुमार खड़ग सिंह को 
फसल की हानि (जो कि उसकी सेना द्वार। हुई थी) का बदु॒वा चुह्ाने के लिए कृषकों को रुपया 
(मुआवजा) देना पढ़ा था । इस सुरक्षा के अतिरिक्त यद कानून भी प्रचलित था कि कोई साहुकार 
झथवा ऋश्दाता ऋण की वसूली के समय किसी कृपक का ढोर-डॉगर, हल्त-पंजाली अथवा भूसा 
इत्यादि की कुडकी नहीं करवा सकता । भूमिदारों को सरकार की ओर से तकाबी तथा कज दिये 
जाते थे और नये कूप खुदवाने के लिए उनकी आथिक सहायता भी की जाती थी । 
न्यायालय और दंड 

रणजीतर्सिह के समय में न्‍्यायालय-प्रणाली सीधी-सादी थी। सिलसिले वार बढ़ी और 
छोटी भदालतें नहीं थीं जहाँ कि किसी छोटे न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध किसी बड़े न्यायाधीश 
अथवा निर्णायक के न्‍्यायात में अपील फी जा सके । अल्बसा लाहोर नगर में एक महान्यायालय 
स्थित था, किन्तु लेखपन्नों में यह बात वणित नहीं हे कि इस न्यायालय के लिए न्यायाधीश किस 
प्रकार नियुक्त किये जाते थे | इनके लिए किस्र प्रकार की योग्यता अथवा सक्षमता की आवश्यकता 
थी । झथवा वे कौन से कानून का प्रयोग करते थे तथा उनके अधिकार कहाँ तक विशाल अथवा 
सीमित थे । 

साधारणतया मुकदमों का निर्णय करने के लिए उप-नगरों तथा आमों में पंचायतें बनी 
हुई थीं। फोजदारी अथवा दीवानी के मुकदमें हन पंचायतों के सम्मुख पेश होते थे | जिन-जिन 
योरुपीय इतिहासकारों जे मद्ाराजा की पंचायत-प्रथा का जिक्र किया है, उन का कहना 
है कि उच्च कोटि के सत्यवादी, सूक बूक वास्ले अथव्रा चरिश्रवान व्यक्तियों को ही पश्च नियुक्त किया 
जाता था । 

इन पद्चायती न्यायालयों के लिये कोई नियम-ब्यत्रस्था लिखित रूप में उपस्थित नहीं थी 
कि जिनका पालन उन के लिये झावश्यक हो। जैसा कि आजकल्न के न्यायालयों के लिये 
ताज़िरात-हिन्दु झथवा जाव्ता-फौजदारी का पालन झावश्यक है। साधारण दीवानी मुकदुमों 
जैसा कि लेन-देन, ऋण,नाता निस्बत, शादी-व्याह, चोरी, अयारी, नक़द संपत्ति तथा जायदाद का 
निर्णय झाम प्रचलित मर्यादा के अनुसार होते थे। किन्तु सम्पत्ति के बंटवारे से सम्बद्ध सम्पूर्ण 
मुकदमों का निर्णय प्रमाणिक दस्तावेज़ों के आधार पर होता था, और ऐसे प्रमाण-पत्र दफ़्तर 
कानूनगो अथवा काज़ीखानों से उपलब्ध हो सकते थे । गवाहों से बेदू, कुशन, भ्रस्थ साहय और 
गह्जाजल की सौगन्ध उठवाने की प्रथा प्रचलित थी । और यह रिवाज्ञ तत्पश्चात्‌ अंग्रेजी शासन 
में भी चालू रहा | चोरी का पता करवाने के लिये पद-खचिष्ठ की खोंज निकालने वालों की सहायता 
ली जाती थी । जब पदु-चिह्ठ किसी गाँव में पहुँचता तो चोर को पकड़वाने का उत्तरदायिश्व 
सम्पूर्ण ग्राम पर होता था और ग्राम पंचायत यत्न करके चोर को पकढ़वा देती थीं। फौजदारी 
हर्थात्‌ लड़ाई-सूगढ़े की पुकार के मुकदमें उस भाग के कारदार की कचहरी में पेश होते थे । 
वह जिसको अभियुक्त ठहराता उसको शारीरिक झथवा जझ्ञुस्‍माने का दण्ड मिक्रता। जेल भेजने 
या बन्‍्दी बनाने का रिवाज़ नहीं था। चोरी भौर ढाका इस प्रकार प्रचलित नहीं था कि हर समय 
लोगों को जान व मास का सय लगा रहता हो | आमधालों के झापसी खडाई-सगड़े प्रायः खेत के 
बच्चे (सीमा) या फ़सल के आधार पर हो जाया करते थे | किन्तु सरकार इस पर कोई खास ध्यान 
न देती वरन्‌ गाँव के लोग परस्पर लड़-रंगढ़ कर बाद में घुलदह-सफ़ाई कर क्षिया करते थे । 


) “ब वरुद परवाना वाला मुबलग़ द्वा खत्तरी मज़कूर बमूजब श्राबादी-ए-रिश्राया सिवार 
नर गावान व तूडी बे अ्ज़ ज़मीनदारान खतरी मजकूर अ्रदाए न कुनानीदा दिहंद) मरुदाए 
कि नरगावान व तूडी कसे शाहुकार रा श्रज ज़मीनदारान प्रिफतन न दिहंद |” 


झाधिक तथा राजनीतिक प्रबंध १४९ 


सम्बत्‌ १८४६१ वि० के प्रमाण पत्रों से ज्ञात होता हैं कि जब कभी किसी व्यक्ति को महा- 
राजा के सामने पुकार करने का अवसर मिलता तो महाराजा उस की पुकार तो सुन ल्लेता किन्तु 
वैधानिक रूप से वह झपये कारदार जिला या अपने किसी अन्य मुख्याधिकारी को झआ आज्ञा देता 
कि अमुक व्यक्ति ने राज्यद्रबार में यह बयान दिया है। इसका धर्म के अनुसार न्यायालय से 
शीघ्र ही निर्णय करवाना आवश्यक है। इस प्रकार की ञ्ाज्ञा कारदार जिला को आगे के*द्विये 
सचेत कर देती थी । 

कई निवेदन पत्रों (अज़ियों) का निर्णय महाराजा स्वयं ही अ्रविलम्य कर दिया करता 
था । इस प्रकार की एक-दो मनोरंजकू घटनाएँ हम यहाँ दरज करना उपयुक्त समभते हैं। १६ 
बिसाख १८३१ वि० में सरदार फतह सिंह मान ने कोट शुजाबाद थासी प्यारा बामक किसी 
चुन्नी साहुकार से उसके कथनानुसार ६००० रुपया ऋण के रूप में लिया था। लगातार सात 
साल तक उपरोक्त सरदार प्यारा खन्नी से टाल-सटोल करता रहा ओर उसे एक कौड़ी भी अदा न 
की । जब यद्द विवाद महाराजा के पास लाहौर में पहुँचा तो उस ने मुकदमे की सुनवाई के पश्चात्‌ 
उपरोक्त साहुकार को ११०० रुपये पर द्वी फैसला करने के लिये राजी कर लिया और रुपया खजाने 
से मंगा कर साहुकार के हवाले कर दिया। तत्पश्चात्‌ सरदार तेज सिंह अफीसर कमांडिंग फौज के 
नाम आज्ञा पत्र सेज दिया कि वह चन्दु एक सेनिक भेज कर के सरदार फ़तेद् सिंद की जागीर से 
१९०० रुपया बसूल कर लाये और रक़्म सरकारी कोषग्ृह में दाखिल कर दे। आज्ञा पत्र की 
क्ेख-शैली में इस बात पर जोर दिया गया है कि घन की वसूल्ली में किसी प्रकार का विल॒म्ब न 
हो, ताकि फ़तेद्द सिंह स्वयं मद्दाराजा के सम्मुख उपस्थित होकर इसकी धदायगी के लिये मुझ्नाफ़ी 
प्राप्त न कर हे और इस से सरकारी धन की व्यर्थ हानि न दो । पुक दूसरे 
२० भग्घर संवत्‌ १८६१के भाशापन्न में भी हसी प्रकार की एक घटना लिखित है। सरदार कर्म 
सिंह अटारी वाल्ते के नाम साधुराम नामक एक महाजन का ३००० रुपया ऋण था। मह्दाराजा 
के कहने पर कुल ऋण केवल १६०० रुपया में ही चुका लिया गया। हन निर्णायों से यह स्पष्ट 
हो जाता है कि महाराजा की मध्यस्थता का यह ढंग झ्राजकल के डेट कान्सीलिएशन बोर्ड स 
के फैसलों के समान था ।* 

आजकल की तरह मुकदमे के चालू करने फे समय 'कोर्ट फीस” का क्रगाना आवश्यक नहीं था । 
किन्तु यह प्रथा चालू थी कि मुकदमा निपटने पर डिगरीदार से २२ प्रतिशत अर्थात्‌ चौथाई भाग 
सरकार वसूल कर खेती । इसी प्रकार चोरी का मात बरामद होने पर सरकार का भाग शुकराने के 
रूप में जिया जाता | मोहराना के रूप में दो रुपया सेकडढ़ा के हिसाब से वसूली की जाती थी । 

रणजीतर्सिहद के समय में आजकल की तरह केदुखाने नहीं थे। और न भिन्न प्रकार के 
झभियोगों के लिये भिन्न-भिन्न दुण्ड निश्चित थे | साधारणतया जुरमाने का दुण्ड दिया जाता था। 
बेंत और कोड़े भी लगाये जाते थे । कभी-कभी कड़ा जुर्म करने झ्रथवा यार-बार जुर्म करने के बदले 
में शारीरिक अंग जैसा कि द्वाथ, नाक, तथा कान काट लिये जाते थे । किन्तु हमारे अध्ययन में 
यह बात नहीं झाती कि महाराजा ने किसी को फाँसी का दुण्ड दिया हो | किन्तु एक-दो-बार ऐसः 
झवश्य हुआ था कि महाराजा ने अपने प्रशासकों की काइ-फ़टकार की, क्‍योंकि उन्हों ने एक-दो 
अभियुक्तों को प्रणदणढ (फाँसी) दिया था।'* 

१ पूरणपृष्ट :-- मध्यस्थता श्रथवा सालसी दत्यादि के दृष्टिकोण को छोड़ कर ऐसी घटनायें 
इस काल के उच्चवर्ग के व्यक्तियों के निजी अर्थिक जीवन पर भी प्रकाश, डालती हैं। * 


विस्तार के लिये देखो कर्त्ता का लेख जो 'जरनल आफ़ इशण्टियन हिस्टरी' पाँचवे खण्ड 
में प्रकाशित हुआ था। 


जल 


१३६ रणलजीतसिह 


हंसी विषय में एक दूसरा अंग्रेज हृतिहासकार लिखता हे कि उस भे जब झपनी उपस्थिति 
में महाराजा द्वारा दिये गये हाथ फटवाने के दूरढ पर आश्चर्य प्रकट किया तो महाराजा ने उस की 
झोर देखकर कहा “हम दुरड अवश्य देते हैं किन्तु प्राण किसी के नहीं लेते” । 

कभी-कभी दुर्ड भी आश्चयेजनक दिये जाते थे। उदाहरण स्वरूप लोहा गरम करके 
अपराधी के मस्तक को दाग़ा दिया जाता था। अथवा मुंह काछा करके गधे पर पूँछ की 
कोर चढ़ाकर अपराधी को बहुधा नगर के गल्ली-कूचों में फिराया जाता था। सैनिक खेख-पक्नों में 
एक बार वर्णन मिलता है कि जब सन्‌ १८७३ में कुर्मेंदान लाफ़ौन्ट फिरंगी की सेना के सेनिक्रों ने 
डपद्व किया तो इन में से कुछ को नौकरी से निकाल दिया गया। कुछ सेंनिकों को जुरमाने का 
दण्ड दिया गया। काहन सिंह सिपाही का एक कान काट दिया गया और इसके मस्तक पर दाग 
दिया गया । जमीझत सिंद्द मे उबलते तेल की कढ़ाही में हाथ डाल कर निरपराधी होने 
का प्रमाण दिया। चुनाँते न केवल उसे क्षमा कर दिया गया बल्कि उसे सैनिक के पदु से तरक्की 
देकर नायक नियुक्त किया गया। 

आजकल की नियम-व्यवस्था की तुलना में रणजीत सिद्द द्वारा स्थापित राज़ञ-प्रबन्ध निरंकुश 
दिखाई देत। है क्योंकि उस समय कानून लिल्लित नहीं हुआ करते थे । भिन्न प्रकार के अपराधों के 
दिये तदानुसार दुण्ड का कोई विधान नहीं था। प्रत्येक निर्णय का आधार जिला के कारदार 
तथा उस के अधीन पंचों की सम्मति पर निर्भर होता था, किन्तु इस संबंध में किसी प्रकार की राय 
विश्चित करने से पहले दर्म उस समय के समाज के आचार, शिक्षा, समाज तथा सभ्यता सभ्बन्धी 
पहल्ुझों को दृष्टि में रखना होगा । लिखित नियम -विधान की अनुपस्थिति में भी प्रजा प्रसस्ष थी । 
इस देश में कभी ऐसी प्रथा प्रचद्धित हुईं भी नहीं थी इलीजिये लोग इसकी कमी का 
छातुभव नहीं करते थे। वरन्‌ जब अंग्रजों ने पहल्ले पहल पाश्चात्य सभ्यता के झाधार पर कुछ 
नियम चालू किये तो जन साधारण ने इन्हें पसन्द-करने की बजाय नापएसनद्‌ किया । झाजकल् 
मुकदमे का फेसला प्राप्त करने के लिये जनता को जिन कठिनाइयों झा सामना करना पड़ता है वह 
किसी से छिपी नहीं | कार्य तथा समय का अपव्यय, धन का आवश्यकता से झधिक व्यय, गवाहों 
की खुशामदें तथा वक्रीछों की संतत माँग, बेचारे दावा करने वाले की कमर तोड़ देते हैं। झआाज- 
कत्च के न्यायालयों की तरह महाराजा रणजीत सिंद के समय में मुकइमों के निपटारे में छः छुः 
मास झथवा वर्ष भर का विलम्ब नहीं होता था, बल्कि एक या दो पेशियों में ही फेसला सुना दिया 
जाता था। इन पैरिस्थितियों के प्रकाश में रणणीत सिंद्र द्वारा स्थापित प्रथा को असंगत 
कहने में हम वास्तविकता से दूर द्वोंगे । 

महाराजा की घामिक तथा राजकीय नोति 

शासक द्ोोने के रूप में रणजीत सिंह को धामिक नीति डदारता पर निर्धारित थी। 
इसने कभी किसी पर अत्याचार करके उसे सिक्स सम्प्रदाय में लाने की चेष्टा नहीं की । व तो 
इस प्रकार के ही कुछ अधिक उदाहरण मिलते हैं कि मद्वाराजा ने धन अथना जागीर का खोभ देकर 
किसी को अपने सम्प्रदाय में प्रवेश करवाने का प्रयत्र किया दो | महाराजा के शासन काल के 


व 


* विध्तार के लिए देखो लेखक का लेख जनरल श्राफ़ इशण्डियन हिस्ट्ररी, खयड पांचवाँ, 
हे हमारे श्रध्ययन में केवल दो ऐसे उदाहरण मिले हैँ जहाँ किसी व्यक्ति को सिख 
धरम की पाहुल लेने पर पुरस्कृत किया गया हो | एक सरकारी लेख पत्र में (॥विसाख १८६१ वि०) 
यह वन मिलता है कि दीवान सिंह खिदमतगार को सिश्ल धर्म प्रहण करने 
बदले ५०० रुपया की जागीर मिली। मुन्शी सोहनलाल लिखता है कि हंसकर पं० मधुयूदन के 
पुत्र को मद्दाराजा ने कहा कि यदि तुम पाहुल ले लो तो तुम्हें सेना में पद्‌ मिख्ेगा | द०३ पृष्ठ २०४ 


झाधिक तथा राजनीतिक प्रबंध ११७ 


प्रारम्भ से पहले भी पंजाब में बहुधा हिन्दुओं की प्रयूत्ति गुरुवाणी की ओर झधिक थी। धद्यपि वे 
सम्पूर्ण रूप से खालसा धर्म में प्रविष्ठ नहीं हुये थे महाराजा के समय में कसबों शथा 
नगरों में घमेशालाओझों की मात्रा बढ़ती गई और इईंस प्रकार लोगों का रोहजान 
गुरुवाणी कि ओर बढ़ता गया। यथा राजा तथा प्रजा, वाला मामला सदा ही चलत्रता 
झाया है | महाराजा खालसों को संख्या की बढ़ता हुआ देखकर प्रसन्न अवश्य होता था । घुनाँचे 
बहुत से हिन्दू महाराजा को पसन्न करने के लिये अपनी खुशी से पाहुल लेने में गये का 
झनुभव करते थे । इसी विषय में सर ऐलग्ज़ेणडर बनज़ जो कि कई बार महाराजा के दरबार में 
धाया, ने एक माननीय सिक्स के मुख से सुन कर यह लिखा कि औसतन ९ हज़ार के लगभण 
व्यक्ति प्रति वर्ष सिक्ख धर्म में प्रविष्ट होते थे।' सर लेपल प्रिफन भी इस बात को पुष्ट करते 
हुये लिखता है कि महाराजा के शासन में खालसा धर्म के अनुयायियों की संख्या बहुत झधिक 
बढ़ गई थी । 

न्तु रणजीत सिंह ने झसिखों पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं लगाया झौर ग सो 
उन छी पूजा-प्रयाली में किसी प्रकार की रुकावट डाली । मुसल्लमान इतिहासकार मुहम्मद लतीफ़ 
ने झपनी पुस्तक में शिकायत के तौर पर लिखा है कि रणजीत सिंह के शासन काल में मुसलमानों 
को अज्ञान देने की सनाही थी। इस विषय में हम यह स्पष्ट कर देनां चाहते हैं कि भ्ज़ाम 
का देना महाराजा के शासनकाल में या उसकी आज्ञा से नहीं बन्द हुआ । यह प्रतिबन्ध 
सिक्स मिसलदारों के शासन में था, दर्योकि फरखसियर तथा मीर मनु के अपत्याचारों को 
सिवस अभी तक नहीं भूले थे। हां, महाराजा के समय में यह प्रतिबन्ध हटाया नहीं गया। 
बास्तविकता तो यह है कि रणजीत सिंह के समय में तो धर्म-सम्प्रदाय का कोई प्रश्न ही नहीं 
उठता था । जहाँ तक राज्य में नौकरी का सवाल था किसी प्रकार का साम्प्रदायिक भेद-भाव नहीं 
बरता जाता था | यदि सिक्‍खों के लिये मुलाज़मत के द्वार खुल थे तो असिखों के लिये वे बन्द 
नहीं थे । प्रारम्भ में महाराजा के तोपखाना का मुख्याधिकारी मिर्याँ गौस खान था । उस की रुत्यु 
के पश्चात्‌ उस का पुत्र सुलतान महमूद खान बढ़ते-बढ़ते अपने बाप के "पद्‌ तक पहुँच गया था । 
फकीर झ्ाज़ीजुद्दीन के सामनन्‍त के द्रजे के समान किसी अन्य का दरजा नथा। देश के 
वृतावासों के विशेष कार्यो, को फकीर अजीजुद्दीन को ही सौंपा जाता था। दीवान मुहकमचनद्‌ 
और मिश्र दीवान चन्दू खालसा फौज के सम्मानित तथा चुने हुये जरनैलों में से थे । दीवान मोती- 
राम, मिश्र रूपलाल और दीवान सावनमल चोटी के गवनर थे जिन के संरक्षण में मद्दाराजा ने 
अपने सब से बढ़े प्रान्त दिये थे। दीवान सावनमल्त का नाम मुत्नतान के लोग आज तक बढ़े 
गये से लेते हैं । इस के छुब्बीस वर्षीय शासनकाल में मुलतान उन्नति के शिखर पर पहुँच गया 
था । दीवान भवानीदास, दीवान गंगाराम ओर दीवान दीनानाथ की देख-रेख में सम्पूर्ण राज्य के 
झाय तथा ब्यय का खाता रहता था। सरकारी कोष-ग्ृह तथा तोशाखाना मिश्र बेखीराम तथा 
उस के भाहयों के श्रधीन था। मिरयाँ राजा ध्यान सिंद्र तथा उसके भाई मियाँ राजा गुलाब सिंह 
डोगरा को जो सम्मान महाराजा के द्रबार में उस के जीवन के अ्रन्तिम दिनों में भा वह कदाचित्‌ 
ही किसी दूसरे व्यक्ति को प्राप्य हुआ हो । तार्पर्य यह कि हम इस मामले को चाहे किसी भी एहलू 
से अध्ययन करें हमें इस का एक ही उत्तर जान पढ़ता है कि महाराजा की विशाल शासन प्रणाद्वी 
उदारखितता पर निर्धारित थी और इस में धर्म तथा सम्प्रदाय के ह्ाघार पर किसी से भी भेद- 

भाव नहीं बरता जाता था। 


१ सर राजिग्जेण्डर बन्ज़ सन्‌ १८श१में महाराजा के दरबार में आया था। 


सोलहवाँ अध्याय 
महाराजा की सेना तथा उसकी व्यवस्था 


महाराजा रणजीत सिंह की सरकार के वेतन-विवरण के लेखपत्नों से पता चलता है कि 
महाराजा की सेना चार भागों में विभक्त थी। पहले भाग को 'फौज आईन', दूसरी को 'कदीमी 
घुढ़चढ़ा', तीसरे को किला जात और चौथे को 'फौजे जागीरदारां! के नाम से पुकारा जाता था। 
सेना का झधिकतर भाग कवायददाँथा। झोौर यह योरुपीय सेनाझों की तरह पलढनों तथा 
रिसालों में विभक्त थी और उसी ढंग पर युद्ध-विद्या तथा कवायद सीखी हुई थी। इस सेना की 
वर्दी में भी योरुपीय सेनाशों की तरद्द जाकेट और पतलून सम्मिखित थीं । 

सुगल सम्नाटों फे समय में मुगल सेना का अधिकतर भाग केवल सवारी सेना के रूप में 
होता था। तोपों का रिवाज कम था। पक्ोग तोपखाना के विज्ञान से अधिक परिचित 
नहीं थे | प्यादा सेना अधिकतर पोल्षिस, पहरादारी, डाक, चौकी झ्थवा पाछकी उठाने के काम पर 
नियुक्त की जाती थी | चुनाँचे यही रिवाज हमारे देश में अठारदहवी शताब्दी के अन्त तक प्रचलित 
रहा । तास्पश्चात्‌ जब अंग्रज तथा फ्रासीसी लोग यहाँ झाये तो करनाटक की लड़ाई में उनकी 
छोटी सी सुशिक्षित प्यादा सेना ने तथा प्रवीण तोपचियों ने भारतीय नवायों की सेनाओं के घणटों 
में ही घुंह फेर दिये तो यह बात सब पर स्पष्ट हो गई कि सवारी फौज के झ्ाक्रमण चादे वे 
किसने वेग से क्‍यों न किये जायें, प्यादा सेना की गोलियों की सतत बौछार के सम्मुख सफल नहीं 
दो सकते । भौर न तो तोपों से बरसती हुई आग के सामने सवारी सेना की पेश ही चत्ष सकती 
है। चुनाँचे शनेः शनेः सिंधिया, हुलकर सुलतान टीपू और निजाम हेद्राबादु ने अपने पास झंग्रज 
तथा ऋ्रासीसी नोकर रखने प्रारम्भ कर दिये तथा अपनी सेना में योरोपीय युद्धप्रणाज्ञी प्रचलित 
कर दी | किन्तु पंजाब में अभी तक उसी प्राचीन सवारी सेना का ही रिवाज था । खालसा मिसल- 
दारों की सम्पूर्ण सेना ही घुड्सवारों के रूप में थी। इस को योरुपीय ढंग में डालने का विचार 
महाराजा रणजीत सिंह के मन में कदाचित्‌ सन्‌ १८०४ में झाया। इन दिनों में मरहद्या राजा 
जसबंतराव होलकर अमृतसर में महाराजा की शरण में आया । जसवंतराव की सेना योस्पीय ढंग 
से सुसज्जित थी। रणजीत सिंह ने इस सेना की कवायद देखी । दूरदर्शों महाराजा शीघ्र दी भाँप 
गया कि सुशिक्षित सेना रणभूमि में अशिक्तित सना से अवश्य बढ़ जायगी। चार वष पीछे 
( १८०६ ) में महाराजा ने अमृतसर के स्थान पर चालस मटकाफ़ के छोटे से दस्ते को वीर 
झकालियों से खड़ते हुए देखा । इस से वद सुशिक्षित सेना की मद्दानता को और भी मानने 
ख्तगा । 

चुनाँचे महाराजा ने अपने मन में यह निश्चय कर लिया कि वह झपनी सेना को योरोपीय 
ढंग पर शिक्षा देगा। उसे पूरा विश्वास था कि इसकी सेना कवायद सिख्राने पर हर प्रकार से 
ब्वासदायिक सिद्ध होगी । खासा सेनिक झभय, वीर तथा योदा तो पहले ही से थे। कवायद 
सीखने पर यह झजेय हो जाते और उनके सामने कोई शत्रु नहीं ठहर सकता । 

हस सुझाघ पर शीघ्र ही झ्मल करने फ्ा एक और कारण भी था कि सं० १८४०६ में 
झंग्रेजों गे अपने अधिकार छेन्न को सतलज नदी तक बढ़ा लिया था। और पटियाला, गाभा, 
जींद, फ़रीदकोट इत्मादि सिक्स राज्यों को अंग्रेजों ने झपनी शरण में ले जिया | थुर्मादे 


महाराजा की सेना तथा उसकी व्यवस्था १६६ 


झंग्र जों तथा मद्ाराजा रणजीत सिंह के हलाकों के बीच सतल्लज को ही सीमा निश्चित किया 
गया । महाराजा के मन से यह ख़टका दूर होना श्सम्भव था कि अंग्रेज जो कि धीरे-धीरे 
झापना राज्य-शेत्र बढ़ाते हुए कलकत्ता से सतलज तक आ पहुँचे हैं सतलज पर ही सदा 
झाराम से बैठे रहेगें। कभी न कभी स्वयं इसे झथवा उस के उत्तराधिकारियों को उन से छोदा 
खेना पढ़ेगा । इसलिये रणजीत सिंद ने झपनी सेना को पड़ोसी पअंग्रजों की सेना की तरह 
योरोपीय युद्ध-विद्या सिखाने तथा उस में पाश्चात्य ढंग के जंगी हथियार प्रचल्षित करने में ही भज्ाई 
समभी । 
प्यादा सेना 

प्रारम्भ में सहाराजा रणजीत सिंह ने अपने खालसा सेनिकों को योरोपीय ढंग की कवायद 
सिखाने के लिये ऐसे व्यक्तियों को नौकर रखा जो अंग्रेजी सेना में नायकी अथवा छोटे-छोटे पदों 
पर काम कर चुके थे तथा अब या तो वहाँ से भाग झाये थे या पदच्युत किये जा चुके थे । हन में 
से अधिकतर आगरा व अवध मान्तों के लोग होते थे, जिन्हें पंजाब में पूविये या हिन्दुस्तानी 
पुकारा जाता था। चुनाँचे प्रारम्भ में महाराजा ने सिखों तथा पूषियों की मिलीःजुली पाँच पलटने 
तैयार कीं। " 

इसके बाद महाराजा ने बड़ी पर्याप्र तनख्वाहें देकर फ्रासीसी तथा अंग्रेज झफसरों को 
अपनी नौकरी में लिया, जिन्होंने खालसा सेना को सम्पूर्णतया योरोपीय ढंग पर सिखाया !* 
परन्तु महाराजा को अपने ध्येय की प्राप्त में बढ़ी कठिनाई का सामना करना पढ़ा। सिख सेनिक 
घोड़े पर चढ़ कर लड़ने के झादी थे और वे प्यादा सेना में भरती हो कर तथा कन्घे पर बन्दूक 
रखकर लड़ने को उपेक्षापूर्ण इृष्टि से देखते थे। साथ ही वे इंस बात से भी सहमत नहीं थे कि डन पर 
कोई फौजी प्रतिबन्ध लगाया जाय । मद्दाराजा की नवीन प्रकार की सेना पर सिख सेनिक बहुधा 
फबकियाँ उद़ाते किन्तु महाराजा अपनी घुन का पक्‍का था | वह यह जानता था कि सिख सेनिक 
झभी सक योरोपीय ढंग की कवायद की महानता नहीं समझते हसलिये महाराजा ने सिस्त नवयुवकों 
को जागीर, पुरस्कार और दूसरे लोभ देकर नवीन प्रकार की पलटनों में भरती करना प्रारम्भ 
किया । महाराजा इन का साहस बढ़ाने के लिये उन की कवायद स्वयं देखता । इन के करतब देख 
कर प्रसन्न होता | अपने हाथ से पुरस्कार बाँश करता, ताकि सिख नवयुवक स्वयं भरती होना 
प्रारम्म कर दें तथा उन के मन में नवीन प्यादा सेना के लिये सम्मान बढ़े । चुनांचे ऐसा हो हुआ 
झौर मद्ाराजा के सतत प्रयरन झभाठ-द्स वर्ष के समय में ही सफल हुए | सेना का यह भाग 
सिखों में सर्वप्रिय हो गया। महाराजा को झूत्यु के समय सिखों की कवायददाँ प्यादा सेना की 
संख्या सत्ताईंस हज़ार तक पहुँच गई थी । * 

तोपखाना 

प्यादा सेना की तरह महाराजा रणजीतसिद ने अपने तोपखाना को बेहतर बनाने के लिये 
भी कसर उठा न रखी | सत्य तो यह है कि योरोपीय लोगों के झाने से पहले देश में तोप बनाने 
झौर गोला चत्ताने की विद्या को ठीऊू प्रकार से जानने वाले बहुत कम व्यक्ति थे | मुगज्ों का शोप- 

१ चालंस मठकाफ ने स्वयं ये पलटने लाहौर में देखी थीं। वह श्रपने पत्रों में इसका वर्णन 
करता है। * इन अ्रफसरों की विस्तारपूर्ण सूची पुस्तक के अन्त में दी गई है। 

3प्रहाराजा रणजीतरतिंह के कार्यालय के सेना विभाग फे लेख-पत्र देखने से इस बात की 
पुष्टि हो सकती है। इन नवीन पलटनों में सन्‌ १८१३ से पहले बहुधा पूर्विये, हिन्दुस्तानी, गोरखे 
तथा पठान सैनिकों के नाम शआ्ाते हैं। तत्पश्चात्‌ सिखों के नाम ज्यादा हैं। प्यादा सेना के विस्तारपूर्ण 
शान के लिये देखो केखक का लेख-जो जरनल आफ इण्डियन हिस्ट्री, फरवरी सन्‌ १६२२ में 


प्रकाशित हुआ था । यह छेख लगभग उसी का संक्षेप है । 


१६० रणजीतसिंह 


खाना भौर उसके गोला करसाने वाले हमारी इृष्टि में चाहे कितने ही निपुण क्यों न हों डिन्तु 
योरोपीय तोपों के सामने एन की तोप घटिया थीं । यही हाल पुगलों के पश्चात्‌ भी रहा | सिख 
मिसलदारों के पास न तो इतनी तोपें थीं और न इन्हें तोपस्नाना-विज्ञान का अधिक परिचय ही 
था । जैसा कि पहले लिखा जा चका है रणजीत सिंह हस बात को भली भाँति समझ चुका था कि 
रणभूमि में तोपस्नाना की बरसती हुई अग्नि के सम्मुख सवारी सेना अधिक देर नहीं ठहर सकती । 
इसलिये महाराजा ने इस नवीन तथा प्रभावशाली शख्र का खालसा सेना में प्रयोग करने का 
निश्चय अपने शासनकाल के प्रारम्भ से द्वी कर लिया था। चनांचे बहुत सा धन खर्च करके कई 
स्थानों पर तोप ढालने के कारखाने चालू किये | पंजाब के भिन्न-भिन्न स्थानों से सकुशल्न तथा 
प्रवीण मिस्नी मेंगवाये गये और उन्हें काम पर लगाया गया । महद्दाराजा के प्रय॒त्नों का फल यह 
निकक्षा कि पंजाब के मिद्धियों ने तोप बनाने की विद्या में प्रवीणता प्राप्त कर ली तथा खालसा 
सेना के द्षिये बढ़िया सुन्दर और सफल तोपें तैयार कीं। महाराजा के कारखानों में बनी तोपें 
योरप की तोपों से किसी भी प्रकार कम न थीं। वरन्‌ कई योरोपीय सैनिक अधिकारियों की 
सम्मति में उन से सभी बढ़िया थीं। सन्‌ १८३१ में ला विलियम बैन्टिंग ने महाराजा को चन्द्‌ 
तोपे भेंट के रूप में दी थीं। महाराजा ने इन्द्दीं के नमूनों पर दूसरी बहुत सी तोप तैयार करवाह। 
सात वर्ष बाद जब ब्रिटिश प्रधान-सेनापति सर हेनरी फैन लाहोर में भाया तो वह ला बैन्टिग 
वाली तोपों को जो कि पंजाब में बनी तोपों में मित्रा जुत्ा कर रखी हुईं थीं, ऊपरी दृष्टि से पहचान 
न सका |” 

महाराजा ने अपनी तोपों के आकर्षक नाम रखे थे जैसे कि “जंग बिजली”, 'फतह जंग! 
जअफ़र जंग', निश्तर जंग', शेर-दृहान' तथा 'सूरज भुखी' श्त्यादि | हर तोप पर उस का नाम 
तथा निर्माण-वर्ष खुदा हुआ होता था | इसके अतिरिक्त कुछ भौर भी लेख होता था। कई यार 
फारसी भाषा में पंद या छंद खुदे हुए होते थे जिनकी निर्माण-तिथि 'हरुफे झ्बजद' द्वारा ज्ञात हो 


सकती था । 
महाराजा के तोपखाना में उस के स्वर्यवास के समय बढ़ी भौर छोटी तोप मिलाकर ४७० 


के लगभग थीं, जिन के तोपचियों की मासिक तनख्वाहू ३६००० रुपया के लगभशण थी । गोज्ा 
लाने फे काम में सिख सेनिक इतने प्रवीण हो गये थे कि जब १८४९--४६ में सिख्ों और श्रंग्रेजों 
का युद्ध हुआ तो सिख तोपचियों ने ब्रिटिश तोपखाने का बड़े साहस और वीरता से मुकाबस्ा किया 


तथा श्र ने भी हस की सराहना की । 
नवीन रिसाला फौज्‌ 


पैद्ख सेना तथा तोपखाना के अतिरिक्त महाराजा ने थोढ़ा-बहुत सवारी फौज में संशोधन 
किया और नवीन प्रकार के रिसाल्ले तैयार किये, जिनको महाराजा के फ्रांसीसी अफसर जनरत्ध झलाड़े 
मे शिक्षा दी। परन्तु सेना के इस भाग की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया गया, क्‍योंकि घोड़े पर चढ़ 
कर युद्ध करने में सिख सेनिक पहले से ही प्रवीण थे । साथ ही थे प्राचीन छड़ाई के ढंग को बदलने 


को तैयार भी नहीं थे । 
प्राचीन घुड़सवार सेना 
शणजीतसिद ने नवीन ढंग की पलटनें झौर रिसाज्षे तैयार कर छिये थे, किन्तु 
प्राचीम ढंग की सवारी सेना को भी उस मे स्थायी रखा | प्रारम्भ में हसी सेमा की सद्दायता से 
इस ने पंजाब पर विजय प्राप्त की थी | सेना के इस भाय में अधिकतर सिस्त सेनिक थे और इसका 
“ 5त्तों के कारखानों की इस प्रकार आश्ययजनिक वद्धि में महाराजा के अफसर सरदार 


लहनासिंद मजीठा का बहुत द्ाथ था। यह सरदार गयना, ज्योतिष तथा विशान-विद्या में प्रवीण 
था| इसकी विस्तारपूर्ण जीवनी के लिये देखो पंजाब चीफ़्स ।' 


महाराजा की सेना तथा उसकी व्यवस्था १६१ 


बहुत सा भाग उन सेनिकों का था जो किसी समय उन स्वतंत्र सरदारों को नौकरी में थे जिन्हें 
रणजीतसिंह ने समय-समय पर पराजित किया। सरदारों को पराजित करने के पश्चात्‌ वह उनकी 
सेना को अपनी फौज में मिला लेता था, क्‍योंकि वह न तो किसी वीर सेनिक को हाथ से खोना 
चाहता था और न पराजित सरदारों को अ्रसहाय रूप में छोड़ शत्रुओं की संख्या में वृद्धि ही कर ना 
चाहता था । महाराजा उन्हें खालसा राज्य को विस्तृत करने में लगाये रखता था। महाराजा की 
रुत्यु के समय ऐसी सेना की संख्या ११००० के लगभग थी, जिनका वाषिक वेतन बत्तीस लाख 


रुपए के लगभग था | 
जागीरदारी सेना 


जागीरदारी सेना की प्रथा भारत में मुसलमानों के समय से बराबर चली आई है। सिख 
मिसलतदारों ने भी इस प्रथा को बनाये रखा और महाराजा रणजीतसिह ने भी उसे ज्यों का त्यों रखा 
परंतु बाद में वह इंसकी संख्या को घटाता चल्ला गया। सिख सरदारों के ठाट बाट को बनाये रखने केलिये 
महाराजा उन्हें जागीरें दिया करता था। ऐसे सरदारों के लिए आवश्यक था कि बदुले में महाराजा 
के लिए फौजी सेवायें उपस्थित करें, चुनांचे हर जागीरदार को जागीर के आधार पर एक विशेष 
संख्या सवारों की अपने पास रखनी पढ़ती थी । महाराजा के बुलावे पर उन्हें युद्ध में सम्मिक्षित 
होना झावश्यक था । इस सेना के अद्न-शस्र, पोशाक तथा रसल-रसाईल का प्रबन्ध जागीरदार 
को करना पढ़ता था | यह सब शर्त पहानामा पर दरज होती थीं " तथा प्रत्येक सवार और 
उसके घोड़े का रूप लिखा जाता था । जिसकी प्रतिलिपि सरकारी कार्यालय में रखी जाती थी। 
हस से जागीरदार किसी म्रकार का धोका नहीं दे सकता था। यद्द सब बातें केवल लिश्नित रूप 
तक ही सीमित न थीं वरन्‌ महाराजा के शासनकाल में इस पर पूरे ध्यान से श्रमल किया जाता 
था। समय समय पर जागीरदारों की सेवा की पदइताल भी की जाती थीं झौर फके पढ़ने पर 
बड़े-बड़े सरदारों को दुण्ढ देने में भी सकलोच नहीं होता था । महाराजा के कार्यालय के लोेख- 
पत्रों से इस सेना का संपूर्ण पता नहीं चलता किंतु हमारा अनुमान है इसकी संख्या चार हजार 
से कम न थी क्योंकि उस के लिये पंद्रह लाख प्रतिवर्ष से कुछ अधिक जागीर सुरतित थी | 


फ्ोजी शख्रागार 
सेना के प्रत्येक भाग के साथ शासत्रागार तथा मिस्त्रीखाना होता था, जहाँ उस के लिए 
गोला, बारूद, तंबू , कनात तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं का सामान इकट्ठा रहता था तथा मिस्त्री- 
खाने में हथियारों की मरम्मत के लिये प्रबन्ध किया जाता था। अआईन सेना के मिस्त्रीखाने 
का संचाज़्षक एक व्यक्ति जवाहरमल नामक था। वह कई वर्ष तक हंस पद्‌ पर स्थित रहा । 
हसके नाम पर जो आज्ञापत्र लाहौर से जारी होते थे उनसे प्रतीत होता है कि मिस्त्रीखाने का 
प्रयंध बड़ी मात्रा में किया हुआ था। प्यादा सैनिकों का सब से बढ़ा शख््र उनका बंदूक था। तथा 


* नमूने के लिये पद्टानामा की एक नकल दरज की जाती है 

दरीन वक्‍त फ़रखन्दा रख्त अ्रज्ञ राहे मिदरबानी तालुका खन्‍ना श्रज्ञ जागीर ० 
सवार वजेद्ट नौकरी इवज़ मुबलग़ २५००० रुपया नानकशाहि साल तमाम बदीन मूजब बख- 
शीदा शुद्‌ :--श्रमरसिद्द मिनदह्वालिया ३० नफर; वरयामर्तिंद मिनहालिया १२ नफर; सरदूलसिद्द 
प्रिनहाालिया ८ नफर; सवारान शाईस्ताकस; लाईक नौकरी, पसंद हुज़्र श्रनवर बाशन्द; चिह॒रा हा 
पुखता दर दुफउर आली नवोीसानीदा दर खिदमत जनाबवाला ह्वाज़ार सरगरम बाशन्द; 
२३ भादों सं० १८७२ परवानगीं खास! असपान उमदा, सिंधान उमदा, जवान शाईसता, 
सिलाह उम्दा, लिबास शुरुता ।* एक बार इसी प्रकार की गलती के लिए सरदार हरिसिंद्द नल्लुवा 
जैसा सरदार दण्ड को प्राप्त हुआ था । देखो उम्रदा उल-तवारीख प५5, २७१ द्वितीय भाग । 


दे 


१६२ रणजीतसिह 


घुड्सवार सैनिक बन्दूक, तलवार तथा बरछे से सुसज्जित होते थे । तोपखाना में कई -प्रकार की 
तोपें थीं। बढ़ी-बढ़ी तथा भारी-भारी तोपों के लिए महाराजा के रिकार्ड में 'तोप जिन्सी' शब्द का 
प्रयोग किया शया है। इससे हलकी तोप को 'तोप अस्पी' और सब से दलकी तोप को तोप "“ज़म्बूरक' 
के नाम से पुकारा जाता था ।- इसके झतिरिक्त दो तीन अरकार की दूसरी तोपों के नाम भी महा- 
राजा के पत्रल्वेखों में पाये जाते हैं। एक प्रकार की।तोप के लिए शब्द भरमार! श्थवा 'फरमार! 
खिखा है तथा दूसरी के लिए 'होबठ” अथवा 'होबट' शब्द का प्रयोग किया गया है। भरमार तोपें 
बोक में हठकी और शक्ल में लम्बोतरी हुआ करती थीं। इनको दीवार में गाढ़ कर या 
तौन टाँगों वाली चौकी पर रख कर चलाया जाता था । इस की मार बहुत दूरी तक होती थी । 
“होबट! शब्द ऋँसीसी शब्द ([00।” अथवा पझ्ँगरेजी शब्द (0०ए(27? से बिगढ़ कर बना 
प्रतीत होता है । जहाँ तोप होबट का वर्णन मिलता है वहाँ गोला शब्द के स्थान पर 'शेल' 
(50८!) शब्द का प्रयोग किया गया है जिस से स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि महाराजा रणजीत 
सिंह ने पहाड़ी प्रदेशों में युद्ध करने के लिये रासो तोप प्रचलित कर रखी थीं। यह तथा अन्य 
शस्त्र सामग्री, कारबीन, पिस्तौल, जज़ाइल, कवच तथा गोला बारूद इत्यादि हर प्रकार की पंजाब 
में ही तैयार की जाती थीं | सरकारी कारखानों के अतिरिक्त मिस्त्री लोगों ने अपने कारखाने भी 
चालू कर रखे थे । सरकार उन से ठेका पर काम करवाया करती थी । मुलतान, अमृतसर, लाहौर, 
वजीराबाद तथा भेरा इत्यादि में पर्याप्त मात्रा में शसख्र तथा गोला, बारूद बनाये जाते थे। 
इसी प्रकार चमड़े की वस्तुएं जैसे कि जोन, गाजर, सेनिकों की पेटियाँ, तोशदान और पाँव के जूते 
बनाने के कारखाने भी देश में प्रचलित थे | योरपीय देशों की बनाई हुईं वस्तुझों की तुलना में यह 
चीजे चाहे देखने में बहुत सुन्दर प्रतीत नहीं होती थीं किन्तु युद्ध के समय में तथा व्यवहार के 
समय यह वस्तुएँ उनसे किसी प्रकार से भी घटिया न थौं । यत्कि उसी प्रकार सफल झौर लाभ- 
दायक थीं । प्रति वर्ष झाठ लाख रुपया की शख्त्र स|मग्री, माल ढोने के यंत्र तथा सैनिकों की वर्दो 
इत्यादि पंजाब में ही बनती थी | इसी से दी इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है कि 
महाराजा कितना दूरदुर्शो था | देश का धन देश में ही रहता तथा पंजाब के मिस्त्री विलायती 
ढ़ का अद्य-शस्त्र बनाना सीख गये । यदि पंजाब गँंगरेजों के शासन में न चला जाता तो सम्भव था 
कि यह कारखाने उसी प्रकार चालू रहते और इससे भी अधिक उम्नति करते परन्तु अँगरेज के राज - 
नीतिक तथा झाथिक स्वार्थ ने बीस पच्चीस वर्ष के अन्दर-अन्दर शख्र-निर्माण की इस कछा को 
देश से सम्पूर्श रूप से ही मिटा दिया । 
दुर्गों तथा किलों की सेना 
महाराजा रणजीतसिंह के शक्तिशाली होने से पहले पंजाब का प्रस्येक गाँव तथा नगर 
सम्पूरणतया एक दुर्ग के समान था क्योंकि बाहरी आक्रमणों के कारण, बचाव के खिए ऐसा झावश्यक 
था । परन्तु जब रणजीतसिह अपने राज्य को शक्तिशाज्ञी बना चुका तो या तो उसने इन दुर्गों को 
मिसमार करवा दिया, या उनको गोदामों के रूप में प्रयोग में लाने लगा। केवल्ल उन दुर्गों को 
स्थायी रखा गया जिनकी फोजी इष्टिकोण से आवश्यकता थी । 
राज्य के भिन्न-भिन्न दुर्गों में रहने वाली सेना को 'फैजकिलाजत' (दुर्ग-सेना) के नाम से 
पुकारा जाता था तथा उसकी शक्ति और संख्या दुर्ग को सेनिक स्थिति पर निर्भर थी। डदा- 
इरशस्वरूप झटक, पेशावर, मुलतान, कांगड़ा तथा काश्मीर के गढ़ों में सेना कौ दृदता पर विशेष 


) “अस्प! फारसी भाषा में घोड़े को कद्ते हें । इन तोपों को खीचने के लिये घोड़ों और 
खचरों और बड़ी तोपों के लिये बैलों का प्रयोग किया जाता था ज़म्बूरक तोपों को ऊँट की पीठ 
पर रखकर चलाया जाता था । 


महाराजा की सेना तथा उसकी व्यवस्था १६३ 


ध्यान दिया जाता था । इनमें रसद भौर अख्न-श्म॑/तथा सैनिक आवश्यकता की अन्य वस्तुएँ जमा 
रहती थीं । भन्य छोटे-छोटे गढ़ो में सेना की संख्या नाममाश्र होती थी। साधारणतया ऐसे दुर्गों 
में सेना की नफरी २९ से ४० तक होती थी। शान्ति; के समय में सेना के इस भाग की कुल संख्या 
१४,८०० थी तथा इनका मासिक वेतन १,०४,१६० हजार रुपये था | 

प्रबन्ध और व्यवस्था की इष्टि से यह सेना भिन्न-भिन्न कम्पनियों (बिरादरियों) में विभक्त 
थी । प्रत्येक बिरादरी (कम्पनी) अपने अफसर के नाम से पुकारी जाती थी। तलब-तनक्वाह के 
ल्लेखपश्नों में हूस अफसर को जमादार लिखा जाता था । किले में रहने वास्ती सेना के पैदुल्त सेनिक 
का वेतन पाँच से छ्लेकर सात रुपया प्रतिमास तक था और जमादार का वेतन इससे अधिक या 
दुगुना तक होता थी । सेना का वेतन गई के मुख्याधिकारी के द्वारा ही बॉटा णाता था किन्तु बाँटते 
समय बरूशी तथा दीवान का एक-एक मुंशी वहाँ उपस्थित होता था । 

जहाँ तक गढ़ की आन्तरिक प्रबन्ध-ध्यवस्था का सम्बन्ध है, गढ़ का अधिकारी (थानेदार 
किला) पूर्णरूपेण स्वतन्त्र था और जिला के अधिकारी (कारदार) को गढ़ के झास्तरिक भामझओों 
में हस्तचोप करने का अधिकार नहीं था । गढ़-संरक्षक के कत्त ब्य, अधिकार तथा उत्तरदायित्व बड़े 
महत्वपूर्ण होते थे । पाठकों को परिचित करने के लिए हम ऐसे ऋततब्यों को संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत 
करते हैं, जो कि उनके लिए मनोरंजन का कारण होगा । 

दुर्ग के थानेदार पर गढ़ की सम्पूर्ण सुरक्षा की जिम्मेदारी लागू होती थी । थानेदार के दिए 
झावश्यक था कि वह सूर्यास्त होने पर गढ़ के द्वार बन्द्‌ कर दे तथा सूय्योदुय होते ही उन्हें खोलया 
दे । गढ़ की चाबियाँ झपने संरक्षण में रखे । बाहर का कोई ब्यक्ति दुर्ग के अन्दर प्रवेश न करे। 
मनोरंजन के लिए गणिकाझों और गाने-बजाने वालों को दुर्ग में बिलकुस,न झाने दिया जाय । 
सेनिकों को दुर्ग के भीतर मद्रिपान तथा किसी प्रकार का लड़ाई-सूगढ़ा करने की मनाही थी । 
हुस बात का विशेष ध्यान रखा जाता था,कि दुर्ग के सनिकों तथा समीप के नागरिकों में किसी 
प्रकार का बिगाड़ उत्पक्ष न हो। किला में स्थित सनिक शहरी दुकानदारों का दिसाव प्रति मास 
सुकता कर दिया करे । कोई सेनिक अपने वेतन से अधिक व्यय न करे । वरन्‌ अपनी वेतन का 
झाधा भाग वढ़ स्वयं खर्च करे ओर आधा घरवालों को भेजे। दुर्ग की मरम्मत इत्यादि का कार्य भी 
थानेदार के जिम्मे होता था। किसी सेनिक की मृत्यु या किसी के भाग जाने पर थानेदार स्वयं उस 
रिक्ति की पूर्ति नहीं कर सकता था बल्कि इस बात की पूर्ण सूचना उसे सरकार को भेजबी 
पदती थी ! (अधिक जानकारी के लिए परिशिष्ट २ देखिए) 

सेनिक भरती 

महाराजा रणजीतसिह के समय में सरकार को फौजी भरती के लिए किसी विशेष प्रथत्म 
की झावश्यकता न थी । गत पचास साठ वर्ष से फौज की नौकरी योद्धा और वीर नवयुवकों के 
जिये आकर्षक थी क्योंकि उन्हें किसी सरदार के साथ लूट मार में भाग लेने का अवसर मिद्ष 
जाता था। प्रारंभ में महाराजा को अपनी कवायददाँ प्यादा सेना में भरती के समय काफी कठि- 
नाई का सामना करना पढ़ा क्‍योंकि पक्षाब के हिंदू तथा :सिक्‍्ख्त सवारी सेना को प्यादा सेना से 
धच्छा समझते थे। परन्तु रणजीतर्सिह ने नवयुवकों को नकद तनखाह, इनाम, पुरस्कार 
इत्यादि का प्रलोभन देकर इस नौकरी को सर्वप्रिय बना दिया । इसके अतिरिक्त पंजाब के मिश्र- 
भिन्न जिलों में कुछ ऐसे कयीश्ले झ्राबाद थे जिनका पेशा प्रारम्भ से ही सिपाहीगीरी थ्रा । डदाइरख- 
स्वरूप शाहपुर के टिवाने तथा अवान, भंग तथा चनियोट के सियात्र, माके तथा भादये प्रदेश 
के जाट, कांगड़ा और जम्सू के राजपूत, सुदयाल और जाद्मण सदैव ही सेना की नौकरी को दूसरी 
प्रकार की नौकरियों से भ्रच्छा समसते थे । 


१६४ रणजीतसिह 


सेना में रूप तथा आकृति छिखने की प्रथा प्रचलित थी । भर्ती होते ही प्रत्येक नवयुवक 
सैनिक के रज्-रूप को लिख लिया जाता था जिस में उसका नाम, इसके बाप व- दादा का नाम 
दरज होता था | उस की आयु, उसका वरण, रूप-रेखा, नौकरी में प्रवेश करने की तिथि तथा 
वेतन ह॒त्यादि का विस्तारपूर्वक वर्णन होता था | तदोपरंत जब उसके वेतन अथवा पद में बृद्धि 
होती जाती थी तब उस *ल्लेखपन्न में सब कुछ तिथि समेत लिख खिया जाता था । भर्थात्‌ यह 
लेख-पत्न एक प्रकार से मौजूदा 'सविस बुक' का काम देता था। एक सबार की स्थिति में 
उस के घोड़े का स्वरूप भी दरज कर दिया जांत था। यदि बीमारी अथवा खझत्यु के 
कारण घोड़ा बदल लिया जाता तो यह बात शीघ्र ही नोट कर ली जाती । सन्‌ १६१४ में जब 
लेखक महाराजा रणजीततासह के दरबार के क्लेख-पत्नों को व्यवरिथत रुप दे रहा था तो इस प्रकार 
के हजारों रूप रेखा-पत्र ( कागजात चिहरा नवीसी) उस की दृष्टि से गुजरे। उदाहरण के लिये एक 
आाध की फोटो भी “खालसा दरबार रीकार्ड प्रथम भाग?” में प्रकाशित की गयी थी ।" 


बेतन बाँटने का ढंग 


महाराजा रण जौोतसिंद्द के समय में रोक तथा प्रति मास वेतन बाँटने की प्रथा चालू की 
गईं। सिक्‍ख मिसलदारों के समय में मालिये अथवा भूराजस्थ-धन से ही वेतन प्रदान किये 
जाते थे । एक गाँव के मालिये की आय का कुछु भाग प्रति वर्ष नियत कर दिया जाता था 
झौर एक आज्ञा-पत्र जारी कर दिया जाता था कि अम्रक सवार को इस कदर धन उसके वाषिक वेतन 
के बदले में भूराजस्व-चन में से दिया जायगा ।विस्तारस्वरूप यह भी लिख दिया ज्ञाता था कि फसल 
रबी के समय इस कदर और फसल खरीफ के झवसर पर इस कदर रुपया अथवा भ्र॒श्न दिया जायगा । 
दूसरे शब्दों में वेतन-प्रदान का ढंग नतो मासिक और न वापिक बल्कि फसल्ाना था। बड़े- 
बड़े सरदारों तथा अफसरों को एक-आध गाँव जागीर के रूप में प्रदान कर दिया जाता था, जिस 
की झाय से वह सरदार झपना वेतन भी वसूल कर ल्लेता ओर अपने सवारों की तनख्वाह भी काट 
लेता । 


जैसा कि पहल्ल भी वर्णन हो चुका है कि उ्यों-ज्यों महाराजा रणजीतसिह सिक्स मिसल- 
दारों के भागों को जीतकर अपने राज्य में मिल्लाता गया उसी प्रकार वह उन की संपूर्ण सेना सी 
झपनी सेना में सम्मिल्चित करता गया। इस प्रकार महाराजा के वेतन संबंधी छेख-पंश्रों से 
यह बात स्पष्ट है कि शुरू-शुरू में रणजीतर्सिह की सेना में वेतन बाँटने के तीन ढक्न प्रचलित थे । 
अर्थात्‌ जागीरदारी प्रथा, फसलाना प्रथा और रोक मासिक चेतन प्रथा। प्रंतिम प्रथा पहले पहल 
केवल कवायदुदाँ प्यादा सेना के लिए ही प्रचलित की गईं थी, क्योंकि हस सेना में भरती होमे- 
वाल सैनिक तथा अधिकारी प्रायः पूबिये झर्थात्‌ गेर पंजाबी थे तथा वे प्राकृत रूप से रोक वेतन 
प्राप्त करने के हच्छुक थे । शने: शनेः भ्रत्येक भाग में प्राचीन प्रथा बन्द करके रोक वेतन की प्रथा 
प्रचलित की गई । 


बेतन की मासिक मात्रा नियत करके उसे नियमित रूप से गिना जाता था ।* परंतु 
झाजकल की तरह वेतन-प्रदान प्रति मास नहीं होता था । बल्कि एक झादमी का पाँच-छुः मास 
का वेतन सरकार के अधीन रहता था! कितु खालसा दरबार के चालीस वर्ष के खख-पशन्र देखने 
पर यह बात हमारे निरीक्षण में आती है कि आईन सेना की स्थिति में (५) मास वैशाख से भ्रावण 
तक अर्थात्‌ चार मास का वेतन असूज अथवा कातिंक में बाँटा जाता था । (२) भादों मास तया 


१ देखिये कैटलाग खालसा दरबार रेकाड, प्रथम भाग, सन्‌ १६१६ । 


महाराजा की सेना तथा उसकी व्यवस्था १६५९ 


असूज का वेतन पौष अथवा माघ में दिया जाता या। (३) कातिक तथा मग्घर का वेतन वैशास 
अथवा ज्येष्ठ में बाॉँठा जाता था। (४) पौष तथा माघ का वेतन बिसाख अपषाढ़ मास में 
दिया जाता था। (३) फागुन तथा चैत का वेतन सावन श्रथवा भादों में बाँठा जाता या | 
अभिप्राय यह कि वेतन की बाँट का सिलसला कम 'बेश सारे वर्ष में चालू रहता था। घोड़चढ़ा भर्थात्‌ 
बे-कवायद सेना के लिए कोई ऐसा नियमित ढंग प्रचलित नहीं था। बहुधा यह लोग झपना 
वेतन जागीर अथवा मालिये के भाग के रूप में लेना पसन्द करते थे । जब उन में से झ्धिक संख्या 
को रोक वेतन देने की प्रथा प्रचलित हुईं तो भी वेतन वर्ष में दो या तीन बार से अधिक नहीं 
बाँटा जाता था क्योंकि इन में अधिक संख्या प्रायः अमीर तथा ऊँचे घराने के ध्यक्तियों की ही 
हुआ करती थी | इस लिये वेतन में किसी प्रकार के विलम्ब के लिए वे किसी प्रकार अनुपयुक्त तथा 
क्रोधपूर्ण व्यवहार का प्रदर्शन नहीं करते थे। महाराजा भी इन से बहुत दयालुता का व्यवहार 
करता तथा मन में उन का सम्मान करता था | यही लोग उस के प्राचीन साथी थे ओर इन्हीं 
की सहायता से उस ने कांगड़ा, जम्मू , काश्मीर, मुलवान तथा पेशावर जैसे प्रदेशों को 
जीता था । 

घोड़चढ़ा सेना के सवारों का वेतन प्रायः तीन सौ से चार सौ रुपया प्रति वर्ष 
नियत था कितु इनके बड़े-बड़े अफसरों तथा सरदारों को, बड़ी-बढ़ी जागीरे प्रदान कर रखी थीं 
जिस से वे अपने इज्जत आबरू को कायम रख सकते थे। जिस जिस योरोपीय यात्री ने अपने 
सफरनामें में महाराजा रणजीतसिंद्द की इस सेना का वर्णन किया है उस ने इस घुड़सवार सिपाही 
की बहुत प्रशंसा की द्े। वे लिखते हैं कि इस सेना का शअत्येक युवक स्वास्थ्य तथा आरोग्यता का 
नमूना तथा आदशे होता था । लंबा कद, पतल्ला और फुरतीला शरीर, भरा चेहरा, तेज५णं नेन्न, 
सिर पर चमकता हुआ खोद, तन पर कवच, कमर में सुनहरी पेटी तथा उस के साथ लटकती 
हुईं चमकदार खब़ग, पीठ पर जढ़ाऊ ढाल तथा कमान और त्रिपुंड, कंधे पर लटकी हुईं नालीदार 
बंदूक भर हाथ में लम्बा नेजा । घोड़े पर सवार यह युवक जब सामने से गुजरता तो मुख्र से 
हठात्‌ निकल जाता है “ईश्वर ! वीरता का कैसा आदुश स्वरूप है । यदि झ्ञाज यह वीर सारे संसार 
को पराजित करना चाह्दे तो इसके त्विये कोई बड़ी बात नहीं । विजय की देवी स्वयं हसके चरण 
चूमेंगी।' 


कवायददाँ सेना के विषय में योरोपीय इतिहासकारों की रायथे' 


जैसा कि ऊपर उल्लेख हो चुका है, महाराजा रणजीतसिह खालसा सेना की वीरता 
और साहस से भली-भाँति परिचित था | उसे पूर्ण विश्वास हो चुका था कि यदि उसे योरोपीय 
दड् पर शिक्षा देकर पाश्चात्य युदध-प्रणाली से परिचित कर दिया जाय तो लाहौर सरकार की 
यह सेना एक दिन झअजेय बन जायगी । चनांचे ऐसा दी हुआ । सन्‌ १८४६ में जब अंग्रेजों और 
सिक्‍्ख्षों की बढ़ी रक्तपातक खड़ाइयाँ हुईं तो उस समय यद्यपि महाराजा स्वयं स्वर्ग सिधार चका 
था और सेना की अगवाही (पथ-प्रदशन) करने के लिए कोई विश्वासपात्र तथा काबिल नेता 
नहीं था, फिर भो सिक्‍ख सेना अंग्रेजी सेना के समान बलशाली थी। ब्रिटिश सेना का 
प्रधान सेनापति ला्ड गफ स्वयं इस बात को मानता है कि “यदि खालसा सेना में हस समय 
कोई योग्य सेनापति उपस्थित होता जो इन्हें पूर्ण रूप से युद्ध के ठंग भौर हुनर दिखलाने का 
झवसर देता तो हम नहीं कह सकते कि इस युद्ध का परिणाम क्या होता ।! 


*इस संबंध में देखो लेखक का लेख “'जरनल आफ इंडियन हिस्टरी” स॑ १६२२। 


१६६ रणजीतसिह 


महाराजा रणजीतर्सिह की सेना की सूची सन्‌ १८३८-३६ 


ब्योरा संख्या 
[_ कवायददोँ सेना “-- (अ) (प्यादा) २६६१७ 
(झा) रिसाला ४०६० 
(ई) तोपस्नाना ४२१३५ 
३९२१२ 


[| सवारी सेमा :-- 
(अर) डेरा सरदाराधीन ६५६२ 


(झा) घोढ़खढ़ा खास १२०० 
(है) ढेरा जागीरदारां ३४०० 
है है| दुर्ग सेना. १०००० 
६४३०७ 
[५ अंग्रेज तथा ऋॉसीसी 
अफसरों का वेतन जो 
ल्लेख पत्नों में र्थक्‌ दरज हे । 


६०००७०७० 


वाषिक बेतन (रुपये मे) 
२७३१६२० 
१८०६८६७३२०७ 

३६६४८७२ 
४२११ २६२ 


रश३२र६घ 
६३६१ ४१६ 


१६०००००७ 


३६ १८०००६ 


र२े००७०७०० 


&७८०००६ वाषिक 


[नोट - उपरोक्त रकमों के अतिरिक्त छगभग झाठ लाख रुपया प्रति वर्ष से अधिक विभाग 
मैगजीन का सामान खरीद करने में खरच किया जाता था। भ्र्थांत फौज, पर कुल व्यय 


१०२८०,००० शुपया के छागमग था | ] 


मासिक बेतन की सूची 


[जो रणजीतर्सिद के प्रशासन में सैलिकों तथां अफसरों को मिलती थी। महाराजा की 
मृत्यु के पश्चात्‌ खासा सेना ने अपनी कमजोर सरकार से अज्ुरोध करके अपने वेतन में इद्धि 


करवा जी थी | हमने वेतन की वह माजश्ना दरज नहीं की । ] 


पद प्रारंभिक वेतन 
(रुपयों में) 
जरनैस ७०० 
करनैस्र ३०७० 
कुमेदान ६० 
अजुटैन ३० 
मेजर २१ 
सूबेदार २० 
जमादार १९ 
हयलदार १३ 
नायक १० 
सारजैस्ट म् 


झपिकतम वेतन 


(रुपयों में) 


 । 


महाराजा की सेना तया उसकी व्यवस्या १६७ 


फुरिया ७्ज १० 

साइहर (सेनिक) ७ घर 

कर्मचारी गण (झमला) जिनमें खासी, सकका, घड़याली, सारयान, कण्डा उठानेवाला 
ओर छांगरी सम्मिल्षित थे, प्रत्येक व्यक्ति चार रुपया प्रति मास के द्िसाब से वेतन पाते थे । परंतु 
बेलदार को पाँच और मिस्त्री को छः रुपए प्रतिमास मिलते थे । 


) यहाँ वह बतला देना अ्रनावश्यक न होगा कि उस समय एक फौजी जवान के खाने का 
मासिक खर्च दो रुपये से अधिक नहीं था। विस्तार के लिये देखो लेखक का शेख 'इंडियन हिस्टा- 
रिकल् रिकाद ज़ कमीशन प्रोसीडिंगज़” नं॑० ३१ जनवरी १६५५ प०६ । 


सत्रहवों अध्याय 
महाराजा का दरबार 


पंजाब में मुगल साम्रज्य की अवनति के साथ द्वी उनके दरबारों का ठाट-बाट भी समाप्त 
हो गया ओर प्रचलित रस्में भी समाप्त होने लगीं । यहाँ तक कि अठारहवीं शताब्िद के मध्य में 
ये रस्में सम्पूए/ रूप से नष्ट हो गईं । पंजाब में मुगजों के उत्तराधिकारी या तो सिक्‍ख मिसल- 
दार थे या काबुल के नामज़द पठ/न प्रशासऊ | पःन्‍्तु उनके आथिक साधन इतने कम और सीमित 
थे कि न तो उन में मुगलों की पुरानी शान-शोकत को बनाये रखने की सामथ्ये थी और न उन 
की संस्कृति और सभ्यता इस प्रकार की थी की इस रुचि को प्राप्त कर सके । चुनांचे जब रणजीत- 
सिह के शासनकाल में पंजाब का पुननिर्माण हुआ और लाहौर दरबार में फिर से भारत के अन्य 
राज्यों के वकील आने-जाने लगे तथा परस्पर भेंट आदि देने का सिल्लसिल्ला फिर जारी हुआ तो महा- 
राजा को भी रस्मों से सम्बद्ध नियम तथा खिलञत इत्यादि के लिये कायदे बनाने की आवश्यकता 
का अनुभव हुआ । किंतु, जिस प्रकार रणजीतर्सिद्द ने श्रन्य प्रबन्ध-विषयक मामलों में मुगलों द्वारा 
स्थापित नियम-विधान में समय अनुसार परिवर्तन कर लिया था उसी प्रकार भिन्न-भिन्न रस्मों 
और रिवाजों को भी अपने विचारों और स्तर के अनू कुच ढाल लिया । 

महाराजा रणजीतसिंदह तथा मुगल्नों में एक स्पष्ट अन्तर था | जहाँ मुगल सम्राट 
ताज और तख्त को राजकीय चिन्द्र समझते थे वहाँ महाराजा के दरबार में ये दोनों ही वस्तुएँ 
नहीं थीं। रणजीतसिहद ने अपने बैठने के लिये न तो राजासन (तरुत) बनवाया और न 
पहनने को ताज | दरबार लगाते समय वह एक बाजूदार कुर्सी पर पालथी मार कर बैठ जाता | 
कभी-कभी सामने पाँव रखने के लिए एक चोक्ी उपस्थित होती थी, परन्तु ऐसा प्रतीत होता है 
कि महाराजा को पालथी मार कर बैठने में ही आनन्द आता था। राज-द्रबारियों तथा मंत्रि-गण 
के लिये भूमि पर गलीचे बिछ्छे हुए थे | राजद्रबार के नियमों को दृष्टि में रखते हुए किसी ब्यक्ति 
को योलने अथवा अनुपयुक्त बातचीत करने की आज्ञा न थी | महाराजा के संकेत पर प्रधान मंत्री 
योखलता या जय महाराजा किसी से स्वयं कोई बात पूछता तो उसका उत्तर दे दिया जाता । 
अन्यथा द्रयार में लोग मौन रददते। प्रतिदिन दरबार में बहुधा राज्याधिकारी तथा तहवील- 
दार उपस्थित रहते और उनकी सद्दायता से सरकारी कार्य पूर्ण होते थे | यह आवश्यक न था 
कि रोजाना सबेरे का दरबार केवल किल्ले अथवा महल में ही लगाया जावे। यह दरबार जहाँ 
महाराजा का जी करता--हऊभी किसी उद्यान की बारादरी में, या वृत्ञों के छुएढ में, या वितानों 
तले किसी खुले मैदान में--लगा लिया जाता था | 

जब बाहर से आया हुआ कोई अधिकारी झथवा किसी राज्य का दूत या कोई यात्री समय 
पर दरबार में उपस्थित होता तो निर्धारित रस्म के अनुसार और पद की योग्यता के अनुसार रोक 
रुपये से महाराजा का सिरवारना करता । तदुपरान्त रोक या पदार्थों के रूप में सेंट उपस्थित 
करता । सुगल-राज्य के समय की लंबी चोड़ी पाव-घुम्बी सलामें या प्रयाम (कोरनश) करने का 
नियम महाराजा के द्रबार में प्रचलित नहीं था और न तो महाराजा की कुर्सी के दोनों ओर 
दयड-रूपी राज्य-चिन्न लिए चोबदार खड़े होते थे। सरकार की झोर से बाहर से आमने वाले 
झातिथियों तथा राजदूतों की बहुत आव-भपत होती थी। मेहसाबों की संक्या और खामर्थ्य के 
झतुसार उन्हें दर प्रकार की सूस्ती रसद दे दी जाती थी । 


आी9क॑ के के ्ढ 


3$-+ ९३१ 886 ४३ :? 


का 


“2: कफडेड ६88३8 


5 + श७४++क#क कफ 


था अोजणत -># हु /२७२७ कक % »-ह %- 


क 
छकआ 


हर 
5: 2858. 5२22 
45+##8#$ 0 


क+2ई ३६ ६ 


:३9 ६६ # 8५ 


है 


(६ ६ ६.र४००२८३:अड। 


हो 


पल हक कु 
)5.५5५ ३४ +०+०. ५. हक ५ 
के लिए 


३०७७० ००9 


रच, ५ 


अनिल 2 -जसककन ८ नमन “3 0... ->०+०>न>>न्‍> >> 


जा रणजीतातञिह का दरबार 


कण 
््‌्‌ 
.]। 


महा 


महाराजा का दरबार १६६ 


रणजीतसिह के समय में दरबारी पोशाह में भा स्पष्ट रूप से परिवत्तेन झा चुका था । 
चोड़ी-चौड़ो शतवारें, घुटनों से नीचे तक आने वाले जामे, कमर बन्द, फूली हुईं पगढ़ी 
आदि सब लुप्त हो चुहे थे | अ्रग्व उन के स्थान पर चुस्त पाजार्मे, घुटनों तक या उससे जरा ऊपर 
तक मलमल के अ्रगरखे, गले में दुउट्रे, ओर सिर पर घुटो हुए पगड़ियाँ प्रधक्षित थीं। बढ़े- 
बड़े अमीर तथा द्रयारी लोग गमियों में मलमल और सर्दियों में काश्मीरी पश्मीने के कपड़े 
पहनते थे । 

द्रबारी भाषा 

महाराजा रणजीतसिंह के हर प्रकार के सरकारी लेख-पत्र जैसे कि हिसाब-किताब, झआाज्ञा- 
पत्र तथा परवाने लेखक की इष्टि से गुजरे हैं । यह सब फ़ारसी भाषा में ही लिखे हुए हैं, क्योंकि 
उस समय फारसी ही प्रचलित थी । मुगल शासनकाल में इस्लामी शिक्षा तथा संस्कृति हमारे 
लिखे-पढ़े लोगों पर इस प्रकार प्रभुव्व जमाये हुए थी जेसे कि आज कल अंग्रेज़ी भाषा अथवा 
अन्य योस्पीय विद्या या संस्कृति | चनांचे मुगलों के पश्चात्‌ भी जो थोड़ा बहुत शासन ग्रचत्ित 
रद्दा उसका सम्पूर्ण कार्य फारसी भाषा में ही होता था । जब सिक्‍ख मिसलदारों ने राज्य-स्थापित 
किये तो दफ़्तरी कार्यो" के लिये इसी भाषा को प्रचलित रखा झोर यही दुशा महाराजा रणजीतसिदट्द 
के समय में भो थी । परन्तु भाषा तथा प्रस्ताव की दृष्टि से रणजीतसिद्द की फारसी मुगल्लों की 
फारसी से कुछ भिन्न थी। इसमें न तो वह निबंध-व्यवस्था की झलक थी और न परवानों और 
आज्ञापत्रों की भाषा मुद्ावरेदार और रवानीवाली थी । वरन्‌ उसकी शब्दावली और व्याकरण पर 
पंजाबी भाषा का प्रभाव स्पष्ट था| अंग्रेजी तथा फ्रांसीसी के कुछ शब्द भी उस में सम्मिलित हो 
च॒के थे । 

यद्यपि महाराजा के दरबार में लिखने के लिये फारसी भाषा का रिवाज आम था तथापि 
दरबार की बोलचाल तथा मौखिक कारंवाई के लिए पंजाबी का ही प्रयोग होता था । महाराजा 
को स्वयं पंजाबी भाषा से विशेष प्रेम था। एक बार महाराजा शालीमार बाग की सैर कर रहा 
था कि सहसा शालीमार शब्द पर बाद विवाद छिंढ़ गया। महाराजा ने फरमाया कि शब्द 
'शाल्यामार! पंजाबी भाषा में बहुत बुरा शब्द है। क्‍योंकि इसका ध्र्थ 'खुदा की मार! है। जब 
मदाराजा को बताया गया कि यह तुर्की शब्द है ओर उसका अ्भिप्राय प्रसन्नता अथवा आनंद- 
दायक स्थान है तो महाराज ने व्यंग सहित हँस कर उत्तर दिया कि पंजाब में पंजाबी बसते हैं 
न कि तुर्की । इसलिए प्रसिद्ध स्थानों के नाम उसी भाषा में होने चाहिये जिसे साधारण सूक-बूर 
के लोग भी समर सकें । चुनांचे यही सुराव स्वीकार हुआ ओर “मार” का शब्द उड़ाकर बाग का 
नाम शाला बाग! रख दिया गया । 

महाराजा ने पंजाबी भाषा के साधारण तथा घरेलू शब्दों को भी सरकारी ब्लेखों में फारसी 
भाषा में परिवर्तित करने की झाशा न दी। घुनांचे खाना खाने के लिए 'परशाद छकना', मुँह 
हाथ धघेने और मल-त्याग के लिए “सूचेता” झोर स्नान के लिए सदा ही 'हृश्नान” का प्रयोग 
होता रद्द । महाराज के सरकारी लेख-पत्रों तथा परवानों में तथा मुन्शी सोहनल्लाल़ कृत “रोज- 
नामचा रणजीतसिह' में ऐसे बिसियों शब्दु खोजे ज्षा सकते हैं तथा प्रत्येक दरबारी भी 
इस बात को पसंद करता था, क्योंकि चंद्‌ एक योरुपीनय तभा काश्मीरी पंडितों को छोड़ कर सभी 
सामन्‍्तों की मातृभाषा पंजाबी थी। मद्दाराजा अपने हस्ताक्षर भी पंजाबी में ही करता था । 
प्रत्येक खेख-पश्र पर यह गुरमुखी में सही लिख देता था, तथा सरकारी मुहर पर गुरमुखी शब्दों 
में अकाल सहायी रणजोतर्सिद” खुदा हुआ था । 

देदे 


१७० रणजीतसिह 


खास-खास दरबार 


विशेष अवसरों पर दरबार बढ़ी शान-शौकत तथा धूम-धाम से लगाये जाते थे। दशहरा 
का दरबार तो एक अनुपम दृश्य उपस्थित करता था। प्रातःकाल ही महाराजा प्राचीन मर्यावा के 
झनुसार अश्व (घोड़ा) तथा खड्ग (तलवार) की पूजा किया करता था। मध्याह्बोपरांत राज्याधिका- 
रियों से भेंट (नजराने) ली जाती थी। बड़े-बड़े सरदार रीति-अनुसार एक बढ़िया घोड़ा, सोने या 
चांदी की जीन के साथ तथा सोने की बुतकी तथा झशफियाँ सेंट करते थे । कम दरजे के कमेचारी 
केवल सोने की बुतकी तथा रोक रुपया ही महाराजा को देते थे। हुस अवसर पर महा- 
राजा सदा ही अपने “बंगला नुकरा' अथवा चांदी के बंगले में झआसीन होता ।* दुशहरा के उरसव के 
दरबार पर सारी सेना की दाजरी जरूरी थी तथा गैर हाजरी के लिए दंड निश्चित था। दोपहर के 
पश्चात्‌ महाराजा बंगले की ऊपरली छुत पर बैठ कर सेना की “'परेढ' देखा करता थधा। जय तक 
रावण के बुत को झाग न लगा दी जाती, उस समय तक परेड चालू रद्दती । इसी प्रकार बसंत और 
होली के त्योहार पर भी दुबार लगता था। किंतु दुशहरा का दरबार ठाट-बाट की दृष्टि से 
झनुपम था | 

रोपढ़ के स्थान पर लार्ड वित्ियम बेंटिंग तथा मद्दाराजा के बीच ऐतिहासिक भंट के समय 
भी एक अनुपम दरबार लगाया गया था । इस दरबार की सजावट तथा ठाट-बाट देख कर वहाँ 
उपस्थित अंग्रेज झआाश्चयेचकित रह गये थे । रीति के अ्रनुसार मद्दाराज़ा ने गवनर जनरल की अंग - 
वानी के लिए अपने दोनों राजकुमारों केंवर खढग सिंह और कँवर शेर सिंह को दरिया के उस पार 
भेजा। महाराजा स्वयं भी हाथी पर सवार हो कर दरिया के इस ओर पुल तक स्वागत के लिए 
झाये। महाराजा की ओर से यह झादुर-सम्मान गवनर जनरल को ही प्राप्त हुआ था।* 
गवनेर जनरल के सम्मान में तोप चलाई गई और खालसा सेना ने बाकायदा सलामी उतारों । 
जब गवनेर जनरल का द्वाथी महाराजा के हाथी के बिलकुत्न समीप पहुँच गया तो लाट साहब 
झपने हाथी के होदे से निकल कर महाराजा के होदे में चले आये । 

दरबार में पहुँच कर भेंट का सिलसिला शुरू हुआ । भ्रत्येक सरदार ने एक एक सोने की 
मोहर भेंट के रूप में दी जो गवनंर जनरल ने हाथ लगा कर वापस कर दी । तप्पश्चात्‌ राग-रंग 
फा सिलसिला प्रारम्भ हुआ जो पर्याप्र समय तक चालू रहा | चलते समय महाराजा की भोर से 
गवनेर जनरल को बहुमूल्य तोहफ़े और खाद्य पदार्थ से भरे हुये थाल पेश किये गये । इस से 
पूर्व जब महाराजा को गवनंर जनरल ने अपने दरबार में निमंश्रित किया था तो डस ने भी महा- 
राजा के आदर-सम्मान में कोई कसर नहीं उठा रक्‍्खी थी । 

सवारी का जुलूस 


जिस समय महाराजा के जुलूस की सवारी निकलती उस समय रीति व नियम के 


) ऐसा प्रतीत द्ोता है कि चाँदी का बंगला बनवाने की रीति हमारे देश में चिर काल से 
चली श्राती है। जब महमूद गज़नवी ने कांगड़े के राजा के खज़ाना को लूठा तो उसमें मी । एक चाँदी 
का बंगला महमूद के द्वाथ आया ।* यद्यपि महाराजा रणजीतर्तिह एक अनपढ़ प्रशासक था फिर भी 
वह सभा-संब घी शिष्टाचार से भली भाँति परिचित था। जब कवर नौनिहाल तिंह के ब्याह पर 
हेनरी फेन प्रधान सेनापति महाराजा के दरबार में आया तो उस समय महाराजा अपनी कुर्सी से 
उठ कर सामने फश पर बिछे हुए कालीन के सिरे तक उसके स्वागत के लिए आया। नवाब मुल- 
तान का लड़का जुलफकार खान सन्‌ १८१८ में जब पराजित हों कर लाहौर दरबार में उपस्थित 
हुआ तो मद्दाराजा ने कुर्सी से उठकर बढ़े आदर के साथ उसे अपने पास बिठाया । इस से श्पष्ट 
होता है कि मद्दाराजा को राजकीय शिष्टाचारों का कितना खयाल था और वह अ्रपने शत्रश्रों से 
भी बड़ी इृपालुता का व्यवहार करता था | कु 


महाराजा का दरबार १७१ 


अनुसार एक सौ सवार पहलू-ब-पहलू दोनों ओर से पंक्तियों में आगे-आगे होते। इस के पीछे 
मद्दाराजा अपने तेज गति वाले और संदर घोड़े पर सवार होते थे । उनके दोनों ओर एक-एक 
अदृज्ञी तथा एक छाता उठाने वाला होता था। महाराजा के पीछे राजकुमार अपने-अपने श्र्द- 
लियों तथा छाता उठाने वालों के साथ घोड़े पर चढ़े होते | इस के बाद अन्य राज्याधिक्रारी अपने- 
झपने छाता उठाने वालों के साथ जुलूस में सम्मिलित होते । संब से अन्त में जीनों से सुसज़ित 
खाली घोड़े तथा हाथी होते थे । नियम यह था कि जब महाराजा हाथी पर सवार होता तो अन्य 
अधिकारियों के लिए भी हाथी पर सवार होना आवश्यक था । 
खिलअतें व उपाधियाँ 

महाराजा रणजीत सिह ने जहाँ अपने द्रबारियों से भेंट लेने की प्रथा चालू की वहाँ मुगल 
सम्राटों की तरह उन्हें राज्य-सेवा के बदल्ने में पुरस्कार तथा खिलशझरतें प्रदान करने की रीति भी 
चलाई । महाराजा के तोशाखाना के ल्लेख पत्रों और मुन्शी सोहनलाख द्वारा रचित रोजनामचा रण- 
जीवसिह के पढ़ने से ज्ञात होता है कि जिस समय किसी व्यक्ति को किसी उत्तरदायित्वपूर्ण 
पद पर नियुक्त किया जाता तो उसे खिलअत का सम्मान प्रदान किया जाता । यह प्रथा मुगलों के 
समय में भी प्रचक्षित थी। खिलशझ्नत में बहुधा पश्मीने के दुशाले या फरद, कमख्वाब के थान, 
गुलबदन के थान, दुपंट्टे, पगड़ियाँ, रुमाल, जामावार, कमरबंद हृ॒त्यादि वस्र होते थे। भ्राभू- 
पणणों में सोने के कंठे, कड़े, कंगन, बाजू-बंद, मोतियों की मालायें, कलगी, जीगा, सरपेंच इत्यादि 
के नाम बहुधा तोशाखाना के क्लेख-पत्रों में लिखित हैं। इसी प्रकार शत्रों में जढ़ाऊ खड़ग, करद, 
तीर तथा तरकश का नाम उल्लेखनीय हे । 

प्रायः ग्यारह बस्चों को खिलझत प्रथम दरजे की खिलश्नत समभी जाती थी। इस के बाद 
सात वस्त्र और तीन वस्त्र की खिलझत का दरजा था। इस के अतिरिक्त पंद्रह वस्त्रों की एक और 
भी खिलअत होती थी जिसे 'खिलअत खास” कहा जाता था। जरनैल अजुतबेला 
(४ ०४/७०]९) को जब पेशावर का शासक नियुक्त किया गया रो उसे ग्यारह वख्र, एक जोड़ी 
सोने के कढ़ों सहित खिलझत के रूप में प्रदान किये गये थे। इसी प्रकार एक मास पूर्व बारक 
नई सरदार पेशावर नरेश को ग्यारह वख्र तथा दो हीरे, जड़ाऊ जीनों सहित दो तीम्र गतिवाल्ने 
घोड़े तथा एक हाथी जदाऊ होदे के साथ लाहौर दरबार से भ्रस्थान के समय दिये गये थे। सन्‌ 
१८२१ में मनकेरा के घेरा डालने के समय अनुपम वीरता दिखाने पर सरदार दत्त सिंह नददेरना 
को खास श्लिलअत प्रदान की गई थी। इस में पंद्रद्न वस्त्र, एक जोड़ी सोने के कंगन, जीगा 
तथा जड़ाऊ कलगी तथा होदा सद्दित एक हाथी सम्मिलित थे। इस प्रकार के खिलझ्रत खास कई 
एक अवसरों पर सरदार हरि सिद्द नलुवा, मिश्र दीवान चंद, दीवान मोहकम चंद इत्यादि को 
प्रदान किये गये थे । मई सन्‌ १८३८ में जब कवर नौनिहाल सिंह को पेशावर सेना का संरक्षक 
नियुक्त किया गया तो चल्षते समय उसे पंद्रह बख , पाँच हीरे, एक द्वाथी कंचनीय हौद़े सहित, 
झौर बारह हजार रुपया रोंक सफर-खर्चा के रूप में दिया गया | हस से बड़ी हक्कीस बस्त्रों की 
खिलझत हुआ करती थी । एक झवसर पर राजा नाभा को इंक्कीस वस्त्रों की खिलझत, जड़ाऊ 
झाभूषणा, एक घोढ़ा व एक हाथी तथा दूसरे अवसर पर कप्तान वेड पोतिटिकल एजेन्ट लुध्याना 
को इक्करीस वद्ध , पाँच हीरे, जड़ाऊ खड़ग, करद, पुक घोड़ा जड़ाऊ जीन सहित तथा जमुरंद्‌ की 
नगीनेवाली अँगूठी प्रदान की गई । 

खिलझत् के अतिरिक्त महाराजा रणजीतसिदह ने सुगल सम्रारों की तरद पालकी तथा 
सुसजित पीनस की सवारी का सम्मान प्रदान करना भी प्रारम्भ किया । इस से यह झभिप्राय 
नहीं कि अभ्य व्यक्तियों के लिये पालकी की सवारी वजित थी। वरन्‌ सरकार की झोर से सवारी 


१७२ रणजीतसिह 


का प्रदान किया जाना गये तथा सम्मान का कारण था। तथा ऊँचे पंद का चिन्‍्ठ समझा 
जाता था। इसी अकार नौबत या नगाड़ा बजाने की स्वीकृति का मिलना भी एक प्रकार 
का सम्मान समझा जाता था | इस के साथ ही जब किसी अधिकारी फो पदच्युत किया जाता तो 
जैसा कि कई एक उद्धरणों से प्रतीत होता है, उसे इन सम्मानों से भी वंचित कर दिया 
जाता ।' 

यद्यपि मुगल सम्राटों की तरह रणजीतसिह के दरबार में सम्मानों, उपाधियों तथा 
खिलझतों का सिलसिला बड़ी मात्रा में प्रचलित नहीं था परंतु महाराजा इन के महत्त्व 
तथा झआादुर व सम्माम से भली-भाँति परिचित था । वह जानता था कि सुयोग्य ग्यक्तियों के 
साहस को बढ़ाने के लिये ऐसी उपाधियों का होना आवश्यक है, त,कि जिन लोगों को 
उपाधियाँ प्राप्त करने की इच्छा दो वे हर प्रकार से सरकार की सहायता करें तथा उसके हितैषी 
बने रहें | यह कोई नई बात नहीं हे और प्राचीनकाल से ही चली आती है । मुगलों तथा रणजीत- 
सिदद की उपाधियों की भाषा में भिन्नता प्रत्यक्ष थो। जहाँ रणज्ञीतर्सिह् की उपाधियों की भाषा 
प्रायः संस्कृत, दिदी, फारसी तथा अरबी से मिली-जुली भाषा थी वहाँ मुगलों की उपाधियों में 
केवल फारसी तथा झरबी भाषा के शब्दों का प्रयोग होता था | 

हन उपाधियों का एक उल्लेखनीय पहलू यह भी है कि जो उपाधियाँ बआह्नणों, पुरोहितों 
तथा ग्रैथियों को प्रदान की जाती थीं वे भाषा तथा अर्थ को दृष्टि से सेनिक तथा असेनिक पदाधिका- 
रियों से भिन्न होती थीं। जहाँ सेनिक उपाधियाँ साहस, वीरता तथा ऊंचे आदर्श जैसी विशेष- 
ताझों से भरपूर होतीं, वहाँ असेनिक उपाधियाँ दयानतदारी, परिश्रम तथा जांफिशानी की प्रतीक 
थीं | शाह्मयणों तथा ग्रंथियों को दी गईं उपाधियाँ आध्यात्मिक उच्चता, सद्विचारों तथा 
साधुता को प्रकट करनेवाली होती थीं। सनिक अफसरों के लिये बहुधा 'तहबुर पनाह', 'शुजा- 
उद्दौला!, 'समसामुद्दौल्ा', 'फ्तह व नुसरत नसीब”, 'ज़फर ज़ंग बहादुर; असेनिक अक्रसरों के 
लिये 'दियानत पनाह', 'मुशख़स पनाष्ट! और ब्राह्मणों तथा ग्रंथियों के लिये ओजज दीदार, 
(निर्मेल बुद्', 'कृपानिधान', 'तरन तारन दो जहान'”, “बह्य मुक्ति!, इत्यादि की उपाधियाँ 
थीं। सरदार लददनासिह सिंधावालिया की उपाधि मिली-जुली भाषा का एक मनोरंजक उदा- 
हरण था ।" इसकी उपाधि में यह शब्द आते हैं : ओजलदीदार, निर्मत बुद्ध, सरदार या विकार, 
हज जबरे जंग, सरदार लहदना सिह । 

यह बात विशेष रूप से देखने में आई है कि महाराजा के समय में दीवान की उपाधि 
कम ही प्रदान की जाती थी। असेनिक अधिकारियों के लिए राजा के अतिरिक्त इसे सब से बढ़ी 
उपाधि समझा जाता था । महाराजा के सभी वित्त मंत्रियों जैसे कि दीवान भवानी दास, दीवान 
गन्ना राम, दीवान दीनानाथ व दीवान रत्नचंद को यह उपाधि मिली हुई थी। ऐसा प्रतीत होता 
है कि प्रारंभ में यह उपाधि सेनिक अधिकारियों को भी प्रदान की जाती थी क्योंकि दीवान 
मोहकमचंद, दीवान देवी सहाय तथा दीवान हुकुम सिह चिमनी तीनों ही चोटी के सेनिक 
अधिकारी थे । 

सरदार की उपाधि केवल सिक्‍्ख्तनों के लिए निश्चित थी | इसे इस कदर बढ़ा समझा जाता 
था कि बड़े-बड़े जागीरदार तथा सनिक अफसरों को सरदारी के सिवाय दूसरी उपाधि नहीं दी 
जाती थी । ज्यादा से ज्यादा सरकारी परयानों में 'बाविकार ','अजी पुशान', आली हकतदार' इत्यादि 


मिश्र सुखदियाल अ्फ़सर तोपखाना को जब अ्रयोग्यता के कारण पदह्ष्युत किया गया 
तो उस से कई एक वस्तुएं वायस माँगी गई” “लिहाज़ा फ़ील व पीनस व चन्द रास अ्रस्पान वगैरा 
असबवाब अ्रज मुशारिलह्ट गिरफ़्ता अजु कारो बार मरजुद्द मंजूल फरमूदन्द””?; सोइनलाल दफ़्तर 
दोम पृष्ठ नम्बर ३७६-७७ | 


महाराजा का दरबार १७४ 


शब्दों से उन्हें सर्योधित किया जाता था ताकि उनके पंद्‌ तथा स्थिति का पता लग सके । सरदार 
हरिसिह नलुवा, सरदार दुल सिंह नहेरना, तथा सरदार गुरमुखसिद को केवल यही उपाधि मिली 
हुई थी । 


दीवान की उपाधि की तरह राजा की उपाधि भी बहुत कम प्रदान की जाती थी। 
यह खिताब केवत्ष जम्मू के तीन भाइयों गुलाबसिंह, ध्यानसिंह तथा सुचेत्सिह को या राजा 
ध्यान सिंह के पुश्र हीरासिह को दिया गया था | राजा ध्यान सिंह को तो बाद में क्रमशः 
(राजा कलां, राजा राजगान, राजा हिंद पत' इत्यादि की उपाधियों से निवाजा गया था। तत्पश्चात्‌ 
सन्‌ १८शे८ “में वजीर आजम, नायबुलसलतनत, तथा मुखतारूलमुल्क' इत्यादि की उपाधियाँ भी 
प्रचलित की गई तथा उन्हें सारे राज्य में प्रकाशित किया गया। राजा ध्यान सिंह को इन 
उपाधियों से भी सम्मानित किया गया।" 
कौकबे-इकबाले-पंजाब 

इंस पुस्तक में पहल्ले भी वर्णन आ चुका है कि पंजाय में पाश्चात्य शिक्षा व कला और 
पाश्चमी ढक्क की संस्थाएँ स्थापित करने के लिए महाराजा ने भरसक अयरन किया था। चुनाँचे 
जहाँ प्रावन मुगल रीतियाँ प्रचलित की गई वहाँ योरोपीय ढ़ के पद भी प्रचलित किये गये । हन 
पदों तथा डपाधियों के साथ जो पदरू (मैडत्व) दिया जाता था वह रूप में सितारे जैसा था। इस- 
लिए इस उपाधि को 'कौकबे-हकब्राले-पंजाब') के प्रसिद्ध नाम से पुकारा गया। यह सम्मान 
पहली बार क्रेवर नौनिद्दाल सिंह के ब्याह के समय सन्‌ १८३७ में शुरू हुआ इस लिए हस 
सम्मान का संरक्षक भी उसी को नियुक्त किया गया। 

यह मेडल सोने का बना हुआ थी तथा इसके तीन दरजे थे | प्रथम दरजे में भ्रलमास का 
पत्थर, द्वितीय द्रजे में ज़मुरंद तथा अलमास के दो छोटे-छोटे पत्थर तथा तृतीय श्रेणी में मूल्यवान्‌ 
पत्थर का एक ही डुकड़ा जटित होता था । सोने का बना हुआ यह पदक सितारे की शकल का था 
तथा इसमें पाँच बड़ी और पाँच छोटी क्विरणं निकलती दिखाई देती थीं। मेडल के मध्य में एक ओर 
महाराजा की छोटी सी प्रतिमा तथा दूसरी ओर महाराजा का नाम मीनाकारी से खुदा हुआ था । 
माप के लिहाज से इस पदक का बृत्त व्यास दो गिरह के लगभग था । 

प्रथम श्रेणी का पदक प्राय/ महाराजा के कुटुस्बियों को दिया जाता था झथवा उन झधि- 
कारियों को प्रदान किया जाता था जिनकी ईमानदारी तथा सद्भावनाओं पर महाराजा को पूर्ण 
विश्वास होता था । द्वितीय श्रेणी का पदक प्रायः सेना विभाग के बड़े-बड़े जरनलों या राजनीति- 
विभाग के बड़े-बड़े विश्वासपात्र अफसरों को दिया जाता था। तृतीय श्रेणी का पदक सेना विभाग 
के करनख्र, कप्तान तथा मेजर इत्यादि को ध्यक्तिगत दीरता के आधार पर तथा राज्य के झन्य 
अधिकारियों व कमैचारियों को दुयानतदारी के लिए दिया जाता था। 

मेढल के साथ लाल तथा पीले रंग का रेशमी फीता लगा होता था ताकि प्राप्तकर्ता डसे 
सुविधा से गले में लटका सके । जिसे यह सम्मान प्रदान किया जाता उसे दो या तीन हीरे, शस्त्र 
तथा पुक लेखपन्न प्रमाण के रूप में भेंट किया जाता था । चुनांचे प्रथम श्रेणी वालों के लिए राजा 
का खिताब, एक जोड़ा सोने के कंगन, मशियों की एक माला, एक खड़ग तथा उन के नाम के 
पीछे बहादुर! की उपाधि लगाई जाती थी । द्वितीय भ्रेणी वालों को सरदार फी उपाधि एक जोड़ी 
सोने के कंगन, एक खड़ग तथा एक स्पिर प्रदान किया जाताथा | तृतीय श्रेणी वालों को एक जोड़ी 
सोने के कंगन, एक खड़ग तथा उनके नाम के पीछे केवल “बहादुर' की उप,धि लगाई जाती थी । 
उपाधि-विषयक नियमों में यह बात भी लिखो है कि उपाधि प्राप्त कर ने वाल्ते पर यदि किसी कारण 


न 


* सोहन लाल दफ्तर ५ प्रष्ठ/[४७  * पदक की बनावट फ्रांध के सम्राट नैपोलियन बोना 
पार्ट के पदक “लीजियन डी आानर” से मिलती जुलती थी। 


१७४ रणजीतसिद्द 


से दुराचार अथवा किसी श्रन्य प्रकार का अभियोग लगेगा तो उससे यह उपाधि वापस ले ली 
जायगी तथा सरकारी रजिस्टर से उसका नाम काट दिया जायगा । 

मुन्शी सोहन लाल रोजनामचा रणजीत सिंह में लिखता है किसय्र से पदले यह पदक कवर 
खद़्ग सिद, कवर शेर सिद्द व केंवर नौनिह्ाल सिंह को मिला | फिर ढोगरा भाइयों राजा गुलाबसिह, 
राजा ध्यान सिंह व राजा सुचेत सिर को दिया गया। तत्पश्च'त्‌ सरदार सिंधांवाद्वषिया, धनासिदद 
मलबे, तथा मजीठिया सरदारों को दिया गया । केंवर नौनिहाल सिंह के ब्याह के भ्रवसर पर चन्द 
एक झंग्रेज़ अफपरों को भी यह मान बक़्शा गया परंतु उन्होंने हंस शर्त पर मेडल स्वीकार किया कि 
यदि डनकी अपनी सरकार को इस पर कोई आपत्ति न हुई तो उसे वे रक्खेगें अन्यथा लौटा देंगे । 

। दरवारी सामंत 

महाराजा रणजीत सिह के शासनकाल के पहले पन्व्रद बीस वर्ष के दरबारी सामन्‍तों के 
वंशानुक्रम का निरीक्षण किया जाय तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि इनमें अधिकतर ऐसे सरदार 
(जैसे कि सरदार फ़तह सिंह, सरदार मित सिद्द, सरदार अत्तर सिह धघारी, सरदार हुक्म सिंह 
अटारी वाला, दीवान मुहकम चन्द, सरदार हुकमा सिंह चिमनी) सम्मिलित थे जो महाराजा के 
उत्थान से पहले या तो स्वयं देश के स्वामी थे या ऐसे सरदारों के सम्बन्धी या उनके 
पास उँचे पद पर नियुक्त थे | सारांश यह कि पहले इस दृष्टि से योग्य तथा कुलीन ब्यक्तियों को 
ही ऐसे पद्‌ दिये जाते थे। राज्य के अन्तिम काल में दरबार में भी सामनन्‍्तों की एक नई श्रेणी 
की बृद्धि हुदँ। इनमें दीवान भवानीदास, दीवान गंगाराम, दीवान दीनानाथं, तथा मिश्र 
दीवानचन्द जैसे व्यक्ति तो अपनी योग्यता के कारण ही महाराजा के प्रिय बन गये परंतु कुछ 
एक जैस कि जमादार खुशहाल सिह, तथा सरदार तेजासिंह केवल झूठी प्रशंसा तथा चापलूसी से 
ही उच्च पदों पर पहुँच गये । मद्दाराजा ने री इन लोगों पर विशेष कृपा इष्टि रस्ती। जब तक 
महाराजा जीवित रहा वे उसके पूर्य रूप से दितेषी घ भक्त रद्दे परन्तु उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ वे 
अपनी राज-भक्ति पर झ्चल न रह सके | राजगद्दी पर अधिकार के लिए जो परस्पर संघषे हुआ 
उसमें इन लोगों को एक या दूसरे पद्म का साथ देना पढ़ा । 

महाराजा के दरबार का सब से मद्दत्वपूर्ण तथा दूसरा पहलू यह था कि महाराजा रणजीत 
सिंह के अंतिम काल के पंद्रह व्षो' में बड़े-बड़े अधिकारों पर पंजाब के हिंदू, मुसलमान तथा जम्मू 
फे ढोंगरे और क,श्मीरी पंडित तथा चंद यो रुपीय व्यक्ति अपनी योग्यता के आधार पर नियुक्त थे | 
यही लोग महाराजा के सामंत ओर सलाहकार भी थे | सित्ख घरानों में केवल मंजीठा सरदारों 
का ही एक घराना था जिस के व्यक्तियों को शासरू के उच्चाधिकार को प्राप्त करने का सुअवसर प्राप्त 
था। अन्य घरानों के सिक्‍स्ल सरदार अधिकतर सेना के बड़े-बड़े पदों पर निथुक्त थे | प्रशासन 


तथा 'सिविज्ञ सविस' में डन का दखल बहुत कम था । 
इस के अतिरिक्त लाहोर दरबार की यद्द विशेषता थी कि कई वंशों के तीन-तीन चार-चार 


व्यक्ति भिन्न-भिन्न विभाभों में उत्तरदायित्वपूर्ण पदों पर अधिकार जमाये हुए थे। दूसरे शब्दों में यदि 
यह कहा जाय कि लाहौर की 'सिविल् सर्विस! का कुश्न-कारोबार केवल चंद एक घरानों पर निर्भर 
था तो इस में अत्युक्ति न होगी। दुर्भाग्य से इन लोगों में ईर्ष्या कूट कूट कर भरी हुई थी । एक- 
घराना दूसरे को हर अकार से नीचा दिखाने का इच्छुम था। एक दूसरे से बदला चुकाते समय 
उन्हें राज्य तथा देश के हित की बत्ि देने में भी कोई संकोच नहीं होता था । महाराजा हे जीते 
जी यद आग दूबी रही परंतु उसकी झूत्यु के पश्चात्‌ यह परस्प। विरोध, प्रतिदन्द्र और मन- 
मुटाव बहुत बढ़ गया तथा लाददौर दुरबार पदयंत्रों का अखाड़ा बन गया और झस्त में राज्य के 
पतन का एक मुख्य कारण सिद्ध हुआ । 


अटारहवाँ अध्याय 


महाराजा की व्यक्तिगत विशेषताएँ 


रूप और आकृति--रणजीत सिंह का कद मध्य श्रेणी का था और बचपन में ही चेचक 
लिकल झाने के कारण उसका चेदरा कुरूप हो गया था तथा एक आँख भी जाती रही थी । 
परन्तु प्रकृति के विधान में हमें क्षति पूर्ति का नियम काम करता हुआझ्रा दिखाई देता है। यदि रण- 
जीतर्सिह को सौंदर्य कौ बपौती कम मिली थी तो प्रकृति ने तीन बुद्धि तथा दूरदशिता कई गुनी 
अधिक देकर इस क्षति की पूति कर दी थी । 


बहुत से योरुपीय तथा भारतीय मह।नुभाव मह्दाराजा के द्रबार में आया जाया करते थे । 
उन्होंने महाराजा के आकार तथा विशेषताओं का वर्णन किया है। वह लिखते हैं कि यद्यपि रूप 
के लिहाज से वद्द इतना सुंदर नहीं था परन्तु उस के मुख से ऐसा रोब बरसता था कि देखने 
वाले के दिल्ल पर उसकी बीरता ओर साहस की घाक जम जाती थी |" महाराजा श्वेत 
दाढ़ी इस कदर लंबी थी कि उस की नामी तक पहुँचती थी जिस से उसका चेहरा भरा हुआ 
प्रतीत होता था । उस का शरीर बहुत चुस्त और फुरतीला था। मद्दाराजा के वस्त्र साधारण तथा 
साफ-यसुथरे होते थे; परन्तु अपने द्रबारियों को बढिया तथा मुल्यवान्‌ वस्त्र पहनने के लिए वह 
बहुधा आदेश दिया करता था । 


व्यवहार तथा नित्य नियस--महाराजा अपनी चलन में बहुत सादा था। राज्य के 
प्रधान मंत्री से लेकर घरेलू नौकर तक से खुल्ज़म-खुल्ला तथा निस्‍्संकाच बात चीत करता था । उत्तर 
में हंसी की बात सुन कर खीकता नहीं था | स्मरण शक्ति ऐसी तीच्र थी, कि साधारण श्रेणी के 
नौकरों तक के नाम उसे याद थे | वह उन्हें उनके नाम से ही पुकारता था । अवसर देख कर छोटों 
के साथ छोटा और बड़ों के साथ बढ़ा बन जाया करता था वह दीनों की पुकार स्वयं सुना करता 
था।' उन को सांखना देता तथा अपने हाथों से उन्हें पुरस्कार भेद करता। इन्हीं विशेषताओं के 
कारण :वह  सर्वप्रिय हो गया था । परन्तु ऐसा होते हुए भी महाराजा इतना प्रभाव- 
शाली था कि बड़े से बढ़ा झफपर भी भयभीत होकर कॉपता था। 


सेर तथा शिकार की रुचि एवं व्यायाम को आदत--रणजीत सिंह को बचपन 
से ही सवारी में रुचि थी। बढ़ा हो कर वह ऐसा बेघइ़क शह-सवार बन गया कि 
शायद उसके जोड़ का चतुर घुड़ह सवार देश भर में मिलना कठिन था | यही कारण 


१ विलियम श्रोजबन महाराजा के रूप तथा गआ्आकृति का बणन करते हुए लिखता है कि 
यद्यपि महाराजा की एक ही आँख थी परंतु इस श्राँख से निकली हुईं ज्योतिमय किरण उन किरणों 
से किसी भी प्रकार कम न थीं जो मद्दाराजा की बाँद पर बंघे कोहनूर द्वीरे से निकल कर आँखों 
को चु.न्चया देती थीं।* महाराजा ने अपने महल के बाहर एक संदूक रखा था, |जस में लोग 
अपने अ्ररजी या निवेदन-पत्र डाल जाया करते थे। संदुक में ताला लगा रहता था जिस की कुंजी 
महाराजा के पास रइती थी । 


१७६ रणजीतसिह 


था कि महाराजा को अपनी अश्व-शाल्ा में बढ़िया से बढ़िया घोड़े रखने की असीम रुचि थी।" महा- 
राजा को शिकार में भी बहुत रुचि थी। कभी सरकारी काम से यदि श्रवकाश मिलता तो महाराजा 
अपने चुने हुए वीर सनिकों को साथ ज्लेकर शिकार के लिये निकल जाता । चीते तथा शेर के शिकार 
में उसे विशेषरुचि थी जिनको वह चमकदार भाले तथा खड़ग से मारा करता था। मंशी सोहनलाक्ष 
ने कई सरथानों पर रोजनामचा रणजीतसिंह में लिखा है कि चाहे सेना के प्रस्थान का समय होता 
या दौरे पर जाने का, यदि महाराजा को कहीं से यह सूचना मिलती कि अम्रुक वन में शेर अथवा 
छीता रहता है तो वह शीघ्र ह्वी काम छोढ़ कर भी शिकार को निकल जाता | चुनांचे उस की 
पुस्तक के द्वितीय स्वंड में १६४ पष्ठ पर भी एक मनोरक्बक घटना का वर्णन मिलता है। बिसाख 
सम्वत्‌ १८७१ विक्रमी तदानुसार अग्रेल सन्‌ १८१४ में महाराजा वजीराबाद के समीप डेरा डाले 
हुये था कि सहसा उसे सूचना मिली कि नज़दीक के जड़ल में दो अत्यन्त भयानक तथा दीघेकार 
शेर आ घुसे हैं तथा आस-पास के देद्दात में जान व माल को अधिक नष्ट कर रहे हैं । महाराजा 
शीघ्र ही चंद्‌ एक सवारों के साथ जज्ञल की ओर चल पड़ा। शअ्रभी थोड़ा ही मार्ग चल्ले होंगे कि 
एक डोगरा सवार हरिसिह नामक जो कि महाराजा के हाथी के सामने जा रहा था, उस पर 
शेर आ झूपटा | वीर सैनिक तनिक भी भयभीत न हुआ और उलट कर अपनी खड़ग के साथ 
उस पर वार किया। इतने में जगत सिह अटारीवाला अत्यंत स्फूति से उसकी सहायता को था 
पहुँचा | शेर अपना ध्यान हरि सिंह डोगरे से हटाकर जगत सिह के घोड़े पर लपका और घोड़े 
का काम तमाम कर दिया | चंद एक अन्य सवारों के पहुँचने पर शेर को मार दिया गया। 
वजीराबाद लौटने पर महाराजा ने हरि सिह्द डोगरा को एक जोड़ी सोने के कड़े, खिलझत तथा 
एक छोटी-सी जागीर प्रदान की । जगतसिह अटारीवाबल्ने को २०००) रुपया रोक तथा एक तीक्र 
गतिवाला अश्व पुरस्कार के रूप में प्रदान किया । 

सवारी-विद्या के चमत्कार तथा फोजी करतबों का महाराजा को पर्याप्त अभ्यास था | 
उसकी आयु पचास वर्ष से अधिक हो चुकी थी त। फिर भी महाराजा ने इस रुचि को नहीं छोड़ा । 
गवर्नर जनरल विल्लियम बेंटिंग से भट के समय जब रोपड़ के स्थान पर कई दिनों तक फ्रौजी 
करतब प्रदर्शन होते रह्दे तो महाराजा ने स्वयं भी इसमें भाग लिया। ३१ अक्टूबर सन्‌ १८३१ की 
बात है कि दोपहर के समय यह कार्य प्रारम्भ हुआ । सब से पहले राजा ध्यान सिंह, उसके पश्चात्‌ 
उसके आता राजा गुश्नाबसिह तथा सुचेतसिद्द ने अपनी सेन्य-कला का प्रदर्शन किया । फिर सरदार 
हरिसिद्द नल्ुवा, फ्रांसीसी जरनेल वंवूरा तथा अलाढ तथा उसके बाद जरनल इईंलाही बख्श झफसर 
३ रणजीतरिंद घोड़ों का इस कदर प्रेमी था कि जहाँ कहीं उसे सुन्दर तथा तीनत्र गतिवाले 
घोड़े का पता चलता वह उसे प्राप्त किये बिना न छोड़ता। लगभग ४५० हजार रुपये प्रति 
वर्ष के घोड़े खरीदे जाते थे। मद्दाराजा की अ्रश्व-शाला में एक हजार बढ़िया घोड़े उसकी अपनी 
सवारी के लिए सरक्तित थे। इन में से कुछ शुद्ध श्ररबी नसल के थे तथा कई शुद्ध ईरानी नसल 
के | अपने समय के बढ़िया, दुलंभ तथा चुने हुए घोड़े जैसे “श्रस्पे लैला', अस्पे गोहरबार' 
तथा “अस्पे सफेद परी” समय-छमय पर महाराजा ने सलतान मुहम्मद खान, यथव यार मुहृध्मद खान 


पेशावर नरेश से प्राप्त किये थे । उन के लिये मूल्यवान्‌ जीन तथा साज तैयार करवाये गये थे | 
महाराजा बड़े प्रेम से उनकी सवारी किया करता था | उसकी अश्व-शाला का व्यय शाढ़े पाँच 
लाख रुपया प्रति वर्ष के लगभग था । 

घोड़ों के अतिरिक्त मद्दाराजा ने श्रपने श्रस्तब॒ल में सैकड़ों हाथी रखे हुये थे। बरैन 
हगल अपनी पुस्तक “काश्मीर यात्रा” में लिखता है कि महाराजा की अ्रपनी सवारी के लिये 
लगभग एक सौ अ्रनुयम हाथी थे । इन की सजावट तथा सोने चाँदी के हौदे देखकर ह्मगल 
श्राश्वर्यचकित रह गया था । वह लिखता है कि महाराजा द्वाथियों की सजावट पर लगभग एक 
लाख से अ्रधिक व्यय प्रति षर्ष करता था तथा उन के चारा पर चालीस हजूर प्रति वर्ष 


खर्च होता था । 


महाराजा की व्यक्तिगत विशेषताएं १७७ 


के तोपखानों ने अपने-अपने हुनर दिखलाये। सब से आखिर में महाराजा स्वयं अपने तीम गति 
वाल्ले घोड़े पर चढ़ कर मैदान में झा डटा । मैदान में एक पीतल्न का लोटा रख दिया गया | खड़ग 
हाथ में लिये महाराजा ने अपना घोड़ा सरपट दौढ़ाया और घोड़े को ठहराये बिना ही तलवार की 
मोक से लोटे पर ऐसे निशान लगाये कि जो एक सुंदर फूल का रूप प्रकट करते थे | गवर्नर जनरत्ल 
तथा अन्य अंग्रेज अफसर यबाह-वाह कह उठे । 


महाराजा द्वारा जारी करिए गये एक-दो परवानों से ज्ञात होता है कि प्रतिदिन सैर तथा 
सवारी के अतिरिक्त मद्दाराजा को थोड़ा बहुत ब्यायाम करने की भी आदत थी तथा वह दृष्ड 
पेलने और सुगद्र फेरने का आदी था । आयु के अंतिम दिनों में बीमारी के संतत दो-तीन आक्र- 
मरणों के कारण उसकी शारीरिक शक्ति क्षीण हो गई थी ओर डाकटरों ने महाराजा को थकावट 
पहुँचा देने वाले कार्यो' के करने से रोक दिया था, परंतु महाराजा ने व्यायाम की आदत को न 
छोड़ा । भारी वज़न के स्थान पर कम वज़न वाले मुगदर और मोंगलियाँ बनवा लीं 
ताकि व्यायाम की झादत भी बनी रहे ओर अधिक थकान भी न हो । ३ मग्धर संवत्‌ १८३१ वि० 
की बात है कि महाराजा रोदतास जिला के दौरे पर गया और झपने झाईन फौज के कमान 
झफसर के नाम आज्ञा दे गया कि शीघ्र ही चार लकड़ी की नई मोगलियाँ तैयार करवा कर 
हमारे कैम्प में मेज दो । एक जोड़ा मोगलियों का वज़न पाँच-पाँच सेर और दूसरे जोड़े का 
वज़न छुः-छु: सेर से अधिक नहीं होना चाहिये ।” 

सेनिक विशेषताएँ तथा बुद्धिमत्ता 

रणजीतसिह में सैनिक विशेषताएँ कूट-कूट कर भरी हुईं थीं। एक योग्य 
सिपाही को तरह उसका शरीर सुडौल तथा फुर्तीला था। ओर वह तलवारचलाने में और 
बंदूक का निशाना लगाने में बहुत ही निपुण था आवश्यकता केसमय अपने छोटे 
से छोटे सेनिक के पंहलू ब-पहलू रणभूमि में लड़ने के लिये तैथार दो जाता था, जिससे 
उसकी सेना का साहस दुगुना हो जाता था। सन्‌ १८०६ में गोरखा सेना के विरुद्ध तथा 
सन्‌ १८२३ में अफगानों के विरुद्ध युद्ध में जिस समय खालसा सेना के कई एक वीर तथा 
प्रसिद्ध अफ़सर मारे गये झोर ख़ालसा सेना का साहस भंग होता दिखाई देने द्वगा, महाराजा 
नंगी खड़य हाथ में ल्लेकर अपने सैनिकों के साथ हो लिया ओर क्षण, भर में ही युद्ध का 
पासा पल्चदट कर रख दिया । इसके साथ ही यह बात भी उल्ज्लेखनोय है कि उसने एक 
योग्य तथा बुद्धिमान जरनेल की तरह अपनी सेना को कभी ऐसे कठिन आक्रमण के लिये नहीं 
कॉका जहाँ उसे व्यावहारिक रूप से कोई लाभ दिखाई न देता हो | मुलतान से दो बार केवल 
तावान अंग झथवा युद्ध-दंड ही लेकर लौट झाया | सवात, बुनेर तथा हजारा की पठान सेनाशों 
को कई आर मैदानी थुद्ध में हराया परन्तु उनका पीछा करने के लिए इस ने अपनी सेना को 
तंग पहाड़ी रास्तों में जाने की श्राश्ञा नहीं दी | इसी प्रकार सरदार यार मुहम्मद खान तथा सुल- 
तान झुहस्मद खान पेशावर नरेशों पर दो तीन बार सम्पूर्ण विजय प्राप्त कर लेने पर भी एक दीघे 
समय के लिये पेशावर अपने राज्य में सम्मिलित न किया । इसके अतिरिक्त छोटी से छोटी सैनिक 
समस्याओं को समझने और सुलकाने में वह निपुण था। अनुभवी तथा दूरदर्शो हृतना था कि 
. सम्र्न से पूर्व होने वाली घटनाओं को भाँप जाता और उनके उपाय सोचने के लिये तत्पर हो 
जाता | अपने शासनकाल के प्रारंस में ही यह बात उसके मन में बैठ चुकी थी कि एक न एक दिन 
अंग्रेजों के साथ उसकी टक्कर होनी आवश्यक है । थुनांचे इसी विचार को इष्टि में रख कर उसने 


"देखो परवाना न० ४१३ । 
कहे 


१७८ रणजीतसिहं 


झापनी सेना को पाश्वात्य युद्द-विद्या सिद्चाने का निश्चय कर लिया और अन्त में जब सिक्‍लों 
की अंग्रेजों के साथ उन गईं तो महाराजा की सिखाई हुईं सिक्स्न सेना अंग्रेजी सेना की तुखना में 
पूरी उतरी । 

इन सेनिक विशेषताओं के अतिरिक्त महाराजा ने अपने जीवन में "एक बेलाग प्रशासक 
तथा बुद्धिमान होने का पर्याप्त ममाण दिया है | हम संकेत से इस पुस्तक में पहल्ले भी वर्णन कर 
चुके हैं कि महाराजा ने अपने पराजित शत्रु के साथ भी कभी अनुपयुक्त ब्यवह्ार नहीं किया, बढिकि 
डसकी योग्यता तथा सामर्थ्य के अनुसार उसकी सुविधा के लिये उसे अपने पास किसी उत्तर- 
दायित्वपूर्ण पद्‌ पर नियुक्त कर दिया या उसे जागीर प्रदान कर दी । ऐसा व्यवहार फेवल सिक्‍सखों 
तक ही सीमित नहीं था बल्कि मुसलमान प्रशासकों के साथ भी बरता गया । कसूर नरेश नवाब 
कुृतब॒द्दीन, मनकेरा नरेश सरदार दहाफज़खान, मुलतान नरेश नवाब सरफराज़ स्नान तथा अन्य 
छोटे बढ़े रईंसों को महाराजा की झोर से जागीरें तथा पेन्शनं मिल्नती थीं और दरबार में 
उनका यथायोग्य आदर तथा सम्मान किया जाता था । कृपालुता का यदह्द अंश रणजीतसिद्द के 
बुद्धिमत्तापूर्ण विचार का द्वी परिणाम था । 

रणजीत सिंह शिक्षा-दीक्ञा से अपरिचित होने के कारण दुनिया के दूसरे बड़े-बड़े बुद्धिमानों 
की तरह कोई विशेष नया कानून अथवा रीति प्रचलित न कर सका, जिससे कि उसका नाम सदा 
के किये अमर दो जाता, परन्तु हम यह बता देना चाहते हैं कि यदि महाराजा ने कोई नया 
विधान प्रचलित नहीं किया तो किसो प्रचलित रीति को झूवाहमख्वाह बन्द भी नहीं किया तथ। 
न किसी द्वासोन्मुख राजनोतिक संस्था को सद्दारा देकर पुननिर्माण करने की चेष्टा डी की 
खालसा की प्राचीन राजनीतिक प्रथा झर्थात्‌ 'मिसलदारी सिस्टम! दिन प्रति दिन क्षीण ह 
रहा था । अहमद शाह अब्दाली जैसे झाकरमणकारी का सामना करके 'खालसा दल्ध' ने देश क 
बहुत सा भाग अफगानों के हाथों से बचा लिया था। परन्तु मिसलदार बाद में परस्पर खड़ाई- 
झंगढ़ों में उलकने लगे ओर एक दूसरे को शक्तिहीन करने पर उतारू द्वो गये। चघुनांचे रणजी 
सिद्द ने भी यह समझ लिया कि अब यह प्रथा अपना कार्य समाप्त कर चुकी हे, इसी लिये इसक 
यन्द्‌ हो जाना ही देश के लिये लाभदायक होगा । इसो प्रकार 'गुरमते' पास करने के लिये पंथ क 
हकट्ा किया जाता था । समय के साथ-साथ इनका महत्व भी कमर होता गया भोर रणजीत सि। 
ने उसको स्थायी रखने की चेष्टा न की । 


नित्य के नियम 

विज्षियम झओजबन, सर हैनरी फेन, केप्टन वेड तथी मुन्शी शहामत अली के सफरनार 
तथा ज्ञख-प्रमाण हस बात के साक्षी हैं, कि महाराजा रणजीत सिंह समय का बढ़ा पावन्द था 
प्रत्येक कार्य जैसे कि सोना, जागना, खाना, पीना, अमण व मनोरंजन निश्चित समय पर किय 
करता था। वह प्रातःकाल उठने का आदी था। सुचेता इत्यादि से मिवृत्त होने के परचार 
बहुधा घोड़े पर ओर कभी-कभी पाल्की में बैठकर शुद्ध वायु के सेवन के क्षिये बाइर निकत्ष जाता ।' 
गर्मी हो या सदी, आंधो हो या वृफ़ान, महाराजा नियमानुसार टहलने के खिए अवश्य जाता 
उसके साथ खाझ्छी सुसज्जित घोड़े, चन्दु एक सवार तथा प्यादा सेबिकों के अतिरिक्त झावश्यर 

" ग्रोजबन लिखता है कि मद्दाराजा की यह आशा थी कि उसके शयनागार के समीप 
उसकी प्रातः की सवारी का पूण प्रबन्ध दो, ताकि प्रात: के वायु सेवन के लिये उसे विलंब न हो 


»महाराजा अपनी ढाल तथा तलवार सिरहाने दी रखकर सोता था। मद्दाराजा की पालकी काफ॑ 
; बड़ी थी | उसमें बैठने फे लिये आमने-सामने दो “सीट” बनी हुई थीं तथा सामने और पीछे रोशर्न 


के लिये शीशे लगे द्ुए थे | 


महाराजा की व्यक्तिगत विशेषताएँ १७६ 


सामग्री से लदे हुए दो हाथी भी होते थे । एक हाथी पर ख्लाद्य पदार्थ तथा दुसरे पर कैम्प 
का सामान लदा होता था। घण्टा भर को सर व मनोरंजन के पश्चात्‌ यदि महाराजा का 
विचार बाहर ही दरबार लगाने का होता तो वहीं कल्लेवा (नाश्ता) सैयार कर लिया जाता । 
नाश्ता करके महाराजा र|ज्यकार्यों की ओर ध्यान देता ओर प्रायः चार घण्टे तक काम करता | 
यह झावश्यक न था कि प्रात: का द्रबार किले या महल में ही लगाया जाय बल्कि जहां भी 
महाराजा को स्थान पसन्द झा जाता वहीं दरबार लगा लिया जाता ।” 


प्रातःकाल के दरबार में महाराजा मिन्न-भिन्र विभागों के अधिकारियों की रिपोर्ट खुनता, 
उन पर हुक्म लिखवाता तथा पिछुली आज्ञाओं की पूति के संबंध में पड़ताल भी ऋरता। यह दरबार 
प्राय: बारह बजे दोपहर को समाप्त होता था | इसके पश्चात्‌ महाराजा भोजन करता | यह बात उद्लेख- 
मीय है कि महाराजा रणजीत सिंह भोजन के समय का नियमित रूप से अनुसरण करने वाला 
था | सर हरी फैन अंग्रेज प्रधान सेनापति अपने सफरनामें में लिखता है कि एक यार महाराजा 
रोपड़ के रथान पर गवनर जनरल विलियम बैन्टिग के साथ सेना की परेढ देख रहा था कि उसके 
भोजन का समय हो गया । महाराजा शीघ्र ही उठ खड़ा हुआ और खाना खाने के पश्चात्‌ फिर 
गवनंर जनरल के पास आ बैंठा । 


मद्दाराजा भोजन करने के पश्चात्‌ एक या डेढ़ घंटा विश्राम अवश्य करता | फिर डेढ़ घंटा 
तक ग्रंथ साहब का पाठ सुनता | दोपहर के पश्चात्‌ वह प्रायः अपने पालतू कबूतरों तथा बटेरों को 
अपने दाथ से दाना डालता, किल्ले के भीतर वाटिका में कुछ देर टहलता और हसके पश्चात्‌ 
सरकारी कामों की ओर ध्यान देता । एक छोटा सा दरबार लगाता जिसे सरकारी लेख-पग्नों में 
सिपहरी अथवा तीसरे पहर का दरबार लिखा गया है। इस दरबार में भिन्न-भिन्न विभागों के मुख्या- 
घिकारी होते थे और प्रायः बही खाते के विषयों पर विचार-विमर्श किया जाता था | प्रातः 
काल की भांति महाराजा सायंकाल को भी सर पर निकल जाता था उस समय प्रायः वह घोड़े पर 
चढ़कर सेना की परेढ देखता और रास्ते में जाता हुआ प्रजा की दाद-पुकार सुनता जाता । 


महाराजा वा कलेवा (नाश्ता) 

महाराजा का कल्लेवा साधारण होता था । विलियम ओजबरन मद्दाराजा के कल्लेते का वर्णन 

करते हुए लिखता है--जब वह सन्‌ १८३८ के जून मास सें गवर्नर जनरल लाडे झॉकलैण्ड का संदेश 
लेकर महाराजा के पास आया तो महाराजा अ्रदीना नगर के स्थान पर निवास कर रद्दा था। एक दिन 
प्रातःकाल मेरे ओर मेरे साथी डाक्टर मरे के नाम महाराजा का सन्देश पहुँचा कि हम दोनों 
उस के साथ सेर को चल्लें । दध ने शीघ्र ही फ़पड़े पहनकर सवारी तैयार करने की आज्ञा दी। परंतु 
इस समय तक महाराजा पाँच मील आगे निकल चुका था| अंत में हम काफी दौड़-धूप करने के याद 
महाराजा से जा मिल्धे भौर उसकी पालकी के साथ-साथ हो लिये। चंद एक मील तक उस से 
बातें करते हुये चल्के गये । जब मद्दाराजा के कल्षेवे का समय हो गया तो एक स्थान पर ठहर 
गये । वृक्षों के एक झुणड में एक सुन्दर वितान लगा दिया गया तथा भूमि पर दरी बिछा कर उस 
पर कुर्सियाँ सजा दी गई' । मेरे ओर डाक्टर मरे के सम्मुख मेज लगा दिये गये । यह सब प्रबंध 
केवल पाँच मिनट में ही पूरा हो गया । दूसरे पाँच पम्रिनट के पश्चात्‌ सजा सजाया भोजन भो 
दमारे सामने आ गया। प्लेटों तथा प्यालों के स्थान पर साफ-सुथरे और ताजे बृक्त के पत्तों से 
बने हुए दोने थे। यह दोने इस प्रकार सफाई और चतुराई से तैयार किये गये थे कि रसा का 
पानी भी हल से बाहर न निकल सकता या। दस्तरखान पर छुः भिन्न-मिन्न पदार्थ उपस्थित 


, | लेखक को कई एक ऐसे परवाने तथा श्राश्ञा पत्र मिले हैं जिनमें दरबार के स्थान का 
वर्णन करते समय किसी बाग़, प्रसिद्ध छायादार वृक्ष श्रथवा प्रसिद्ध कूप का नाम दरज है | 


१६० रणजीतसिह 


किये गयेः चावल, दृही, शोरबा, दाल, तथा बढ़िया हृष्ट-पुष्ट बटेर का गोश्त | बटेरों के विषय में 
झोजबन विशेष रूप से लिखता है कि वे हस प्रकार भच्छे पके हुए थे कि उन में हड्डी का निशान 
तक नहीं था। प्रत्येक वरतु मसालेदार और स्वादिष्ट थी। महाराजा की पालकी हमारे बिलकुल सामने 
थी । महाराजा पालकी में ही समासीन रद्दे और कह्दार उसे बैसे ही थामे रहे । मद्दाराजा के खाने 
का थाल उस के एक नौकर की पीठ पर लगाया गया और वह हस प्रकार कि नोकर पालकी के 
बिलकुल सामने सिर के बल कुक गया और धीरे-धीरे इतना कछुकता गया कि उसकी पीठ पालकी 
के बिलकुल बराबर हो गईं जिस से,कि महाराजा का हाथ सुगमता से थाल तक पहुँच सके 
कल्वेवा के पश्चात्‌ बफ मिला हुआ सुगन्धित शरबंत पिल्ाया गया । 
परिश्रम की आदत 
रणजीतसिंह बहुत परिश्रमी और कमेठ था। कास क ने में ही उसे प्रसन्नता होती 
थी। छोटे से छोटे कार्य की झोर भी वह स्वयं ध्यान देता था। घोड़ों की नालों की 
जढाई भौर उन के चारा अथवा “रेगुलेशन फीड़” के लिये वह स्वयं अज्ञाएँ भेजता था। 
वह अफसरों के नाम स्वयं परवाने लिखवाता,| बाहर से आई हुईं सूचनाएँ स्वयं सुनता, तथा 
आज्ञा की भाषा स्वयं बोलता था जिसे अनुवादक शीघ्र ही फारसी भाषा में अनुवाद कर के लिखा 
देता था । उसे वह दोबारा सुनता था कि अनुवादक ने तात्पये स्पष्ट कर दिया है या नहीं ।" महा- 
राजा की आज्ञा नुसार एक सुंशी हर समय उसके पास रहता था, महाराजा चाहे महल में 
हो अथवा सेर पर । यहाँ तक कि रात के समय में भी एक मुंशी हुकुम लिखने के लिए उपस्थित 
रहता ।_ महाराजा को जब कोई बात याद आ जाती तो मुंशी उसे शीघ्र ही लिख लेता था, 
ओऔर नियम के अनुसार परवाना पर महाराजा की भ्राज्ञा का समय तथा स्थान इत्यादि भी लिख 
दिया जाता था | फिर महाराजा की भाज्ञा से शीघ्र ही हुक्म जारी कर दिया जाता था। संसार 
के बड़े-बड़े मद्रापुरुषों की तरह महाराजा को भी यह आदत थी कि वह आज का काम कल पर 
न छोड़ता । महाराजा की कामयाबी का यह सब से बढ़ा रहस्य था। परंतु इस अत्यधिक 
परिश्रम का फल भोगने से वह बच न सका। पंचास वर्ष की शञ्ायु में ही उसका 
स्वास्थ्य नष्ट हो गया। महाराजा ने आरोग्यता प्राप्त करने के लिए भरसक प्रयत्न किया 
परंतु संतत परिश्रम करने की आदत के कारण उस के सब यत्न निष्फल रहे और उनसठ वर्ष की 
अवस्था में ही वह इंस असार संसार से चल्न बसा | 
महाराजा की श्थक्षा 
बचपन में महाराजा को शिक्षा प्राप्त करने का अ्रवसर न मिल्रा । छोटी अवस्था में ही पिता 
का देहान्त हो गया । साथ ही उस समय के सिक्‍ख सरदारों को शिक्षा-आ्राप्ति में रुचि भी नथी । 
वास्तव में उन्हें इस भर ध्यान देने का अवसर भी नहीं मित्रता था। अठारहवीं शताब्दी के 
पूर्वाद में खालसा घमम तथा पंथ के अस्तित्थ को खतरा था | इसलिए उस यो बचाना प्रत्येक सिक्स 
का कत्तंब्य था । इन परिस्थितियों में सिक्‍्ख सरदार शिक्षा प्राप्ति की ओर अधिक ध्यान नहीं दे सकते 
थे। विद्या और कला की उन्नति सदा सुख तथा शांति के समय में दी हुआ करती है । परंतु उन 
दिनों में झमन और शांति देश से विलीन हो चुकी थी । परंतु निरक्तर होते हुये भी रणजीतसिंह 
बहुत सूरू-बुकवाला व्यक्ति था। उस का मस्तिष्क साधारण सूक-बूक से भरपूर था। योरुपीय 
) मुंशी शहामत अली ने भी अपनी पुस्तक में इस बात का विशेष रूप से उल्लेख किया 
है। वह लिखता है कि यद्यपि महाराजा फा रसी भाषा से मलि भाँति परिचित न था फिर भी 


आज्ञा-पत्र की भाषा को सम्पूर्णृतया समझ लेता था | यदि उस के विचार में वह लेखन-शैली उस 
का अ्रभिप्राय स्पष्ट न करती तो मुन्शी को उस में परिवर्तन करने की आशा देता । 


महाराजा की व्यक्तिगत विशेषताएं १८१ 


यात्री जो समय-समय पर महाराजा के दरबार में आते थे, स्पष्ट रूप से लिखते हैं कि महाराजा 
हस प्रकार बाखबर है कि अपनी बातचीत साधारण घरेलू विषय से प्रारंभ कर के भिश्न-मिम्न 
प्रकार की जटिल समस्याओं तक जा पहुँचता है | विषय-पत्ष को इतनी चतुराई से परिवतित कर 
लेता है कि बात करनेवाला आश्चर्य-चकित रह जाता है, और इस प्रकार तीव्र बुद्धिवाला महाराजा 
झपना अभिप्राय पूरा कर लेता है । 

विद्या-प्रसार के लिए प्रयत्न 


मद्दाराजा विद्वानों से मिलकर प्रसन्‍न होता था और उनका आदर करता था।" इसमें 
सन्देदह नहीं की महाराजा अपने शासन काल में अधिक मात्रा में देश के अन्दर शिक्षा प्रचलित नहीं 
कर सका परन्तु हम यह बात भुला नहीं सकते कि उस समय पंजाब में न तो ऐसे साधन ही प्राष्य 
थे और न जीवन-भर उसे हस ओर ध्यान देने का अवकाश ही मिला। फिर भी उसने हस प्रयत्न 
में कोई कसर उठा न रखी । उन दिनों ईसाई प्रचारकों ने लुध्याना में अंग्रेजी पढ़ाने का एक स्कूल 
स्थापित कर रखा था | महाराजा ने सरकारी खच॑ पर कुछ एक नवयुवक विद्याथियों को शिक्षा प्राप्त 
के लिए लुध्याने भेजा । उसने अपने पुत्र रजकुमार शेरसिंह के लिए भी अंग्रेजी पढाने का प्रबन्ध 
किया ।* अपने दरबारियों को इस बात के लिये तैयार किया कि वे भी अपने बच्चों को अंग्रेजी 
पढ़ाये । सरकारी ख्च पर लाहौर में अंग्रेजी स्कूल खोलने का सुझाव रखा गया और मिस्टर कॉरी 
को जो कि लुध्याना स्कूल का एक सम्मानित अध्यापक था, इसके लिए बुलाया गया । परन्तु यद्द 
बेल मणडे न चढ़ सकी क्योंकि मिस्टर लॉरी स्कूल में बाइबल” पढाने पर कटिबद्ध था और 
महाराजा इस सीमा तक जाने के लिये तैयार न था । 

फारसी, दिन्दी तथा गुरमुखी पढ़ाने वाली संस्थाओं को महाराजा की ओर से जागीरं भौर 
छात्र-बृत्तियां प्रदन की जाती थीं। अंग्रेजी तथा फ्रांसीसी लोग जो महाराजा के पास नौकर थे 
उनके साथ मद्दाराजा कुछ एक चतुर और होनद्वार बच्चे लगाये रखता था ताकि वे भी उन अफसरों 
से योरुपीय कला-विद्या सीख सके । डाक्टर मैकीगर और हानिगबगर ने अपनी पुस्तकों में हस बात 
का कई बार उद्लेख किया है, कि उनके सिक्ख शिष्य अपने तोपचियों के लिये हंग्रेजी झादेशों का 
अनुवाद पंजाबी भाषा में कर दिया करते थे ।' महाराजा को भी नई-नई जानफारी प्राप्त करने में 
विशेष रुचि थी, इस बत्िये कैप्टन वेढ़ को सरकार के दीवानी कानूनों और ब्रिटेन की पार्लियामेंट 
के विधान पर एक विस्तृत लेख लिखने के लिए उम्होंने कहा।* इसी प्रकार अंग्रेजी कोर्ट माशंल के 
नियमों का अलुवाद भी करवाया गया । 

मद्दाराजा को इतिदहास-शाद्; में विशेष रुचि थी | वह इतिहास लिखने वालों को पुरस्कार 


* मुन्शी सोहनलाल की पुस्तक से ज्ञात होता है कि सरदार महां सिंह ने अपने पुत्र को 
गुरमुखी विद्या सिखाने के लिए दो एक शिक्षक नियुक्त किये थे | परन्तु रणजीतसिह जो कि शज्त- 
विद्या की श्रोर कुका हुआ था, विद्या प्राप्त न कर सका । 

मद्दाराजा के मन में विद्या के लिए कितना प्रेम था इसका ग्रनुमान इस घटना से लगाया 
जा सकता है कि जब सिक्‍ख पेशावर-युद्ध में संलग्न थे तो महाराजा ने आशा दो कि चिमकनी की 
जियारत-गाह को जो कि मुसलमानों का पुस्तकालय है सुरक्षित रहने दिया जाय । 

२ महाराजा शेरसिंह के अंग्रेजी दस्ताक्षर कई सरकारी लेख-पत्रों पर विद्यामान हैं जो कि 
पंजाब सरकार के रिकाड अफिस में पड़े हैं। लेखक के पास भी ऐसा एक लैेख-पत्र है। 

3 मियाँ कादर बख्श एक होनहार नवयुवक था और महाराजा के तोपखाना में नौकर 
था। मद्दाराजा ने उसे अ्रंग्रेजी भाषा पढ़ने के लिये छ्लुध्याना भेजा । इस ने अंग्रेजी पुस्तकों की. 
सहायता से तोप-अ्रन्दाजी कि विद्या पर एक पुस्तक फारसी भाषा में लिखी थी । 

४ यह अनुवाद मुन्शी सोहनलाल को उम्रदाउलतवारीख के साथ परिशिष्ट के रूप में 
प्रकाशित हुआ था । 


१८२ रणजीतसिह 


देता था । यह इसी संरक्षण का फल था कि मुंशी सोहनज्ाख को दरबार के ऐतिहासिक क्षत्तान्त 
लिखने के लिये वकालत के पद्‌ पर नियुक्त किया गया धा। उसका लिखा हुआ “रोजनामचा 
रणजीतर्सिह” महाराजा के समय की दुशा की जानकारी के लिए एक बृहददाकार और मूल्यवान 
सामग्री है। इसी प्रकार दीवान अमरनाथ ने भी मद्दाराजा की आज्ञा से 'जफरनामा रणजीत घलि६! 
तैयार किया । हनके अतिरिक्त संकड़ों रुपये खर्च करके ग्रन्थ साहय की प्रतिलिपियाँ गुरमुखी भाषा 
में करवाह गईं और उन्हें यढ़े-बड़े गुरद्वारों में रखवाया गया। 

सारांश यह कि समय की गति-विधि और आवश्यकता के अनुसार शिक्षा की उच्नति के 
दिये रणजीतसिह ने थोढ़ा-बहुत प्रयत्न झवश्य किया था। भले ही आधुनिक काल के स्तर के 
झनुसार यह प्रयरन उल्लेखनीय म समझा जाता हो । 


महाराजा का धामिक जीवन 


उस समय में किसी व्यक्ति का धामिक जीवन जांचने की केवल यही कसौटी नहीं थी कि 
उस उश्नक्ति का चरित्र कैसा है बल्कि धामिक जीवन स्तर अधिकतर बाह्य रीति-रिवाज तथा नित्य 
नियम की झदायगी पर निभेर होता था । जो व्यक्ति धर्म के बाह्य तथा आन्तरिक पहलू पर पूरी 
तरद से अमज़ करता, धमेवान कहलाता था । चुनांचे रणजीतसिद भी समय के अलुसार इस प्रकार 
के धामिक नियमों को मानने वाला था। उसे सिक्‍ख धर्म पर पूर्ण विश्वास था। वह रोज 
दोपदर के समय एक या डेढ़ घयटे के लिये अथ साइब का पाठ सुनता था ।" गुरुवाणी सुनने से 
उसे शान्ति प्राप्त होती थी | यहाँ तक कि जब यह दौरे पर भी जाता तो अ्ंथ साहय की सवारी 
का विशेष प्रबंध किया जाता था । एक हाथी ग्रंथ साहब के लिये तथा दो हाथी ग्न्थियों के लिए 
सुरक्षित द्वोते थे। प्रस्येक पलटन के साथ एक-एक ग्रंथी नियुक्त द्वोता था तथा सेनिकों के लिए भी पाठ 
सुनने का समय नियत था। अंथ साहब की अरदास करने में भी महाराजा पाबन्द और बाकायदा 
था । इस पर हजारों रुपया शभ्रति वर्ष ख्े होता था। दरबार साहब अम्हतसर के प्रक्साद के लिए 
शहर की चंगी की आय में से ३ रुपये १२ आने प्रतिदिन दिये जाते थे तथा अन्य बड़े-बड़े गुरुद्वारों 
के लिए भी कुछ ऐसा ही प्रबंध था। दरबार साहब के गुंबद॒ पर सुनहरा काम करवाने 
के लिये महाराजा ने बहुतसा धन खच किया था सिख गुरुद्वारों के अतिरिक्त ज्वालामुसत्री के 
मंदिर को सजावट पर भी हजारों शपया खर्च किया गया था। श्री तरन तारन और कटास राज 
के प्रसिद्ध तीर्थ पर महाराजा यहुधा स्नान के लिए जाया करता था भौर वहाँ सैकढ़ों रुपया दान 
के रुप में बांटता था | महाराजा का दान भौर धर्माथ विभाग का खर्च औसतन एक लाख रुपया 
प्रति मास था | 

महाराजा का चरित्र 

ऊपर के वर्णन से स्पष्ट हो गया द्ोगा कि महाराजा स्वभाव से ही एक असाधारण 
स्यक्ति था। परंतु इम विशेषताओों के साथ-साथ उसमें कई एक त्रुटियाँ भी थीं। वह 
अफीम का प्रयोग किया करता था शराब पीने का झादी था, नृत्य तथा संगीत की महफ़लों का 
रसिक था तथा ऐसे अवसरों पर कभी-कभी लज्जा और संकोच की सीमा को भी लांघ जाता था | 
मोरां और गुल बेगम के बूत्तांत भी इन्हीं महफल्लों के परिणाम स्वरूप थे । परन्तु महाराजा के 
जीवन के इंस पहलू का अध्ययन करते समय हमें हस बात का ध्यान रखना चाहिये कि वह 
पंजाब में उस समय पेदा हुआ जब इन बातों को बरी इष्टि से नहीं देखा जाता था और उसका 


पकाने +>>+ा--- के नसलमननन मकान कम» 


"यह ग्रंथ साहब महाराजा ने सन्‌ १८१८ में करतारपुर से मंगवाया था। 


महाराजा की व्यक्तिगत विशेषताएँ १६४ 


ऐसे समाज में लाखन-पालन हुआ था जिसमें ऐसी बात कोई बड़ी दोषपूर्ण नहीं समझी जाती थी 
बल्कि उस सप्य उच्च वर्ग के खोग नाच-रंग की महफलों को अपने जीवन का एक विशेष सथा 
झावश्यक भाग समकते थे | चुनांचे महाराजा के द्रबारो मो ऐसा ही जीवन व्यत्तीत करते थे । 
जैसे वे लोग थे वैधा हो महाराजा भी था | परंतु उसके जीवन का उद्लेखनोय पदलू तो यह है कि 
उसने झपने उच्च अधिकार का कभी घुरे अथवा झनुचित कायो के लिये दुरुपयोग नहीं किया । 
एशिया तथा योरप के इतिहास में ऐसे सैकड़ों उदाहरण मिलते हैं, जहाँ राजाओं ने कई घरानों के 
मान और मर्यादा का भंग करके उनकी पविन्नता को नष्ट किया, परंतु रणजीतर्सिह का चरिश्र 
इस दृष्टि से बिलकुल निष्कलंक था । लारंस, द्वानिग बर्गर, बरैन झ्यूगल, सर हैनरी फ़ेन तथा कई 
अन्य महोदयों ने, जो कि महा!शजा के बिजी सम्पक में आये, मदह्दाराजा की योग्यता, बुद्धिमत्ता 
तथा चरित्र के विषय में बहुत उच्च सम्मति और प्रशंसापूर्ण राय प्रकट की है । 

संसार के इतिहास में ऐसे बहुत कम उदाहरण प्राप्य हैं जहाँ कि किसी व्यक्ति ने रणजीत- 
प्र की तरह असहाय अवस्था से उठकर इतना विस्तृत राज्य स्थापित किया हो तथा साथ ही 
किसी भारी नेतिक पाप का बोझ भी अपने सिर पर न लिया हो झोर न अपने पराजित शज्रझों 
के क्रोध का शिकार ही हुआ हो । मद्वाराजा के लिये यद्द बात गये तथा प्रशंसा के योग्य है कि 
उसने अपने शासनकाल में किसी को फांसी अथवा झत्यु का दण्ड नहीं दिया। यह उसकी साधुता, 
उदारता तथा सर्वप्रियता का परिणाम था कि उसकी प्रजा बच्चे से ल्लेकर बूढ़े तक उसे प्यार करती 
थी ओर उसके शत्रु भी उसकी कृपालुता के भार से दुब कर घुप हो जाते थे । 


१ नाच रंग और मदिरा पान की महफलों का वणन करते हुए स्टेनवैग तथा डाक्टर मरे 
इत्यादि ने महाराजा के चरित्र के विषय में बहुत ही अनुपयुक्त शब्दों का प्रयोग किया है। परन्तु 
यह लिखते समय वे भूल गये हैं कि उस समय उन के अपने देश में उच्च वर्ग के लोगों का इस 
दृष्टि से व्यक्तिगत चरित्र कितना उच्च था | इग्लेंड के सम्राट जाज' तृतीय तथा रूस के ज़ार का 
दरबार कैसा था तथा फ्रांत की राजधानी पेरित में क्या होता था | इस के अतिरिक्त लंदन के 
प्रसिद्ध स्थान पिकैडिली में जैसे दृश्य आज भी देखने को मिलते हैं, किसी से छिपे नहीं हैं | 


उन्‍नीसवाँ अध्याय 


महाराजा की कार्यपट॒ता पर एक स्थूल दृष्टि 


महाराजा रणजीतसिद्द की उपरोक्त जीवन-कथा से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि इस 
महापुरुष ने किस प्रकार एक छोटी-सी मिसल की सरदारी से तरक्की कर के थोड़े ही समय में 
एक विस्तृत राज्य की नींव रख दी । ठोस और नियमित शासन-व्यवस्था स्थापित कर के देश से 
अशांति तथा अराजकता को दूर किया | अपने अनथक प्रयत्नों द्वारा अपनी सेना को उन्नति के 
उच्च शिखर पर पहुँचा दिया । लाहौर द्रबार की शोभा को पुनर्जीवित कर दिया। परिणाम यह 
निकला कि सेकढ़ों धषों की पराधीनता से छुटकारा पाकर पंजाब के लोग एक बार फिर चैन और 
शांति का जीवन व्यतीत करने लगे । वाणिज्य में उन्नति हुईं । शिल्प तथा उद्योग-घन्धों के लिये 
नये साधन खुल गये । राज्य का कोष धन-घान्य से पूर्ण हो गया । सारांश यह कि पंजाब एक यार 
फिर सुख और संपम्नता का केन्द्र बन गया । यदह सब बातें महाराजा की आश्चरयेजनक योग्यता, 
कूटनीतिज्ञता तथा बुद्धिमत्ता का प्रमाण हैं । 


यदि पंजाब के चित्र पर एक स्थूल इष्टि डाली जाय तो पता चलता है कि पंजाब उस 

समय किस प्रकार बीसियों छोटे-छोटे प्रदेशों ओर शासन-स्षेत्रों में बैंटा हुआ था । इन में से कुछ 
पंजाबी मुसलमानों, कुछ सिक्ख मिसलदारों और कुछ पठानों के अधीन थीं इस के साथ ही चित्र 
से यद्द यात भी स्पष्ट होती है कि सिक्ख मिसलदारों के अधिकृत भागों के गिद॑ मुसलमान रिया- 
सतों के दो फौलादी घेरे डाले जा चुके थे। आंतरिक भाग मेलम से प्रारंभ हो कर खुशाब, 
साहीवाल, रंग, पाकपटन और दीपालपुर से होता हुआ कमान का रूप बना कर ल्ञाहौर के पड़ोस 
में कसूर के स्थान पर समाप्त होता था । और बाह्य भाग में काश्मीर, हजरा, पेशावर, बनू', टांक, 
मनकेरा, ढेरा इस्माइल खाँ, डेरा गाजी खाँ, मुलतान और बह्दावलपुर जैसी विस्तृत साधनों वाज्री 
मुसलिम रियासतें सम्मिलित थीं। यह भाग भी थोड़ा बहुत आधे चंद्र का रूप धारण कर रहा 
था| इन भागों की उपस्थिति में खालसा राज्य के किसी भ्रकार के विस्तार अथवा उस 
के चिरस्थायी होने के चिह्न दिखाई नहीं देते थे। सत्य तो यह है कि इन भागों के होते 
हुये पंजाब में किसी एक राज्य का स्थापित होना असंभव था। राजनीतिक इष्टि से ये रियासतें 
एक दूसरे से बिलकुल झलग-झलग थीं। इन में परस्पर संगठन नहीं था। सारांश यह कि किसी 

एक शज्ञ के विरुद्ध संगठित रूप से पंक्तिबद्ध होना उन के लिये कल्पना से बाहर था । 

इस के विपरीत पंजाब के दोनों ोर दो बड़ी-बढ़ी शक्तियाँ निर्माणित हो रही थीं। एक 

झोर अंग्रेज अपने अधिकार क्षेत्र कों यमुना नदी तक बढ़ा चुके थे और सन्र १८०३ में उन्हों ने 
देहक्की सम्राट को अपनी शरण में ले लिया था। दूसरी ओर झहमद शाह झब्दाली का पोता 
काबुल नरेश शाह जुमान एक नई करवट स्ले रहा था ओर अपने दादा के पंजाब में स्थित भ्रपि- 
कृत भागों को फिर से जीतने पर कटिबद्ध था । उस ने सन्‌ १७३३ से १७४८ तक पंजाब पर कई 

झाक्रमण किये ओर देश की बिगढ़ी हुई व्यवस्था को और भी अस्त-घ्यस्त कर दिया। 

ईश्वर ने रस्सजीतसिहद को उच्च कोटि की सुयोग्यता तथा बुद्धि मदान की थी। उस ने 
परिस्थितियों का पूर्ण रूप से अव्यप्त कर यह निरचय कर जिया हि यह पंजाब की एकता को स्थायी 
रखने के दिये भरसह प्रयत्न करेगा । उसडी देश-मक्ति ने उसे यह विश्यय करने पर बाध्य कर दिया 


महा राजा की कार्यपट्ठता पर एक स्थूल दृष्टि १८९ 


कि वह झपने और पराये के भेद को भुला कर छोटी व बढ़ी रियासतों और विभागों को संगठित 
कर और देश के राजनीतिक, झाथिक तथा सैनिक साधनों को जुटा कर एक चिरस्थायी 
शासन व्यवस्था को स्थापित करे, ताकि कोई बाह्य शत्रु पंजाब की ओर ञाँख उठा करमी न 
देख सके | हूस निश्चय को दृष्टिगत रखकर उस ने सब से पहले सिक्‍ख्र मिसलदारों को जीता और 
तसपश्चात्‌ पंजाब के छोटे-बड़े मुसलमान शासकों को अपना आधिपस्य स्वीकार करने पर बाध्य 
कर दिया ! और अंत में मुसलमानों की बड़ी-बड़ी रियासतों जैसे कि काश्मीर, मुलतान, तथा पेशावर 
को भी अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया। इस प्रकार महाराजा ने अपने विचारों को झमली रूप 
दिया और पंजाब को एक राजनीतिक एकता में पिरो दिया। इतिहास इस बात का साकी है कि 
संपूर्ण पंजाब कभी भी एक शासन के अधीन नहीं हुआ था। गुलाम वंश के शासनकाल 
से लेकर मुगल वंश के शासनकाल तक काश्मीर तथा पेशावर कभी पंजाब के झंश नहीं थे | बल्कि 
दिल्ली सम्राटों के समय में तो मुलतान, दीपालपुर, समाना और भटिडा आदि विभिश्न शासकों 
झोर जागीरदारों के झ्धोन रखे जाते थे । परंतु मद्ाराजा ने अपनी योग्यता झर सक्षमता से संपूर्ण 
पंजाबी बोलनेवाले प्रदेशों को एकत्र कर के आधुनिक पञ्ञाय की नोंव रखी ओर सन्‌ १८४६ में जब 
पञ्माब अंग्रेजी राज्य में आया तो शासन-व्यवस्था का यह बना बनाया गुट अंग्रेजों के हाथ लगा 
और इसी को उन्होंने तदुपरान्‍त संशोधित रूप दिया । महाराजा का यह विशेष कारये पशञ्चाब के 
इतिहास में सुनहरे शब्दों में लिखे जाने के योग्य हे । 

यदि महाराजा के जीवन के श्रन्य पत्तों पर भी इष्टि ढालो जाय तो हमें वे भी प्रकाशमय 
ओर उज्ज्वल्न दिखाई देते हैं। महाराजा को इस वास्तविकता का ज्ञान हो चुका था कि पाश्चात्य 
युद्ध-प्रणाली हिन्दुस्तानी युद्ध-प्रणाली से कहीं बढ़िया है। इसलिये उसने उस समय में जब कि 
अंग्रज़ पंजाब के पड़ोस में पाँव जमा चुके थे समय की आवश्यकता देखकर बड़ी निपुणता से 
पाश्चात्य युद्ध-विद्या को अपनी सेना में प्रचलित कर दिया और फौज के एक मदहान्‌ और मदत्व- 
पूर्ण भाग को योरपीय ढक पर व्यवस्थित कर दिया तथा खालसा सेना को देश की प्रथम पंक्ति को 
सेनाओं में ला बिठाया । महाराजा की रूत्यु के पश्चात्‌ जब सिक्‍खों और अंग्रेजों के बीच युद्धों का 
सिलसिला प्रारम्भ हुआ तो खालसा सेना ने वीरता और निर्भयता के अतिरिक्त युद्ध-विद्या की 
कल्ला को ऐसे प्रदुशित क्रिया कि शत्र भी दैरान रह गए | कनिघम अपनी पुस्तक में सि्ख्तनों की 
पराजय के कारणों पर दृष्टि ढालते हुए लिखता है कि सिक्‍सख सेनिक लड़ने में योरपीय सेना के 
बिलकुल बराबर थे। सिक्‍्खों को तोपें वैसी ही लाभदायक थीं जैसी हि अंग्रज़्ों की और उनके 
तोपची भो वैसे ही निपुण तथा उच्चकोटि के निशानाअंदाज थे जैसे कि अंग्रज़ | फिर भी सिक्‍सों 
को पराजय भ्राप्त हुई क्योंकि सिक्‍्ख सेनाओं को कमान किसी योग्य सेनापति के हाथ में नहीं थी । 
सत्य तो यह है कि यदि उस समय सेना की कमान रणजीत सिंह के द्वाथ में होती झथवा वह 
जीवित द्ोता तो युद्ध का परिणाम कुछ झोर ही होता । समकाली कवि शाह मुहम्मद भी कमान 
झफसरों की दगाबाज़ी की झोर इशारा करता लिखता है : -- 

हुन्दी आज सरकार तां मुख पांदी जिये खालसे ने तेगां मारीयां नों । 
शाह मुहम्मदा इक सरकार -बाझ्ों फोजां जित के अन्त नू हारियां नीं ॥ 

हम तो यह भी ख्याल करते हैं कि यदि मद्दाराजा जीवित रहता तो वह राज्य के 
झन्य विभागों में सी पाश्वात्य नियम तथा विधान को प्रचत्धित कर देता । महाराजा ने इस ध्येय 
को प्राप्त करने के लिए बहुत से योरोपीय अफसर बड़े-बड़े वेतनों पर नौकर रखा। उनमें से 
अधिकतर तो सेना-विभाग में थे परन्तु कई एक राज्य के अन्य विभागों में सी नियुक्त थे ताकि वे 
उनमें संशोधन कर सके । चुनांचे जरनैल अवीतवेला की कारदारी के समय में वज़ोराबाद ने बहुत 

२७ 


१८६ रणजीतसिद 


उन्नति की | इसो प्रकार जॉन होम की कारदारी के समय परगना गुजरात में मालिया रोक रुपये 
में मिलने लगा | महाराजा के ओषधालय में भी एक जन डाक्टर हानिगबर्गर नियुक्त था। महा- 
राजा बहुधा उसके साथ पाश्चात्य चिकित्सा प्रणाली पर बातचोत किया करते थे। एक बार जब 
महाराजा पर अधरंग का दोरा पड़ा तो गवनंर जनरल ने झपने खास डाक्टर की सेवाओं को महा- 
राजा के समपंण किया चुनांचे डाक्टर मेक्रेगर ने महाराजा के शरीर पर बिजली लगवाने की सम्मति 
दी । अपने सामन्‍्तों के रोकने के बावजूद महाराजा बिजली लगवाने के लिये तैयार हो गया । कैप्टन 
वेड जो कि लुध्याना ऐजेंसी में उप-भधिकारी के रूप में निधुक्त था, लाहौर दरबार में अधिकतर 
आया जाया करता था। मद्टाराजा उसके साथ योरुपीय शासन-व्यवस्था के विषय में विचार-विमर्श 
करते । भ्रन्त में इसी व्यक्ति से महाराजा ने पअंग्रेजी इज्ञाके में प्रचलित जाब्ता-दीवानी और 
इंगलेणड की पात्तियामेन्ट के विधान की पअंग्र जी भाषा में एक सटीक श्रति मेगवाई थी' और बाद 
में झपनी सरकार को परिचित करने के लिये महाराजा ने उसका फारसी भाषा में अनुवाद भी 
करवाया । 

ये तमाम तथा अन्य कई बातें यह सिद्ध करती हैं कि महाराजा किस भ्रकार अपने पंजाबी 
भाइयों को पाश्चात्य कला तथा विद्या से परिचित करवाने का यक्ष करता था | इसी बात का ध्यान 
करते हुए मद्ाराजा ने एक समय यह सुझाव रखा था कि लुध्याना के मिशन स्कूल के ढक का एक 
स्कूज लाहौर में भी चलाया जाय । जहां विद्यार्थियों को अंग्रेजी भाषा में शिक्षा दी जाय। परन्तु 
यह योजना सफल न हुईं क्योंकि इंसाई द्ेडमास्टर अ्ंजील पढ़ाने पर उतारू था और महाराजा 
झभी हस सीमा तक जाने को तेयार न थे | फिर भी महाराजा ने बड़े-बढ़े सरदारों तथा सामस्तों 
से इस बात के लिये आ प्रह किया कि वे श्पने बच्चों को रियासत में नोकर योरुपीय अफसरों के 
पास भेजा कर ताकि वे पश्चात्य विद्या तथा कला से परिचित हो सके । दुर्भाग्य से न तो महाराजा 
ही अधिक दिन जीवित रह सका और न खालसा राज्य चिर-स्थायी ही सिद्ध हुआ नहीं तो पाश्चात्य 
सभ्यता के कई एक पहलू पंजाब में अंग्रेज़ों के प्रशासन से पहल्ले ही स्पष्ट रूप घारण कर लेते । 

यद्यपि महाराजा के जीवन का अधिकतर भाग अदेशों के जीतने में ही व्यतीत हुआ परन्तु 
महाराजा ने राज्य के अन्य महत्वपूर्ण विभागों को उन्नत करने में कोई कसर उठा न रखी 
थी । उसने प्रान्तीय और केन्द्रीय सरकार की व्यवस्था के लिए बड़े-बड़े अनुभवी और सुयोग्य 
व्यक्तियों, जिनमें दीवान भवानीदा स, दीवान गंगाराम ओर दीवान दीनानाथ के नाम उल्ल्लेखनीय 
हैं, को सेवाएँ प्राप्त कों और पंजाब में एक नियमित केन्द्रीय तथा दफ्‌तरी शाखन-श्यवस्था का 
पुननिर्माण किया, जिसे बाद में अंग्रेज़ों ने अपने शासनकाल में बेहतर बनाया । 


यदि महाराजा रणजीत पिह के कार्य को आ्थिक दृष्टि से देखा जाय तो यह बात स्पष्ट 
हो जायगी कि उसने पंजाब को उम्नत करने के ल्षिए क्रितिना यरन किया। यह उसी की कूटनीति 
और यत्नों का परिणाम था कि पंजाब के लोगों को साठ-सत्तर वर्ष के पश्चात्‌ सुख की प्रासि हुई । 
आाजीविक कमाने के नये नये साधन उत्पन्न हुए। एक स्वस्थ नवयुत्रक के किये सेना-विभाग में 
नौकरी की काफी गुंजायश थी | कारीगर और शिक्पी भी सरकारी तथा प्राइवेट कारखानों में 
आजीविका कमा सकते थे । चम्रढ़े के कारखाने, बन्दूक, तोप, तत्नवार, बनाने के कारखाने, कवष 
बनाने के कारखाने, ज़िरह बख़्तर बनाने के कारखाने देश में बहुत खुल्ल घुके थे। महाराजा की 
७०,००० सेना का आवश्यक सामान इन्हीं कारखानों में बनता था। इसके अतिरिक्त जो आठ 
लाख रुपया प्रतिवर्ष इस सामग्री पर व्यय होता था वह भो अपने देश में ही रहता था। झाजकत्ल 
की तरह हमारा देश विल्ञायत तथा झमरीका पर निर्भर नहीं था। यदि पंजाब में हमारा अपना 
राज्य रहता तो ये कारखाने जिन्हें दूरदर्शी महाराजा ने प्रचलित किया था, और भी उन्नति करते । 


महाराजा की कार्यपद्ठता पर एक स्थूल इृष्टि १८७ 


और देश की सम्पक्त का कारण बनते। सारांश यह कि महाराजा के काम की जिस प्रकार भी जाँच 
पढ़ताल की जाय, हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि वतंमान पंजाब (पाकिस्दान बनने के पूने) का 
बनाने वाक्षा वही था और उस पंजाबी सपुत का हम जितना भी सम्मान कर थोड़ा है । 


अब पाठकों के हृदय में स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उठेगा कि रणजीत सिद्द की रूव्यु के 
दस वर्ष पश्चात्‌ ही यह विशाल राज्य किस प्रकार समाप्त हों गया। और उसके पतन का 
उत्तरदायित्व रणजीत सिह पर कहाँ तक छह! इस समय में हम इस विवाद में पड़ना नहीं 
चाहते परंतु यह बात स्पष्ट है कि रणजीत सिह को झत्यु के समय राज्य में पूर्ण रूप 
से शांति स्थापित थी । भूराजस्व की पाईं-पाई वसूल हो रही थी। उस समय किसी आंतरिक 
विद्रोह का भय नहीं था। इस के बावजूद यह बात भुताई नहीं जा सकती कि महाराजा 
के जीते जी राज्य में कुछ ऐसे अंश उपस्थित थे, जो राज्य में थोड़ी सी अ््षमता उपस्थित होने 
पर खतरे का कारण बन सकते थे। यदि मद्दाराजा के द्रबारी अधिकारियों की जाँच की जाय तो 
प्रतीत हो जायगा कि ये लोग किस प्रकार भिन्न-भिन्न धड़ों ओर पार्टियों में विभक्त थे। उन्हें र/ज्य 
के हित की झपेत्ता अपना तथा अपने संबधियों का हित अधिक प्रिय था। अधिकतर सरदार 
जिन्होंने पथ की रक्षा के लिए अनगणित बलियाँ दीं और इस राज्य के निर्माण में रणजीत सिंह 
की तन मन से सहायता की, स्वर्ग खुधार चुके थे | उन के पुत्र पौत्रों को दरबार में वह मान प्राप्त 
न था जो उन के बाप दादा को था। और अब उन का स्थान चंद एक ऐसे स्वार्थी तथा अयोग्य 
सरदारों ने ल्ले लिया था जो कि बाद में राज्य के पतन का एक बड़ा कारण सिद्ध हुए। महाराजा 
के अंतिम दिनों में श्रधिक संख्या ऐसे द्रबारियों तथा सामन्तों की थी जो कि मद्दाराजा की कृपा 
इष्टि के कारण महान्‌ पदों पर पहुँच गये थे। जब तक मद्दाराजा जीवित रह्दे तब तक ये दरबारी 
तथा अझमोर उस पर प्रसन्न रद्दे और उस की भक्ति का दम भरते रहे परतु ज्योंही महाराजा ने आँखें 
बंद कीं ये लोग भी बदलती हुईं परिस्थितियों के साथ बदल गये और राज्य-परिवार के साथ उन 
की भक्ति ढोलनो प्रारंभ हो गई | यहाँ तक कि ये लोग लाह्दोर दरबार के पड्यंत्रों में उलक कर 
रह गये और राज्य के पतन का कारण सिद्ध हुए" 

राज्य की कमज़ोरी का दूसरा कारण “सिविल सविस' में उपस्थित था। इस में अधिक 
संख्या ऐसे व्यक्तियों की थी जिन में न तो राज्य-कार्यो'. को समझने की क्षमता ही थी और न 
झनुभव ही । सत्य तो यह है कि राज्य का सारा कार्य-भार महाराजा अप॑ने कंधों पर ही उठाये हुए 
था । वह इस कदर परिश्रमी, अनथकु और कमेठ था कि छोटे से छोटा काम भी अपनी देख-रेख 
में करवाता था | हर कार्ये के लिए स्वयं आज्ञाएं भेजता तथा उन के पूर्ण होने की पड़ताल करता । 
राज्य के प्रधान मंत्री से लेकर एक तुच्छु मुंशी तक सब सेवक मद्दाराजा की राय ओर भआादेश की 
इंतजार किया करते | किसी कार्य को झपने व्यक्तिगत उत्तरदायित्व अथवा भरोसे पर निभाने का 
साहस उन में नहीं था। वे केवल महाराजा की शञ्ाज्ञा का पात्नन करना ही जानते थे। आत्म- 
विश्वास तथा आस्मनिभरता के साथ उन लो'गों ने कोई कार्य करना सीखा ही नहीं था। चुनांचे 
महाराजा की म॒त्यु के पश्चात्‌ यद्द ज्रटि राज्य के पतन का कारण बनी । न तो महाराजा के उत्तरा- 
घिकारी सुयोग्प थे और न 'पर्चिक सर्विस के लिए ही कोई उपयुक्त श्रेणी उपस्थित थी, जो 
राज्य प्रबंध को योग्यता और दि्यानतदारी से संभाल सके | इसलिए यद्यपि दरबार के सदस्य भौर 
झन्य सामन्‍्त राज्य-परिवार के भक्त थे फिर राज्य को अ्रवनति से बचाने में अधिक सफक 


नहीं सिद्ध हुए । 


१ इस का विस्तृत वणन हमारी दूसरी पुस्तक अ्रथवा “खालसा राज्य का हास और पतन”? 


में किया जायगा। 


१ घघ८ रणजीतससह ह 


हन आंतरिक दुर्बंलताओों के अतिरिक्त द्वास का मुख्य कारण अंग्रेज का पड़ोस में उपस्थित 
होना था । मद्दाराजा के जीवन काल में ही अंग्रेज अपना आधिपत्य सतलज नदी तक जमा छघुके 
थे और सतल्बुज तथा यमुना नदी के मध्य की सिक्‍ख रियासतों को उन्होंने अपनी शरण में खत 
दिया था सन्‌ १८२३ में उन्होंने नवाब बहावलपुर के साथ मित्रता का संबंध एवं सन्‌ १८३४ 
में सिघ के अमीरों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित कर लिए। अक्टूबर सन्‌ १८शे८ 
में शाह शुजाउलछमुल्क को चंद एक अंग्रेज अफसरों और पर्याप्त अंग्रेज सेना के साथ काबुल भेज 
दिया था । और इस प्रकार अफगानिस्तान पर भी अपनी इष्टि टिका रखी थी | अभिप्राय यद्द कि 
महाराजा के जीते जी ही अंग्रेजों ने पंजाब के गिदे अपने अधिकार का घेरा डालना प्रारम्भ कर 
दिया था | तथा उस की मृत्यु के समय यह घेरा अंतिम सीमा तक पहुँच चुका था। सत्य तो यहदद 
है कि अंग्रेज भी अवसर को ताक में थे। ज्योंही कुंवर नोनिह्ठाल सिद्द की अचानक मृत्यु पर राज 
गद्दी के लिए कंगड़े आरम्भ हुए इन्होंने कमी एक पार्टी को और कभी दूसरी को सहायता का 
लोभ देकर लाहौर दरबार में ऐसा वातावरण उत्पन्न कर दिया कि इन रूगड़ों को गति दिन प्रतिदिन 
सीत्र होती गई और यह उठम्न रूप धारण करते गये। अंत में अंग्रेजों ओर सिक्‍खों की दो लड़ाइयों के 
पश्चात्‌ पंजाब में सिख राज्य का अस्तित्व समाप्त है गधा और उसे अंग्रेजों ने अपने राज्य में मिला 
लिया । इस संबंध में हमें फारसी भाषा के एक कवि का वचन याद आता है जिस के साथ हम 
इस पुस्तक को समाप्त करते हैं : 
दरीन वुरता कशती, फ़रो शुद्ध हज़ार । 
कि पेदा न शुद्ध, तख़ता रा बर किनार ॥। 


परिशिष्ट १ 


कारदार की नियुक्ति के समय दिये गये आदेश का फ्रारसी भाषा में मूल पाठ । 


आईन इब्तिदाए-ख़रीफ़ सं० १८६४ चौधरी कन्हैया बर कारदारी ताल्लुका भिम्भर मामूर 
फ़रमूदा; बायद कि बदीं मूजब अमल साज़ बाशन्द :-- 


मुआमला ख़रीकफ़ सं० १८६४ तहसील करदन; रबी सं० १८६५ ब करार वाक़ई दारन्द । 
आबादी-ए-रिआया व फ़ज़ नी -ए-माल सरकार मदह-ए-नज़र दारन्द। चहार तरफ़ य हमरा झा 
हाँ रास्ती व दुरुस्ती, हुस्न सलूकी व सलाह दारन्ह | आँचि मुक़द्मा अदालत कलान बाशद, बद्‌ 
अरज़ ब हुज़र वाला इनफ़िसाल न साज़न्द | हिसाब ताल्‍लुका मज़कूर इब्तिदा-ए- फ़सल ख़रीफ़ 
सं० १८६३ सेह फ़सल अज्ञ कार दारान साबक नरायन दास व हरनाम दास फ़हमीदा साज़न्द; 
जुस्तजू-ए- मुआमला मज़कूर बजा-ए-खुद दारन्द । आँचि व्योपारियान माल अज़ ज़ेर बाला बिरन्द, 
व अज़ बाला कोहस्तिान ज़ र आरन्द, काग़ज़ करार वाकई व ॒पुझ्तगी बायद साम़्त; कवाइफ मुत- 
तन्नका मुफ़स्सिल अज्ञ रसानन्द । 


परिशिष्ट २ 


नियुक्ति के समय थानेदार क्रिला को उसके कर्तंब्यों के रूप में दिया गया आदेश (मूल पाठ 
फ़ारसी भाषा में) । 

हरशाद वाला ब नाम उज्वल दीदार सोटी शाम सिंह हरनपुरिया थानादार क्रिला श्री 
कांगड़ा जी : 

दुरीवक्‍्त अज़ हुजूर अनवर मामूरी शुमा ब थानादारी क्रिला श्री कांगड़ा जी गरदीदा । बायद्‌ 
कि शुमा हस्वुलमस्तुर बमूजिब दुफ़ात ज़ेल अमल साज़न्द । मुताबिक मोहर व निशानी दर्ज रपट 
यश्ममल आरन्द । 

(१) शुमा दर तकदीम ख़िदमात थानादारी क्रिला श्री कांगड़ा जी कमर-ए- हिम्मत बस्ता ब 
जान-ओ-दिल सरगम बाशन्‍्द; व हिफ़ाज़त-क्रिला बज़ बी बायद दाश्त व दर शहर ब मरदुम शहर 
ख़लिश व्‌ तकलीफ न रसानन्द, ज़िम्मा शुमा अस्त | ब इस्तितलाह व इस्तिमराज सरदार ब वक़ार 
सरदार लैहना सिंह मजीठा ब ख़ेर स्वाहि व नमकहलाली सरकार हाज़िर व सरगम बाशन्द्‌ । ब 
जाये थानादार साबक डेरा करदा बाशन्द । 

(२) हर कुदाम अज्ञ सिपाहियान मुत्तय्यना क्रिला मज़कूर अज़ खेशान व अक्रबा बराये 
मुलाक़ात ब्यायेद बेरखन क़रिला रफ़्ता मुलाकात नुमायेन्द । अन्दरून क्लिला ग़ेर मरदुम रा दुख़ल 
न दिहन्द यल्कि शब हम अहदे अज्ञ मरदुम बेग़ाना सिवाये सुलाजुमीन नमानद्‌ व मिसल तवायफ़ 
कौरा अहल-निशात व ई किस्म जनान रा दख़ल न दिहन्द । 

(३) आँचि कंपनी अजु पलाटन कम्पु मुअल्ला तहत जरनैल महताबसिह मजीठा दर आऑ 
जा बूदा बाशन्द आँ हा रा दर ॒ तकदीम ख़िदमात हाजिर दारन्द व मरदुम ब नौए शरारत पेशा व 
शराबख़ोर न बाशन्द बल्कि अज सरकार वाला ब अफ़सरान पल्लाटन मजकूर दरीम बाब ताकीद 
मज़ीद ख़ाहद श॒ुद कि ईं किस्म मरदुम न ख़ाहन्द फिरस्ताद । 

(४) तबदीली ग़ज्ञा व इजनास-कुहना जुख़ीरा मारफ्त दौलतमाब,सुखो शाह मोतबर सरदार 
य वक़ार मौसूफ़ नमृदा बाशद । आँचि ग़ज्ञा व इजनास दर फ़सल रबी सं० १६०१ दाखिल नमूदन 
याशद दर फ़सल रबी दख़ल नुमायन्द । आँचि दर ख़रीफ़ दाख़िल करदन बाशद दर ख़रीफ़ दाखिल 
कुनायन्द । मुदआ कि दूर सेह साल हुमा जिन्‍स कुददना नौ दाख़िल शवद्‌ बमूजिब काग़ज मु फ़स्सल 
जैल : काग़ज () लाला हाड़ी मल, ()) काग़ज मुंशी सरदार मजकूर । 

(२) हर कुदाम अज सिपाह फ़ौती व फ़रारी बाशद एबज-मआँ ख़द ब ख़द नौ-मसुलाजिम न 
साजद, दर हुज॒ र अनवर अज चुमायन्द्‌। तक़सीम तलब माफ़त मुतसहियान सरिश्ता दार; तक़्सीम 
तलब कि दर क्रिला दर तक़दीम ख़िद्मात हाजिर अन्द नमूृदा बाशद्‌ :-- 

()) मुतसद्दी लाला अमरीक राय (॥)) मुतसद्दी सरदार लैहना सिंह (॥)) मुतसही दीवान 
दीना नाथ 

(६) कसाने कि दर क्रिला सिपाह व>अमला सरकारवाला अन्द, बायतबर दाश्त रसद करौरा 
झज मरदुम बक़ालान शहर झँचि दर हर माह य हस्ब जरुरत रोजमर्रा ख़रीदा बाशद बर वक्त 
तक़्सीम अज्ञ मवाज़िय ख़ुद हा बेबाक नम्रदा बाशद; अहदे अज़ जियादा अज॒ तलब ख़ुद ख़च्च 
न कुनद बल्कि मवाजिब निस्फे दर ख़र्च ख़॒राक ख़ुद ब्यारद व निस्‍्फे बराये ख़र्च वाबस्तगान ख़ुद 


विधुजारद । 


परिशिष्ट १६१ 


(७) मुरम्मत तख़्त तोप हा व पेटी व ठोकर व बारुत कोरा ब हस्व जरूरत व अख़राजात 
इमारत हस्बुल अमर अशरफ्त निर्मेत बुढ सटदार ब वक़ार सरदार लैहना सिंह मजीठा बसूजिब अर्ज 
शुमा ख़ाहद झछुद । 

(८) आँखि सिपाही दर क़रिला व शहर दंगा नुमयाद व शराब नोशी करदा मसदर -ए- 
फसाद बाशद, ऊ रा बर तरफ़ साजन्द । 

(६) हर गाह तकसीम सिपाह नमूदन बाशद्‌- आँवक्त बीस्त व पंज नफ्र बेरून क्रिला आमदा 
तलब बदस्त मारफ्‌्त मुतसदियान सरश्तेदार तकसीम तलब गिरिफ्ता बिरवन्द व बाज हमीं किस्म 
दीगार ब्याऐन्द व तलब बगीरन्द; मुबलिर कसरात व अमानत निज्द मोतबर सरदार मौसूफ्‌ अमानत 
व्‌ जमा बाशद । 

(१०) हर गाह सरदार ब वक़ार सरदार विशन सिह मजीठा या मोतबरान सरदार मौसूफ 
यहस्ब जुरूरत बराये मुलाहिजा इमारत व जख़ीरा वगेरा दीगर कारज़ाना क्िला ब्यायेन्द शुमा हमराह 
शुदा मुलाहिजा कुनानीदा दिहन्द । 

(११) आँचि मोतबर सरदार मौसूफ दर शहर बाशद अहदे अज सिपाह मुत्तय्यना क्रिला 
मसदरे फसाद व श[रिश दर शह! न बाशद; व ब मोतबर मजऊूर हम दंगा न कुनद; वे अगर कुदाम 
मुकदमा दाद वस्तद बगेरा बूद। बाशद शुमा हम दीगर फेसल साजन्द । 

(१२) हर गाह दो घईी अज शब बिगुजरद आऑ वक्‍त मोतबर शुमा बर हर दरवाजा रफ़्ता 
कुफूत बर हर दरवाजा जद॒ह कलीद हा खुद तल्बानीद॒ह बाशदु; व वक्‍त सुबह रोज रोशन बाज दर 
कुशादह बाशद, हमीं तोर हर रोज ब असल आवुर्दों बाशद । 

(१३) आँचि मरदुम बर मेला वग्गेरा बराये इशनान व दुर्शन अंदरून किला व्यायेद, शुमा 
बीस्त व पंज नफ॒र रा बदून सिल्लाह; हमीं तौर दफा ब दुफा अबूर मरूर कुनानीद बाशनन्‍्द । 

शशम माह फागन सं० १६००; परवानगी ख़ास, डेरा, लह्ठौर । 


परिशिष्ट ३ 


महाराजा का परिवार 


महाराजा रणजीतसिंह की सोलह रानियाँ थीं, जिनके नाम निम्नलिखित हैं। इन 
में से आठ रानियों की शादी महाराजा के साथ रसम अनुसार हुईं थी और शेष आठों 
को फेवल चादर डालने की रसम पूरी कर के महलों के अन्दर दाखिल कर लिया गया था । 

(१) रानी महिताब कौर--कन्द्ैया सिसल के सरदार गुरुबख़स सिंह और इसको सख्ती 
रानी सदाकौर की पुत्री थी। सन्‌ १७६६ ई० में इसका विवाह रणजीतसिंद के साथ हुआ । 
कुंवर शेरसिंह और कुंवर तारासिह इसी रानी के पुत्र ख्याल किये जाते हैं । सन्‌ १८१३ ईं० में 
इसका स्वगंवास हुआ । 

(२) रानी राजकौर--हस रानी का दूसरा नाम दातारकौर भी था। आम लोगों में यह 
माई नकैण के नाम से प्रसिद्ध थो । रानी राजकौर सरदार रणसिंद्द नकई को पुत्री थी। सन्‌ 
१७६४ है० में हुसका विवाद महाराजा रणजीतसिह के साथ हुआ | महाराजा खडकसिंह इसी 
रानी से पैदा हुआ था! यह रानी राज दरबार के कामों में भाग लिया करती थो | सन्‌ १८१८ ई० 
में मुक्तान के आकमण के समय फ्रोज के साथ गईं थी। सन्‌ १८३७ ईं० में इसका स्वगंवास हुआ । 

(३) रानी रूप कौर--यह कोट सैयद महमूद ज़िला अमृतसर के एक जमींदार जैसिंह 
की पुत्रो थी। सन्‌ १८१४ ई० में इसकी शादी मद्दाराजा के साथ हुईं थी । 

(४) रानी लक्षमी--यह गुज़रानवाल्ले में एक सरदार देसासिंह सिघुजाट की पुत्री थी। 
सन्‌ १८२० ई० में उसको महाराजा के साथ शादी हुईं। 

(९) (६) रानी मद्दताब कौर झोर राजबंस कौर--रानी सद्विताब कौर ओर राजयंस कौर 
दोनों बहिनें थीं भौर कांगड़े वाख्ते राजा संसार चंद की दासी के पेट में से पैदा हुईं थीं। महा- 
राजा ने उन दोनों के साथ १८२० हूँ० में शादी कर ली थी । 

(७) रानी रामदेवी--गुजरानवाले के सरदार गुरमुखसिद्द को पुत्री थी । 

(८) रानी ग्रुल बेगम-- गुल बेगम अम्हतसर की एक रक्कासा (नाचने वाली) रूपवान स्त्री 
थी । रणजोतर्सिद को इसके साथ प्रेम हो गया | चुनांचे अगस्त, १८३२ में महाराजा ने रसम के 


5 साथ शादी कर ली झौर इसे अपने महल में दाख़िल कर के रानो गुल्लबेगम को 
डपाधि दी । 

(६) रानीदेवी--यह रियासत जसवान के वज्ञीर की लड़की थी । 

(१०) (११) रानी रतन कौर और रानी दया कौर--यह दोनों सरदार साहिबसिह 
रुअरात वाले की विधवा स्त्रियाँ थीं। सन्‌ १८१२ ई० में जब सरदार साहियसिंह मर गया तो 
महाराजा ने इन दोनों को अपने महतलों में दाखिल कर लिया । रानी रतन कौर के पेट से कुंवर 
सुक्तामासिद और रानी दया कौर के पेट से कुंवर कश्मीरासिद और पशौरा सिंह पैदा हुए । 

(१२) रानीचंद कौर--गाँव चेनपुर ज़िला अस्तसर के एक सरदार जैसिंह की पुत्री थी । 
समभ्‌ १८१२ ई० में महाराजा के साथ इसकी शादी हुई । 

(१३) रानी मदिताब कोर--शांव साख ज़िखा गुरदास पुर के चोघरी सुशानसिंह की लड़की 
थी | सन्‌ १८२२ ई० में हसकी शादी मद्दाराजा के साथ हुह्ढे । 

(१४) रानी समान कोर--सतस्ज पार एक सलबई जाट सुवासिद को लड़ही थी। 
सन्‌ १४३२ हं० में इसका विवाह हुआ था। 


परिशिष्ट १ है है 


(११) रानी गुछाब कौर--गाँव जगदेव ज़िला अमृतसर के एक ज़मीनदार की पुत्री । 
सन्‌ १८३६ ईं० में इसका स्वर्गंवास हुआ । 

(१६) रानी जिदां--गांव चार ज़िला अमृतसर के एक जाट मन्ना्सिह की पुत्री थी। मन्नासिद 
महाराज के कुत्तेखाने की निगरानी किया करता था । पीछे घोड़चढ़ा फौज में नोकर हो गया था। 
महाराजा दुल्लीपसिह इसी रानी से पैदा हुआ था । ऊपरलिखित रानियों के अतिरिक्त महाराजा 
रणजीतसिंद के मदहल्तों में बहुत सी दासियाँ थीं। इनमें बहुतों का दर्जा रानियों के बराबर 
था । महाराजा के ल्लेख पत्रों में दासो के लिये “सरकार” शब्द प्रयुक्त हुआ है और उन में कई 
तो मद्दाराजा की चिता पर सती द्वो गई थीं । 

महाराजा रणजीतसिं ह के सात पुत्र थे। जिनके नाम निम्नलिखत हैं :--- 

(१) कुंवर खड़क सिह --यह महाराजा का सब से बड़ा पुत्र था। रानी दातार कौर के पेट 
से सन्‌ १८०२ ई० में पैदा हुआ था। महाराजा के पीछे सन्‌ १८३२६ में तज्त पर बैठा ओर ढेंढ़ 
वर्ष के अन्दर ही * नवम्बर १८४० ईं० को मर गया । 

(२-३) कुँवर शेर सिंह ओर कुँवर तारा सिह--यह दोनों शहजादे रानी मद्दविताब कौर के 
पुत्र थे । कुँवर शेर सिंह जनवरी सन्‌ १८४१ ई० में तखत पर बैठा | सितम्बर $८४३ में सरदार 
अजीत सिह्द सिधानवालिया के हाथों मारा गया। कवर तारा सिह का १८५६ में स्वर्गंवास 
हो गया | 

(४-२) झुँवर कश्मीरा सिंह और कुँवर पिशौरा सिद्-रूँवर कश्मीरा सिह और कुँवर 
पिशौरा सिंद यद्द दोनों रानी दया कौर गुजरात्वाली के पेट से पैदा हुए थे | इन दोनों भाइयों 
को महाराजा ने सियाल्कोट का इलाका जागीर दे रखा था। सन्‌ १८४३ ई० में कुँवर कश्मीरा 
सिंह खालसा फोज के क्रोध का शिकार हुआ । इसके एक साल पाछे दूसरा भाई कुँवर पिशोरा खिंह 
भी'किला अटक में जवाहर सिंह के हुक्म के अनुसार कतल किया गया । 

(६) कुचर मुखताना सिंद-यह शहजादा रानी रतन कोर गुजरातवाली के पेट से हुआ 
था। सन्‌ १८४४६ ई० में यह मर गया । 

(७) कु वर दुलीप सिह--यह शहिजादा रानी जिदा के पेट में से हुआ था । यह सन्‌ १८३७ 
में पैदा हुआ था। महाराजा शेर सिंद के पीछे सन्‌ १८४३ ई० में तख्त पर बैठा । पञञब के फते 
होने के पीछे दलीप सिंह को इसाई बना द्षिया गया । १८१४ में इंगलिस्तान चला गया और बाकी 
झायु उस ने यहीं पर गुजारी । इस के पश्चात्‌ रानी जिंदा भी इंगलिस्तान चली गई ओर वहाँ 
पर उस्रका स्वगंवास हो गया । 


श्२ 


। है 20 2॥0॥8 ३२ ४००७० &50 $४२१ ४ ७७१)॥४ 2७8 20२ 2580), 29४ : 2७ 
३8५४५ 28५५ ३&५:४-६ १५६ 
320] ४283॥0 3४% ७] (४६ 3४%. 2200 2020 2248 


क्ज््न"तह+्वत+++++तत+तभ-+_____5त+न++तन्त++ 


९६:४६ ०६५४१ ०६:४० 
3+0] ॥2३ 32४2 300) ७५७ 3:7८. 02] ४३५४ 32५६ 


। की विन 


| 
< रपट >> आना अचड ांणड 
0. “-नंशेकम-त- नमन» जन अे०मञम9«+- 2 2. ममाम--+ >नथ० ०... विशनमममाओ....ा-कामात्रदुतानान-पााक न हा | 


&8:६ ४६४०५ क्‍ क्‍ ०8४५०६-६ ६०६ 
डे७) डेफ 225: 3७] 2७॥५ ?!४र्प: । ' 22५ 
2) न 9] ठ । आह आंद कर 

टे३घ४० ४०४. ६६०६४-३४६०६४  88६-६४-३८०६४ . '४६०४-०६४०६ इि+े०४-५००६ (६8०६-७००६ '४००६-६०५७६ “०४५:६४-८०५०६४ 
डक] 0४५ 2४% 30] 2089 20 के 30॥ 2002% 3: के 3७॥ ॥9॥2॥26 3४ % डे0॥ 32॥2 2४४ 20 28 >9% 2/0 2538 2४% 9॥2] ५७७५ 22% 
8 |... झः | 
33] |9!॥०0 2 ॥॥:। ४) 3।+ 
32॥220] ७ ॥% 300] )20:॥08 ॥:।४।8।/ 


6 2भुह॥ 


रणजीतसिदद 


१8४ 


परिशिष्ट ५ 


इस परिशिष्ट में महाराजा के उच्च कोटि के कुछ अकपतरों के नाम संक्षिप्त परिचय के साथ 
दिये गये हैं । 

(१) सरदार फतहसिंह कालियाँ वाला--यह पुराने फोज़ी सरदारों में से था | इंसके दादा 
और पिता रणजीत सिंह के दादा और पिता के साथ मिलकर लड़ाई किया करते थे । महाराजा को 
इस सरदार पर पूर्ण विश्वास था । इसीलिये फतद सिंह को मद्दाराजा मे जंग और सन्धि के बारे 
में पूर्ण अधिकार दे रखे थे | नारायण गढ़ की जंग में सन्‌ १८०७ ई० में यह मारा गया | एक समय 
फतह सिंह की जागीर तीन लाख रुपये वाषिक से ज्यादा थी । 

(२) सरदार फतद्द सिह घारी--यद भी पुराने सरदारों में से था। सन्‌ १७१६ ई० में 
लाहौर की जीत के समय महाराजा के साथ था । 

(३) सरदार भत्तर सिह घारी--सरदार फतह सिंद्द का पुत्र था। पिता के पश्चात्‌ अपनी 
फौज़ का सरदार नियुक्त हुआ | मुल्तान के युद्ध में सन्‌ १८१० ई० में सुरंग के फटने के कारण जअख 
कर मर गया। 

(४) सरदार मितर्सिह पिधानिया (भसिडानिया) --पहले यह रणजीत सिंह के पिता सरदार 
महासिंह की फोज़ में एक ऊँचे पद पर नियुक्त था | महाराजा के द्रबार में इस सरदार का बढ़ा 
मान था | सन्‌ १८१३ ई० में कश्मीर के युद्ध में मारा गया । 

(६) सरदार ज्वाला सिंह पिधानिया--सरदार मितर्सिह का पुन्न था। पिता की जाग्रीर 
के अतिरिक्त एक लाख पच्चीस हजार साल की जागीर इसे मिली हुई थी । मुल्तान; कश्मीर और 
मनकेरा के युद्ध में इसने बहुत वीरता दिखाई और महाराजा के दरबार में इसका बड़ा सान और 
आदर था। १८२६ ३० में झ्धरंग हो जाने के कारण यह काम के योग्य नहीं रहा । 

(६) सरदार दलसिंह नद्देरना--सरदार फतह सिंह कालियाँ वाल्ने का गोद लिया पुत्र था । 
पिता की कुल फौज और सम्पत्ति जो कि तीन लाख रुपये वापिंक से ज्यादा थी, इसको मिल्री । 
यद्यपि बह बृढ़ा हो गया था परन्तु युद्ध में युवकों की भांति लड़ता था। सन्‌ १८२३ ई* में हेजे को 
बीमारी में हसका स्वर्गवास हो गया । इसझे पीछे इसका पुत्र अत्तर सिंह जागीरदार के पद पर 
किया गया। 

(७) सरदार हुक्मसिंदह झटारीवाला--महाराजा के पुराने सरदारों में से था। मद्दाराजा 
इस से सम्मति लिया करता था । इसकी जागीर एक लाख रुपये वाषिक से ऊपर थी। सन्‌ १८१३ 
हं० में इसका स्वर्गवास हो गया। 

. (८) सरदार निदाल सिंदद अटारी वाला “दरबार में इसका बड़ा आदर मान था। महा- 
राजा की सेवा में यह सरदार सन्‌ १८०२ में पहली बार हाजिर हुआ था। इसकी वीरता से 
रणजीत सिंह बहुत प्रसन्न था। सरदार निद्दाल सिंद्द की जागीर तीन लाख वाएिक से ऊपर थी । 
इस का १८१७ हुं० में स्वर्गंवास हुआ | । 

(३) सरदार शामसिद्द अटारीवाज्ञा--सरदार निहालर्सिह का पुत्र था। पिता के 
परक्ोंक सिधारने के पश्चात्‌ सारी सम्पत्ति, फौज़ और मरतबया इसको मिल्ा। लाहौर दरबार के 
चुने हुए वीर योद्धाओं में से यह था। सन्‌ १८४६ ई० में सुबराओं के युद्ध में वीरता के साथ 
छड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ । 


१६६ रणजीतसिदद 


(१०) दीवान मौहकम चन्द--महाराजा के उच्चकोटि के अफसरों में से था। वीरता 
तथा शश्लविद्या में निपुण था। रणजीत सिंह को दीवान मौहकम चन्द की वफ़ादारी तथा उसकी 
बुद्धिमत्ता पर पूर्ण विश्वास था झतएव सन्‌ १८४०६-१८१० में फिल्लौर में किला बनाने का कार्य 
इसो को सोंपा गया । पअंग्रज्ञों के मुकाबल्ले वाली सतलज सीमा का अफसर भी इसे ही नियुक्त 
किया गया | लुधियाना के अंग्र जी अफसर अख़्तर लोनी ने कई बार अपनी सरकार से इस की 
प्रशंशा की थी कि मौहकम चन्द हर समय झपने स्वामी ही की लाभदायक बातों का व्यास्त 
रखता है। मोहकूम चन्दु की जागीर ८,००,००० २० वार्षिक से ज्यादा थी । अक्टूबर सन्‌ १८१४ 
ई० में हसकः स्वर्गंवास हो गया और फिल्ौर में ही इसकी समात्रि बनाई गई । 


(११) दीवान मोती राम--दीवान मौहकम चन्द का पुशत्र था । बहुत समय तक कश्मीर का 
गवर्नर रहा । 
(१२) दीवान राम दुयाल--दीवान मोती राम का पुत्र था | अल्प आयु में ही फौज में एक 


ऊँचे दज पर नियुक्त था । अपने दादा मोहकम चन्दु को भाँति शख्त्रविद्या में निपुण था | सर गैपल 
भ्िफन वीरता में इसकी तुलना सरदार हरिसिंद बलुवा से करता है। अग्रेल १८२७ ई० में हजारे 
की लड़ाई में २७ वर्ष की झायु में मारा गया। 

(१३) दीवान हुकमा सिह विमनी--महाराजा के बड़े सरदारों में से था। नमकसार 
खियुडा ओर लाहोर के चुज़ी खाने का अफसर था। इसके उपरांत एक दँचे फौजी पद पर भी 
था । इसके पास तीन लाख रु० वाषिंक की जागीर थी। 

(१४) सरदार बुद्ध सिह सिधावालिया--सिंघानवालिया सरदार, मद्दाराजा रशजीत सिंह के 
चचाजाद भाई थे। इनमें सरदार बुद्ध सिंह, सरदार अत्तर धिह, स० लैहना सिंह, स० शमशेरसिह, 
झो सरदार भजोतर्सिह के नाम प्रसिद्ध है। इस घराने के सरदारों की जागीर ६,००,००० ० 
वाषिक से अधिक थी । तथा इन सब के पास फौज और तोपखाना था। महाराजा के दरबार में 
इनका बहुत मान था। सरदार बुद्ध सिंह सन्‌ १८२७ इं० में हैजे की बीमारी के कारण मर गया। 
बढ़ी शान ओर रोबवाला मनुष्य था । 

(११) सरदार करम सिह चाहत्न--यद सरदार बड़ा वीर और रूपवान था। महाराजा के 
पास हस की पहुँच थी | सन्‌ १८२३ ई० में नोशहरे के युद्ध में मारा गया। इस की जागीर 
3:९०,००० रु० वापिक के लगभग थी । इसके पीछे इस का लड़का गुरमुख सिंह फौज तथा 
संपत्ति का स्वामी हुआ । 

(१३६) सरदार जोघसिंह रामगढ़िया --रामगढ़िया मिसल का सरदार था। महाराजा इस 
का बढ़ा सत्कार करता था। सन्‌ १८१६ ईं० में इसका स्वगंवास हो गया । 

(१७-१८) सरदार जोधसिदद तथा अमीर सिंह सूर्यान वाद्े--पिता तथा पुन्न दोनों ही 
महाराजा के बढ़े सरदारों में से थे। १,९०,००० रु० वार्षिक के लगभग इन की जागीर थी । 

(३६) मुहम्मद गौसखां--पुराने फौजी अक्सरों में से था। कुल तोपखाना इस के अधीन 
था। बढ़ी शान और ठाट-बाट वाला मनुष्य था। कश्मीर के पहले युद्ध के समय्र सन्‌ ३८१४ ई० 
में फौज के साथ जाता हुआ बीमार होकर रास्ते में मर बया। महाराजा ने इसको “सिपहसालार 
और यारवफ़ादार” की उपाधि दे रखी थी । 

(२०) सरदार सुल्तान मुहस्मद--मिर्यां गौसखां का पुत्र था। पिता के स्थान पर तोपखाने 
का अफसर बनाया गया। 

(२१) जनरल हलाही बर्श--सुन्दर बाणी वाला और रूपवान युवक था। तोपखाना 
असपी का अफसर था | छोटी झ्ायु में ही तोपखाना में नोकर हुआ और बढ़ते-बढ़ते जरनैल के 
पद पर पहुँच गया। अंग्रेजों और सिखों के दूसरे युद्ध में झंग्रेजों के साथ जा मिल्ना । 


परि शिष्ट १६७ 


(२२) इमाम शाह--तोपेखाना खास का अफसर था झौर लाहौर के किल्ले के अंदर वादे 
तोपखाने पर तैनात था । 

(२३) मजर अली बेग--तोपखाना घुड़नाल का अफसर था। 

(२४) फकीर अजीजऊद्दीन-- इस का महाराजा के दरबार में बड़ा मान था। राजनैतिक 
मामल्ने में महाराजा फकीर अजीजउद्दीन की सलाह लिया करता था। फकीर अजीजउद्दीन के दोनों 
भाई और भतीजे उच्च पदवियों पर थे। सिंघानवालिये, अटारी वाढिये, ढोगरे, तथा बेली राम 
खजानची के खांदान की भांति फकौर अजीजउद्दीन के खांदान का भी दरबार में बड़ा 
मान था । 

(२२९) राजा ध्यान सिंह, गुलाब सिंह, सुचेत सिह--यह तीनों भाई जम्मू के निवासी थे 
और जम्मू के राज घराने से संबंध रखते थे । यह जात के डोगरा राजपूत थे । पहले पहल मामूली 
घुड़सवारों में भरती हुए थे, परंतु अपनी होशियारी तथा बुद्धिमत्ता के कारण बड़ी-बड़ी पदवियों 
पर पहुँच गये । राजा ध्यान सिदद प्रधान मंत्री बनाया गया। राजा सुचेत सिह चहारयारी 
नाम की सवारी फौज का अफसर था और राजा गुलाब सिह निज्ञामत की उच्च पदवी पर 
रक्‍्खा गया। यह सिक्खों और अंग्रेजों की लड़ाई के समय झंग्रेज़ों से जा मिला था और पीछे 
जम्मू और कश्मीर का महाराजा बना । 

(२६) जमादार खुशद्दाल सिंह- यह ज़िला मेरठ का रहने वाला था । जाति का गौड़ 
ब्राह्मण था | गरीबी की दशा में लाहौर पहुँचा और मामृली प्यादा-सिपाही भर्ती हुआ । सुन्दर 
युवक था । बढ़ते-बढ़ते अफसर ड्योढ़ी के सत्कार बाली पद्‌वी पर पहुँच गया। एक समय इस की 
जागीर ३,४०,००० रु० के लगभग पहुँच चुकी थी । 

(२७) सरदार तेज़ा सिंहद--जमादार खुशहाल सिंद्द का भतीजा था। धपने चचा के रसूख 
के कारण सुशिक्षित फौज शभर्थात्‌ कम्पू मुआल्ला! का ऊँचा अफसर बनाया गया। इस ने 
सुबराओं के युद्ध में अंग्रेज़ों के साथ मिल कर सिखों के साथ बढ़ा विद्रोह्द किया था । 

(२८) सरदार धन्ना सिंह मलबई--महाराजा के पुराने खरदारों में से था । हसने चालीस 
वर्ष से अधिक लाहौर दरबार की सेवा की । प्रत्येक बड़े-बड़े भाक़रमणों में जेसे कसूर, मुल्तान, 
अटक, पेशावर, मनकेरा आदि में यह सम्मिक्षित था। बढ़ी फौज और जागीर का मालिक था। 
इस की जागीर ४०,००० २० से ऊपर थी । 

(२६) सरदार देसा सिद्द मजीठिया - महाराजा के पुराने सरदारों में ते था। फौजी उपाधि 
के अतिरिक्त कोहस्तानी इलाका कांगड़े का नाज़िम भी था । जाट सिक्‍्ख्र घराने के सरदारों में केवल 
देसा सिंह का द्वी एक घराना था जिस को महाराजा ने निश्ञामत के पद पर नियुक्त कर रखा 
था । इस की जागोर १,२९,००० रु० के लगभग थी। यह सरदार बड़े ठाट से रहता था। मुन्शी 
सोहनल्ञाल इस संबंध में वशन करता है । कि-- 

“मसरदे मुतर्केब व मगरूर अस्त । 
झकल ख़द रा भज़ तमामी ज्यादा मि दानद्‌ ॥7 

(३०) सरदार लैहनासिंदह मजीठिया-सरदार देसासिंद का पुन्न था। पिता के पश्चात्‌ 
कांगढ़े का नाज़िभ बनाया गया । ज्योतिष विद्या ओर विज्ञान में काफ़ी निषुण था । 

(३१) सरदार रत्नसिंह गरज़ाखीया- फीज और जागीर का मालिक था। द्रबार में एक 
समय उसका बढ़ा रखूख था । 

(३२) मिसर दीवान चंद--उच्च फ्रौजी अफसरों में से था। सुल्तान, कश्मीर और मनकेरे 
की जीत में उसका विशेष द्िस्सा था। मुल्तान की जीत के सिलसित्ले में मद्दाराआ ने दीदानचंद 


११८ रणजीतसिह 


को “जफ्रर जंग बदादुर”, और कश्मीर की जीत के कारण “फ्रते व नुसरत नसीब” की भौर भी 
ऊँची उपाधि प्रदान की थी। सन्‌ १८२९ ई० में कुल्नंज की दृद के कारण मर गया । 

(३३) सरदार गुलाबसिंद कपता--फोज घुदचढ़ा खास का सब से ऊँची पद॒वी का अफसर 
था । सवारी फोज के इस दस्ते को यह विशष मान प्राप्त था कि इसमें उत्तम घरानों के लोग 
भर्ती किये जाते थे | महाराजा इस दस्ते का बहुत मान किया करता था । 

(३४) दीवानम देवी सहाय--सरदार गुलाबसिंह कपता के साथ घुड्दचढ़ा खास का अफसर 
था | दरबार में दीवान देवी सहाय का बढ़ा मान था; महाराजा की मसुलाज़मत में आने से पहले 
दीवान देवी सहाय सरदार मिलखासिंह रावलपियडी वाल्ले की फौज में ऊच्च पद्‌ पर नियुक्त था | 

(३५) सरदार हरि सिंह नलु॒वा--महाराजा का प्रसिद्ध और बड़ा वीर जरनैल था। वीरता तथा 
निर्भयता में बढ़ा प्रसिद्ध माना जाता था तथा हज़ारे का गर्वनर भी रहा था। बढ़ी फोज़ और 
जागीर का मालिक था | एक समय सरदार हरिसिंह की जागीर ८,९१०, ००० रु० तक जा पहुँची 
थी । सन्‌ १८३७ ई० में शत्रु की गोली से जमरोद्‌ की लड़ाई में वीरगति को आ्रास् हुआ । 

(३६) दीवान सावन मल --मुल्तान प्रांत का नाज़िम था । इस प्रांत की वाषिक मालगुजारी 


३३,००,००० रू० थी। दीवान बढ़ा सुज्ञान तथा बुद्धिमान था ! महाराजा के दिल में सावन 
मस्त का बहुत सत्कार था। 
(३७) दीवान भवानी दास - महाराजा के महकमा माल का मंत्री था| पहले-पहल इसी 


ने ही लाहोर दरबार में दफ़्तरी हृकूमत ज्ञारी की थी। पहले स्वयं यह और इसके भाई और पिता 
सब नरेश कायल की सरकार में ऊँचे पदों पर नियुक्त थे। ख़ालसा दरबार में सरदार लोग 
लिखना-पढ़ना और द्विसाब-किताब रखना नहीं जानते थे । हस कारण भी दीवान भवानी दास का 
बढ़ा आदर था। यद्यपि दीवान कुबड़ा था परंतु बड़े ठाट -बाट के साथ रद्दा करता था । इसहा भाई 
दीवान देवी दास भी ऊँचे दुज् पर था । 

(३८) दीवान गंगाराम--काश्मीरी पंडित था। सन्‌ १८१० ई० में दरबार लाहीर में 
झाया शोर बख़शी फौज के पद पर नियत किया गया। मभद्दठाराजा के दफ़्तर आबकारी और 
दफ्तर फ्रौज दीवान गंगाराम ने ही चालू किये थे। बड़े सच्चे श्रौर ऊँचे आचरण वाला मनुष्य 
था । जागीर के अतिरिक्त इसको €०० रु० मासिक वेतन मिलता था । 

(३६) दीवान अयोध्याप्रसाद--दीवान ग्ंगाराम का पुत्र था। अपने पिता की जगद्द 
दक़्तर फौज ख़ास का बख़शो बनाया गया | कुछ समय पोछे बढ़ उस दुस्‍्ता फौज का कर्मांडर 
भी हुआ | बड़े ठाट-बाट के साथ रहता था। मुंशी सोहनल्लाल लिखता है कि “दीवान मरदे 
मुतकंयर व नख़वत शुआर अस्त” । 

(४०) राजा दीनानाथ--दीवान गंगाराम का संबंधी था । पदल्ले-पहल दीवान गंगाराम के 
दफ़्तर में ही मुलाज़िम हुआ था। अन्त में अपने गुण ओर युद्धिमता के कारण बढ़े मंत्री माल की 
पदुवी तक पहुँच गया | पहले दोवान ओर फिर पीछे 'राजा”, की उपाधि श्राप्त की । 

(४१) मिसर बेलीराम--खज़ाना झामरा' का सब से ऊँचा अफसर था। इस पर 
मदाराजा का बहुत विश्वास था। 'कोहनूर' हीरा भी इसी की निगरानी में रहता था । इसके दूसरे 
भाई-भतीजे भी बड़ी पद॒वियों पर थे। मिसर रूपलाल दुआबा जालंघर का नाजिम था और 
इच्छे बन्दोबस्त के कारण उतना ही प्रसिद्ध था, जितना कि दीवान सावनमल; मिसर 
मेघराज की तहवील में किला गोबिंदू गढ़ का खजाना और तोशाखाना था। चौथा भाई मिसर 
रा प्रकृष्ण कुछ समय के लिए ड्योढ़ी सरदार की पदवी पर नौकर था । पीछे मद्याराजा के वस्र और 
खाद्य झादि की देख-भाल इसी के जिभ्मे थो। पांचवा भाई मिसर खुखरान्न फौन के एक पूरे 
जिगेड का क्मांदर था | 


परिशिष्ट १३६ ६ 


(४२) बख़्शो भक्तराम --सारी फौज आईन के दुफतर का बढ़ा अफसर था। इस फौज 
का हिसाब-किताब इसके ही हाथ में था । 

(४३) मुंशी कर्मचंद “-लाला कर्मचंद महाराजा के खास दुफ़्तरियों तथा मुंशियों में से 
था । दीवान तारा चंद, दीवान मंगल सैन, ओर दीवान र॒त्नचंद 'दाड़ी वाला' मुंशी कर्मचंद के 
ही पुत्र थे । 

(४४) मुंशी रामद्याल--हजूरी मुंशी था। बड़ा भच्छा लेखक था | महाराजा की हुकूमत 
के आरंभिक काल में दुफ़्तर की सारी कारंवाई इसके दी हाथों होतो थी । 


करता था । 
नं० नाम 


वंहूरा 

([९थ7॥ 
3205(८ 
८7प्रा9) 


(१) 


(२) अझलाड़ 
(९०४० 


77970५ 


4&]870) 


(३) अवुतवेद्ा 
(705]0 ॥)2८ 
ै.ए(७0॥८) 


(४) मूसा झ्ामस 
(3778९ 07 
0778) 


परिशिष्ट ६ 


महाराजा रणजीतसिंह के योरुपीय नोकरों की सूची 
नोट--सं० १६२३-२४ ह० में मैंने यह सूचो महाराजा के सेना संबंधी ल्लेख पत्रों में 
से तैयार की थी । इन दिनों रणजीत सिंह की सैनिक संस्था के सम्बन्त्र में में लेख लिखा 


नौकर होने का सन्‌ मासिक वेतन 


रुपयों में 

१८:२२ हें ० २९०० 
१८२२ हैं० २९०० 
१८२७ हे ० १६६ ६ 
१८६२७ हूँ ० १००० 


संक्षिप्त परिचय 


महाराजा रणजीत सिद्द के नामी 
(प्रसिद्ध) अफसरों में से था। इटली देश का 
रहनेवाला था। कवायद-दाँ प्यादा सेना 
इसो की देख-रेख में तैयार हुईं थी । यह 
बीस वर्ष से श्रधिक दिन तक खालसा 
दरबार में नोकर रहा। सं० १८४२-४४ 
ईं० भे॑ यह अंग्रेजों के साथ मिल गया, 
झौर गवनर जनरल एलनबरो को लाहौर 
दरबार की सूचनाएं गुप्त तरीके से भेजा 
करता था । 

जनरल अलार्ड ओर वंतूरा हकट्ठे 
ही महाराजा के पास नौकर हुए थे । 
इसने महाराजा के लिए कवायदुदां 
रिसाले तेयार किये थे। यह जनवरी 
सन्‌ $मझर३े६ हँ० में पेशावर में मरा और 
लाहौर लाकर दफ़नाया गया | यह और 
वंहूरा दोनों पहल्ले फ्रांध के सम्राट नेपो- 
लियन बोनापाट की सेना में नौकर थे । 
यह जाति का फ्रांसीसो था । 

यह फ्रीजी अफसर होने के अति- 
रिक्त वज़ीराबाद और पेशावर का गव- 
नर भी नियुक्त हुआ । बड़े दुबदबेवाला 
हाकिम था। इस के समय में पेशावर 
तथा वज़ीराबाद दोनों नगरों में अधिक 
रौनक हो गई । यह हटली देश का रहने 
वादा था | 

यह प्यादा सेना में कुमेदान के 
पदू पर नियुक्त था। जाति का 
फ्रांसीसी था । 


न०. नाम 

(५) बरोन डी मेवस 
(3709797 4९ 
70295) 

(६) कोर्ट 
((7]8प70८ 
0 प९प५९ (70प्रा।) 


(७) जॉनहोमज़ १८२६ ई० 


(]0०॥7 
43079८5) 


१८२७ ्् 6 


१८२२७ ् ० 


(८) डाक्टर मार्टन, 
हानिग बर्ग़र 
(५ ६४॥67 
740772- 
0९2८४) 


१८३०२ रे ० 


(६) गारढोना, 
(03]९८४०॥0८7 
(>०870॥6) 


१८३१ ईं० 


(१०) कोट लेंड 
((/०प79870/) 


१८३२ ्ई ० 


(११) लैसली १८३४ हं० 


(],८५८) 
बैंकी 
(3907!) 


(१२) १८३९ ई० 


ह 


परिशिष्ट 
नौकर होने का सन्‌ मासिक वेतन 


9५७०७ 


१६६६ 


१९० 


६०0० 


१९० 


न 


२९० 


२७० 


२०१ 


संक्षिप्त परिचय 
प्यादा सेना में कुमेदान की 
पदवी पर नियत था। रूस देश का 
निवासी था । 


यह भी महाराजा के प्रसिद्ध अफ्र- 
सरों में से था। यह तोपखाने का झफ- 
सर था | जाति का फ्रांतीसी था । 


पहले एक पत्नटन का कुमेदान 
भर्ती हुआ था। धीरे-घोरे उन्नति करता 
हुआ कनेल के पद तक जा पहुँचा। 
कुछ समय तक गुजरात का गवनेर भी 
रहा । जाति का एंग्लोहणिडयन था । 


यह डाक्टर था। पंद्रह वर्ष लाहौर 
दरबार में रहा । इसने पंजाब के समा- 
चारों के विषय में एक मनोरं॑भक पुस्तक 
लिखी है| जाति का जरमन था । 


यह तोपखाने में नौकर था | बाद 
में राजा ध्यान सिंह की सेना में प्रविष्ट 
हुआ | इस ने पंजाब के विषय में कुछ 
हाल लिखे हैं जो कि पुस्तक के रूप में 
प्रकाशित हुए थे, परन्तु इनकी सत्यता 
पर संदेह है। यह आयरलेंढड का रहने 
वाला था । 


प्यादा सेना में नौकर था । इसकी 
परनी को भी महाराजा की ओर से 
८००) र० मासिक वज्ञीफा मिलता था। 
सन्‌ १८४२ ई० में इसके छोटे बच्चे के 
लिए भी वज़ीफा नियत हुआ। यह 
जाति का अंग्रेज था | 
प्यादा सेना में नौकर था | जाति 
का अंग्रेज था । 


इसके कारये के विषय में महा- 
राजा के लेख-पत्नों में “झाबाद कार” 
लिखा हुआ है । मिस्टर गरे इसे इंजी- 
नियर लिखता है। इटली देश का रहने 
वाला था । 


स्णजीससिंद 


२७०२३ 

नं०.. नाम नौकर होने का सन्‌ मासिक वेतन संक्षिप्त प्रिचय 

(१३) डाउन बैस १८३४ हें० १०० बारूद्खाना और तोपखाने में नोकर 

([0000- था। यह केवल कुछ मद्दीनों के लिए 
छ ८५५) लाहोर दरबार में रहा | बाद में हटा 
दिया गया । जाति का जमेन था । 

(१४) हारलन _(घ३े४ हुं ० १००० मूरपुर, जसरोदा भौर गुजरात 

([97]977) का गवनंर नियत रहा। केवल हार- 
लन का ही ऐसा एक उदाहरण हे 
जिसे महाराजा की नोकरी से एक झफ- 
सर को सहसा हटाया गया हो । अमरीका 
देश का रहने वाला था । विस्तार 
के लिये देखिए जफरनामा रणजीत सिंह, 
पृष्ठ २४३ । 

( ११) फोकस १८३६ हं ० *ै०० जाति का फ्रॉस;5। थ।। सवारी 

(]7०४]]:९५) सेना में नोकर था। स7्‌ १८४२ ई«० में 
जब अपनी रेजमेंट के साथ मण्डी पहाड़ 
ठहरा हुआ था, जहों इसकी हत्या अपने 
ही सिपाहियों द्वारा हुई। उस समय 
में ओर प्रांतों में भी फोज बिगढ़ 
रही थी । 

(१६) अन्तागोर १८२६ इं० ४०० हुसका योरुपीय नाम अरगौराड था। 

(७१2०७०१ ?) यह प्यादा सेना में रंगरूटों को कवायद 
सिखाने के लिए नौकर रखा गया था | 
सन्‌ १८५३ ई० में नोकरी से हटाया 
गया । फ्रांसीसी जाति का था । 

(१७) स्टाइंन बंक १८३६ ई० ७०० प्यादा सेना में नौकर था। इसने 
(8(९709८) पंजाब के बारे में एक पुस्तक भी लिखी 

है । आरिट्रिया देश का रहने वाला था। 

(१८) फोड़ १८३७ हूं ० ८०० प्यादा सेना में नौकर था। कुमेदानी 

(77070) के पद पर नियुक्त था। जाति का 
अंग्रेज था । 

(१६) ज्लाफॉंट. १८४ हँ० २७० जनरल अबुतवेला के अधीन पलटन में 
([,8 ०7) कुमेदानी के पद पर नियुक्त था | जाति का 

फ्रांसीसी था । 

(२०) दिल्ला रौस १८३४ हूं ० ५०० प्यादा सेना में कुमेदान के पद पर 
([)९ [8 नियुक्त था | घोड़े से गिरकर मर गया । 
[२००॥८) जाति का फ्रांसीस था । 

(२१) जैकथ, 4८शे८घ ६० ३०० नजीब पलटन में अमीर सतराँ के साथ 

(]०९००) कुमेदान के पद पर नियुक्त था । जाति का 


एंग्लोइण्डियम था ! 


नं०,. नाम नौकर होने का सन्‌ 

(२२) डा० बैनट १८१८ ३० 
(3९॥6) 

(२३) मोटन १८३८ हूं ० 
((0०प(00) 

(२४) लुझ्ट डीफियों १5४० ह० 
([,0प5 १९ 
+#95]2८ए९) 

(२९) जोजफ डीफियों १८४० ई० 
(]०5९॥०॥ 06० 
9257९9९०) 

(२९) हारवे १८४० ई० 
(77977ए९9) 

(२७) कनोरा १८४१ है « 
((/8॥079) 

(२८) हरबन १८४२ है ० 
(सप्रा00785) 

(२६) कैनवच १८४२ हूं ५ 


(7(८॥०ए7८) ?) 

(३०) लाफॉट द्वितीय १८४३ हूं ० 
(])06 8 
#65फा प) 

(३१) गारन 
((>87070 ) 


पृष्ठ २ ७ हू छ 


परिशिष्ट २०३ 
मासिक वेतन संक्षिप्त परिचय 

१००० यह महाराजा के दरबार में 

डाक्टर के पद पर नोकर था। जाति 
का फ्रांसीसी था । 

घ०० यह सवारी सेना में नौकर था । 

जाति का फ्रांसीसी था । 

प्ए० 3 सवारी सेना में नोकर था । जाति 

का फ्रांसीसी था । 

३०० लुई डीफियों का पुत्र था । पिता 
और पुत्र इकट्टे नौकर थे । 

९०० यह ढाक्टर था। जातिका अंग्रेज 
था। 

२०० तोपखाने में नौकर था | सन्‌ १८४८ 
हूं० में सरदार चत्तर सिंह गवनंर हजारा 
की श्ाज्ञा को भंग करने के कारण यह 
गोली से मारा गया । यह श्रमरीका देश 
का रहने वाला था। 

२६४७ यह बेलदारों में नौकर था। मोर्चा- 
बन्दी के काम में निपुण था| इसने सुब- 

राओं की लड़ाई में भाग लिया था । स्पेन 
देश का रहने वाला था | 

२५० यह तोपखाने में नोकर था । 

८०० यह पल्नटटन में कुमेदान था। 

फ्रांसीसी जाति का था। 

१३६० यह रंगरूटों को कवायद खिखाने 


का काम करता था। कफ्रॉसीसी जाति 
काथा । 


परिशिष्ट ७ 


निम्नलिखित सूची-पत्न में केवल उन पुस्तकों का वर्णन है जिनका संकेत फुटनोटों में 
दिया गया हे । 

(१) कैटालोग आफ खालसा दरबार रिकार्ड ज़--प्रथम भाग सन्‌ १११६ ईं० झोर द्वितीय 
भाग सन्‌ १६२७ ईं०; यह दोनों पुस्तक मैंने संकलित की थीं और पंजाब सरकार ने इन्हें 
प्रकाशित किया था । 

पहली प्रति में महाराजा रणजीत सिह तथा उस के उत्तराधिक्षारियों के. शासनकाल 


(संवत्‌ १८७९ से १६०४) के सेना विभाग की संपूर्ण सूची दर्ज हे । 

दूसरी पति में अधिकतर वित्त-विभाग के ल्ेख-पत्नों की सूची दज है।इस के अतिरिक्त 
महाराजा की सेना विशेषकरके सवारी सेना के वेतन-पत्र भी शामिल हैं । कुल पत्र-प्रमाणों की 
संख्या, जिन्हें में ने सन्‌ १६९१५ ईं० से लेकर १६१६ ईं० तक संकलित किया, तीन लाख 
तीस हजार के लगभग है । 


सेना विभाग के पन्नों में एक साधारण सिपाही से लेकर बड़े अफसर का नाम, पिंता का 
नाम, वासस्थान तथा मासिक वेतन दर्ज हैं। इसी प्रकार वित्त विभाग के लेख-पतन्नों में सरकार 
खालसा की आय झौर व्यय का पाई-पाई का हिसाब है । यह सारा रिकार्ड देश के बैंटवारे 
के समय (१६४७ ई०) लाहोर में रद्द गया था। परंतु अब पूर्वी पञ्ञाब के रिकार्ड आफिस 
(शिमला) में,पहुँच चुका हे । 

(२) जफ्र नामा रणजीतसिहद--कृत दीवान अमर नाथ । सन्‌ $झरे३ तथा १८३६ ई० 
के मध्य में यह पुस्तक महाराजा रणजीतसिदद की भ्राज्ञानुसार फारसी भाषा में लिखी गई थी। 
अमर नाथ राजा दीनानाथ माल्त-मन्त्री का पुत्र था। इस लिए यह स्वाभाविक था कि दीक-ठीक 
बातों का उसे ज्ञान रहता था। इस पुस्तक को भी मैंने सन्‌ १8२८ ई० में अंग्रेजी की ब्याख्या 
तथा नोटों के साथ पंजाब यूननिसिटी लाहौर की ओर से ग्रकाशित करवाया था। 

(३) उमदतुलतवारीख्‌ भर्थात्‌ रोज नामचा महाराजा रणजीतसिह--कृत भुन्शी सोहन- 
ल।ल । यह पुस्तक फारसी भाषा में लिखित है और महाराजा के इतिहास के लिए एक बहु- 
मुल्य भंडार हे । मुन्शोी सोहनलाल महाराजा के दरबार में वाक्य नवीस (घटनायें लिखने- 
वाला) के पद पर नियुक्त था । यद्द नित्य-प्रति दरबार के समाचार लिखा करता था। यह पुस्तक 
सन्‌ १८८९ ईं० में पंजाब यूनिवर्सिटी की सद्दायता से मुन्शी सोहनलाल के पोते लाला हर भगवान 
ने प्रकाशित की थी भौर अब बिल्कुल ही अप्राप्य हैं । 

(४) शीर व शकर कृत पं० दयाराम काश्मीरी। यह पुस्तक फारसी भाषा में है और 
अभी तक छुपी नहीं दे । में ने दीवान बहादुर राजा नरिन्‍्द्र नाथ वाला मस्बदा (हस्तल्लेख) पढ़ा 
है। पं० दयाराम संवत्‌ १८६६ में लाहोर झ्ाया था, इसने संग्वत्‌ १८७१ से १८८२ तक के अपनी 
आँखों से देखा बृूत्तांत इस पुस्तक में लिखा है। 

(९) खालसानामा कृत रायजादा रत्न चंदु। यह पुस्तक संवत्‌ १८४४ में लिखी गई 
थी और फारसी भाषा में है । अभी तक छुपी नहीं। रत्न चंद झटारीवाल्ले सरदारों का मुन्शी 
था | हस को खाहोर दरबार की कारंवाइयों का पूरा पता रहता था। मैंने यूनिवर्सिटी षंजाब 
ब्वादौर, बाला हस्तल्लेख पढ़ा था । 


परिशिष्ट २०४ 


(६) तवारीख पंजाब कृत बूटी शाह | यह किताब भी फ्रारसी भाषा में है। अभी तक 
छुपी नहीं है। बूटी शाह का असली नाम गुलाम मुहय्युद्दीन था और वह लुधियाना शहर का 
निवासी था । यह अंग्रजी ऐजेंट कप्तान देड के दफ़्तर में मुलाज़िम था तथा इसी की भाज्ञा से 
इसने यह पुस्तक लिखी थी । हमें ज्ञात होता है कि बूटी शाह ने अपनी पुस्तक लिखने से पहल्ले 
सोहनलाल की पुस्तक अच्छी तरह पढ़ ली थी। संभव है कि सोहनलाल की पुस्तक की एक नकल 
जो कप्तान वेड लाहौर से १८३१ ई० में लाया था उसी को बूटी शाह ने देखा होगा । 

(७) नकल प्रवान जात--यह पुस्तक अभी तक मसविदा की सूरत में है और इस की 
केवल एक ही कापी है जो कि मेरे पास है । इस में ४६१ परवाने दर्ज हैं। यह हुकुमनामे 
महाराजा रणजोतसिंह की श्राज्ञा से मग्घर संचत्‌ १८६० से पोह १८६१ तक लाहोर दरबार से 
जारी किये गये थे। इन परवानों के पढ़ने से दरबार का प्रा-पूरा चित्र हमारे सामने आ जाता 
है और हमें स्पष्ट तौर से यह पता लग जाता है कि महाराजा रणजीतसिंह के समय में दिन-प्रति 
दिन हुकूमत का काम किस तरह चल्तता था । 

(८) अहमद शाह बतालवी--यरह पुस्तक अभी तक हस्तलिपि के रूप में दी है। ऐति- 
हासिक इष्टि से यह विश्वस्त है । अहमद शाह बताला का रहनेवाला था और उसे इतिहास तथा 
भूगोल में विशेष रुचि थी। मेंने यह पुस्तक दयालसिंह लायब्ररी, लाहौर में देखी थीं । 

(8) फतेहनामा गुरु ख़ाल़्सा जी का कृत कवि गणेश दास। यद्द पुस्तक मिली-जुली 
पंजाबी ओर ब्रजभाषा में है । इस में तीन लंबी-लंबी कविताएं हैं। एक कविता मुल्तान की 
विजय पर, दूसरी नौशहरा की विजय पर, और तीसरी ख़लीफा सेयद झ्रहमद्‌ के विद्रोह पर । 
कवि गणेश दास ने अपनी कविताओं में झाँखों देखे हाल लिखे हैं । यह पुस्तक मेंने सन्‌ १३२२ 
ईं० में ध्याख्या तथा नोटों सहित तैयार की थी और पंजाबी डिपार्टमैंट पटियाल्षा ने इसे प्रकाशित 
की थी | 

(१०) तवारीख सिखां कृत मेक्रग्रेगर | यह पुस्तक अंग्रेज़ी भाषा में हे । सन्‌ १८४४ ई० 
में प्रकाशित की गईं थी । मैकम्रेगर साहब लाहोर दरबार में हेनरी लारेन्स के अधीन अफसर 
नियुक्त हुआ था ऐसा प्रतीत होता है कि इसने भी सोहनछाल की पुस्तक (मसविदा) को देखा था । 

(११) तवारीख पंजाब--लेखक अस्टेन बेग । यद्द पुस्तक सन्‌ १८४९ में प्रकाशित हुईं थी । 
अस्टेन बेग महाराजा रणजीतसिंदह की फौज़ में मुलाज़िम था । 

(१२) तवारीख महाराजा रणजीतसिंह कृत एसिप । यह पुस्तक महाराजा के जीवनकाल 
में ही (सन्‌ १८३४ हूं०) में प्रकाशित की गई थी । जहाँ तक इस पुस्तक में दी गईं घटनाओं का 
संबंध है यह विश्वस्त और घमाणिफ हैं | प्रसिप ने यह पुस्तक कप्तान मरे और कप्तान वेड 
की रिपोट पढ़कर लिखी थी । यह रिपोट गरवंनर जनरल की आज्ञा अनुसार सन्‌ १८३१ ई० 
में लिखी गह थी । 

(१३) हिस्द्री ऑफ दी सिखज, कृत कनिंघम | यह पुस्तक पहले-पदहल्ल सन्‌ १८४६ ई० 
में छुपी थी । जहाँ तक पअंग्रेजों ओर लाहौर दरबार का संबंध है इससे अधिक प्रमाणिक पुस्तक 
झब तक हमारी दृष्टि में नहीं आई । मेंने सन्‌ १६१६ ई० के संस्करण का जिसे प्रोफ़सर गैरट ने 
छुपवाया था, हवाला दिया है । 

(१४) मिटकालफ साहिब की खत व किताबत, कृत मिस्टर के। यह पुस्तक महाराजा 
रणजीतसिंह के समय के आरंभिक काल पर अच्छा प्रकाश ढालती दे । 

(११९) सफ़र नामा मिस्टर फ़ासंटर--यह पुस्तक सन्‌ १७६८ ई० में प्रकाशित हुईं थी । 
इसमें लेखक ने झपनी झ्ाँखों देखे सिस्र मिसलदारों के वृसांत खिसे हैं । 


२०३६ रणलजीतसह 


(१६) सफ़रनामा कृत एलेग्जेंडर बने ज़्ञ | यह पुस्तक सन्‌ १८३४६ ई० में प्रकाशित हुईं 
थी । मिस्टर बनंज महाराजा के दरबार में दो बार आया था । यह व्यक्ति बहुत बुद्धिमान था । 

(१७) सफ़रनासा मूरकराफ़ट --यह व्यक्ति सन्‌ १८१६ ई० में तिब्बत तथा ब्द्यख़ जाता 
हुआ मद्दाराजा के दरबार में लाहौर में ठहरा था | इंसने अपनी यात्रा का पूरा-पूरा वृत्तांत लिखा 
है, जिसे मिस्टर विलसन ने प्रकाशित किया था । 

(१८) सफ्रनामा बैरन वान हियूगल--यहद व्यक्ति जमेनी का निवासी था । सन १८र २ ईं० 
में कश्मीर की यात्रा को जाता हुभा रास्ते में महाराजा के पास लाहौर में ठहरा । द्ियूगल का अपना 
लेख जन भाषा में लिखा हुआ है | इसका अंग्र जी भाषा में अज्वाद मिस्टर जरविस ने किया है । 

(१६) सफ़रनामा द्वाक्टर हानिंगबर्गर--यह व्यक्ति जमैती का निवासी था और महा- 
राजा के दरबार में डाक्टरी के काम पर नियुक्त था | ओर महाराजा का एक बारूदखाना इसी फे 
झधीन था| यह ३९ वर्ष हमारे देश में रहा । 

(२०) सर द्वेनरी फेन--यह हिदुस्तान में अंग्रेजी फौज का कमांडर इन चीफ था। अपनी 
पुस्तक में इसने अपने पाँच वर्षों की सुर्लाजमत सन १८३३९-१८३ ६ के बृत्तांत दर्ज किये हैं। यह 
महाराजा का अतिथि होकर लाहौर में दो बार आया था | 

(२१) कोर्ट एंड कैम्प आफ़ महाराजा रणजातसिंह कृत ओ्रोसबनंज | यद्द व्यक्ति गवनर 
जनरल खाडे ओकलेंड का फोजी सेक्रेटरी था । सन्‌ $८शे८ में महाराजा की मुलाकात के लिए 
भाया था और कई रोज लाहौर में ठदरा | इसने अपनी डायरी में दिन-प्रति-दिन के कृस्तांतों 
का वर्यांन किया है । यह पुस्तक सन्‌ १८४० में प्रकाशित हुई थी । 

(२२) सिखस ऐण्ड दी अफ़गान्‌ज़; कृत शहामत अली। शहामत अली दिसंबर सन्‌ 
$८शे८ ई० झंग्र जी मिशन के साथ अफ़गानिस्तान जाता हुआ मद्दाराजा के पास कुछ समय के 
लिए लाहोर में ठहरा था और एक दो वर्ष के पश्चात्‌ उसने अंग्रेज़ी में रोज़नामचा छुपवाया । 

(२३) पंजाब चीफ़्स, कृत लेपल ग्रिफन | यह पुस्तक पहल्ले-पहल सन्‌ १८६९ ई० में 
प्रकाशित हुई थी | लेपल झिफत पंजाब सरकार का चीफ़ सैक्रटरी था। लैफ़्दीनैन्ट गवनर सः 
राबर्ट मिन्ट-गुमरी की आज्ञा से यह पुस्तक लिखी गई थी। इसमें महाराजा के दग्बारियों, अन्य 
अमीरों भौर सिक्‍ख सरदारों के हाल दिये गये हैं | वे पुरुष, जिन्‍्हों ने मद्दाराजा रणजीतसिंह 
का समय स्वयं देखा था अभी जीवित थे । लैपल प्रिफन ने इस पुस्तक में लिखी हुईं सभी बातें 
इन लोगों से प्राप्त की थीं। मेंने सन्‌ १८६९ ई० वाल्ते संस्करण का निर्देश किया है । 

(२४) तवारीख पंजाब, कृत सैयद सुद्दम्मद लतीफ | यह पुस्तक सन्‌ १८8१ इं० में छापी 
गई थी । लेख फ ने बहुत सी पुस्तक देखकर यह पुस्तक लिखी थी। परन्तु इन्होंने भाव वही प्रकट किये 
हैं जो अंग्रेज क्लेखकों ने किये हैं । लतीफ साहब ने पू्री-पूरी छान-बीन नहीं की । 

(२५) योरुपीय ऐडवन्नरस कृत सी० टी० ग्रे। इस पुस्तक में इधर-उधर से इकट्ठा करके 
उन योंरोंपीयों का दृत्तान्त दिया गया है, जो किसी समय महाराजा के पांस नौकर थे । 

(२६) महाराजा रणजीत जिह कृत बाबा प्रेम सिंह होती | यह पुस्तक पंजाबी भाषा की 
गुरुमुल्ली लिपि में लिखी है । बाबा प्रेम सिंह ने बहुत छान-बीन के पश्चात्‌ यह पुस्तक लिखी है। 


मुख्य घटनाएँ 


घटना 


सिख धर्म की स्थापना (गुरु नानक देव) 
गुरु अजैन देव का बलिदान 

गुरु लेग बहादुर की शहादत 

खालसा पंथ-की स्थापना 

यंदा बहादुर का दमन 

सिख मिस्लों की नींच 

दुल खालसा की स्थापना 

राखी प्रथा का जारी होना 

घल्लू घारा 

खालसा राज्य की स्थापना 
रणजीतसिह का जन्म 

लाहौर पर अधिकार 

रणजातसिह का सिक्का चलाना 

कुँ० खड़कमिह फा जन्म 

अमृतसर की विजय 

जसबन्त राव होलकर से मुलाकात 
कसूर की पठान रियासत पर अधिकार 
चाल्से मेटकाफ़ का अंग्रेजी दूत के रूप 
में रणजीतसिह के पास आना 

सत्तलज नदी का सीमा नियत होना 
कांगड़ा के नगर तथा हुर्ग पर अधिकार 
झटक दुर्ग पर अधिकार 

शाहशुजा तथा शाहज़मान फे बाल बच्चों 
का लाहोर में निवास 

कोहनूर हीरे की प्राप्ति 

ज़शाब, साहीवाल, मिद्ठा टिवाना 

झौर भझंग रियरासतों की विजय 
मुलतान पर अधिकार 

कश्मौर पर अधिकार 

मनकेरा (डेरा इसमाइंल खो) पर अधिकार 
कुँ० नौ निहाल सिह का जन्स 

पेशावर पर अधिकार 

जनरल वन्तूर और इलाई की नियुक्ति 
सैयद अहमद का विद्रोह 

रोपड़ की मुलाकात 

अंग्रेजों के साथ व्यापारिक संधि 
पेशावर का लाहौर राज्य 

में सम्मिलित होना 

लद्दाख़ की विजय, 

जमरोद की लड़ाई 

कुँ० नौ निहाल सिंह का विवाह 
शाहशुजा, रणजीतसिह और 

अंग्रेजों में संधि 

रणजीत सिंह और ऑकलेंड की मुलाकात 
रणजीत सिह की रूत्यु 


पे 
वबष 


१४६६-१६३६ हूँ ० 


१६०६ ई० 
१६७४ इ० 
१६६९ ईं ० 
१७१६ हूं ० 


१७३८-३६ हू ० 


१७४८ हूं ० 
१७०९३ हूं ० 
१७६२ ई० 
१७६४ हूँ ० 
१७८० द्द्‌० 
१७६६ ० 
१८०५१ हूँ ० 
१८०२ ० 
१८०२ ह्‌० 
१८२० २ ह्‌० 
१५००७ ० 


१६००-१० ० € टू । 


35०६ इ० 
१८०६ हूँ ० 
१८८१३ ट्‌० 


नम 


१८११-१८१४ ई० 
१८१३-१४ हें ० 


१८१०-१८४१६ ई २ 


१८१८ हू ० 
१८१६ हू ० 
१८२० हैं० 
१८२१ हैँ ० 
१८२४ हई ० 
१८२२ इ ० 


१८२७-३१ हूँ ० 


१८३१ हैं ० 
१८३२ ट्ै० 


१८३४ - ० 


१८३४-३९ हू ० 


१८३७. ई ० 
१८३७ टू ०: 


१घ्श्ण८ हं० 
१पश्द हें० 
१८४६ हू ० 


अनुक्रमणिका 


[महाराजा रणजीतसिंह के भारतीय तथा योरापीय उच्चाषिकारियों की सूची के 


लिए परिशिष्ट ५ ओर ६ भी देखिए ।] 


झँग्रेज़ी सरझार २६; ४०-४३; €३-६०; ६६;सर 
हेनरी फेन तथा लाड आकलैण्ड का महाराजा 
से भेंट तथा इन भेंटों का मन्तव्य १११६-२४; 
१२७-३१; रणजीतसिह के मन में भय तथा 
उसके प्रतिकार की चेष्टाएँ १३१-३२ 

अक्तर लोनी ९६;७१ 

अज़ीजुद्दीन, फकीर ६६; ११३; १४५१ 

अज़ीम खाँ वज़ीर १० ६-१० 

अटक किला ७६; ७८ 

झनरोधचंद्र राजा १११ 

अफगानिस्तान--तथा सिखों में खीचातानी 
११-१३; राज्य की दशा से लाभ उठाना ६४, 
६८-६; रणजीतसिह की नीति में परिवतन 
११८.निर्णायक युद्ध ७७. १३े८-४३ 

अब्दाली, अहमदशाह ८; १२ 

अम्छतसर, पर अधिकार ३२९ 

अमरसिह थापा गोरखा; 
(फुटनोट) 

अझमीरसिह <० 

अजेन देव, गुरु १-२ 

इतरसिंह धारी ३६; ६२ 

इतरसिंह सिंघावालिया १०७ 

इलाड फरहंगी १०४-०२ 

उपाधि, दे० खिताब ओर खिलअ्मत 

कसूर ३२; ३४; ४६ 

कमेसिंह ३६ 

कशमीरा सिह, के ० १०० 

कॉगड़ा ४४; ६१-६२; ८३ 

काबुल सरकार, दे० अफगानिस्तान 

कायलीमल १३ 

काश्मीर |; ७८-८१; शासन-प्रबन्ध 
भूचाल ११२;-अकाल ११७ 

किशोर सिंह, मियाँ १०९ 

कुसक किला ६६ 

कोहनूर ७३-७६ 

खिताय व खिलअ्त, दरजेवार खिलअतें १७२; 
उपाधि की शब्दावली १७२: कौकब-ए-पंजाब 
का मेडल १७३; पालकी व नोयत का मान- 
प्रदान १७२ 

खुशाय ६३ 

खुशहाल सिंह जमादार २१; १०० 


3७२; ६१-६२ 


६६-६६; 


खज़ाना, गड्ा हुआ २८; महाराजा का १४६ 

खडग सिंह कु ० ३१, ३४, ७०, ८९-८६ 

गंगाराम दीव।न ८२ 

गंडासिह साफी ९६ 

गरभासिह ३६ 

गाज़ीखों डेरा १००, १११, १४० 

गुजरात २६: ६२ 

गुलबेगस १८२ 

गुलाम मुहय्युद्दीन ११८ 

गुरबखश सिंह धारी ८० हक 

गुरुमता, * तथा रण १७८ 

ग़ौस खाँ ३६; ७६ 

गं।विन्द्सिह, गुरु २; ४ 

अंथसाहब १ 

घलुधारा १२ 

जीवन मल, म्‌ंशी ८० 

जीवनसिह 3० 

जोदडसिह कलसिया &२ 

जोद्सिह रामगढ़िया ८६ 

जम्मू ६४ 

जमरोद १४२ 

जसासिह अहलुबालिया £; १५ 

ज्वालासिह भिडानिया ६ 

जसासिह दुलु ३३, ४० 

जकरिया. खाँ ६ 

भंग ८९ 

टामस जाज फिरहंगी ४१ 

टिवाना अहमदयार खाँ ८६ 

टीरा टिब्बा १०८ 

तोप भंगियाँ ३९; झ८ 

तेजासिह ९१ 

दीनानाथ दीवान ८२, १७२ 

दीवान चंद मिश्र ८४७; ८६; ८८-६३; ६६-६६ | 
१०२-०३; १११ 

टी सरदार ६६; ६९; १४०-४२ 

देसासिह मजीठिया ३६, ६२, ६६, १०८ 

देवासिद्द दोआाबिया ६२ 

दलसिह नहेरना ३६; ८६; &£२; 
१७३ 

द्ल सिंह २०, २६ 

दुल्लखाज़सा ८-१०; १२ 


१०३ 9 


( २०६ ) 


दरबार, १६; रस्म व रीति १६८; की सापा 
१६६; मुगल दरबार से अश्रन्तर १६७; राज- 
कीय चिह्न की अनुपस्थिति १६८; सवारी का 
जलूस १७०; चॉदी +ी दरबारी बारादरी 
(बंगला) १७०; दरबारी सामंत १७४; १६४- 
६8; प्रात: व तीसरे पहर का दरबार १७६ 
दुशहरे का वाषिक दरबार १७०; खास ख़ास 
दरबार ११६-२३; १२६; १०० 

धरना सिह मलवबई ४ ६-७ 

ध्यानसिंह, राजा १०९ ( फुटनोट ); ११३, 
१७३ 

नानक देव, गुरु १ 

नारायण गढ़ ४९ 

निहालसिह आटारीवाला ३६; ४७; 

नौनिद्वाल सिंह कु० १०४; ११२; 
३११८-२१ 

नेपाल सरकार, के साथ समबंध १२३३-३४ 

नूरपुर जसवान ८३ 

न्यायालय तथा दंड, १५९४-४९; फांसी दंड की 
अनुपस्थिति १९२ 

पेशावर,--पर आक्रमण ६४; युद्ध का महत्त्व 
६६, की विजय १०६-११०; पर काबुल 
नरेश का आक्रमण १४०-४२; जमरोद की जंग 
१४२-रे 

पंजाब, की राजनीतिक अवस्था ३७; रणजीतसिह 
की दूरदशिता शे८ 

पाटयाला, ४४; ४४ 

फारसटर, १८ 

फूलासिह बाबा, ४७; ८३-४; ८८; १०८-१० 

फतहसिंह अहलोवालिया ३३; ४६; ८९; ६६; 
१९११-१२ 

फतहसिह दत्त ६१ 

फतहसिह छाछी ८० 

फतहसिद धारी ३६ 

फतहसिह कालियावाला ३२; ३६; ४७; 

फतह खो वज्ञीर ७१-२ 

बाजलिह बापू ३६ 

बीरदर परिद्धत; ६ ६-६४६ 

बेलीरास मिसर १४८ 

बुदसिह सिधावालिया ११३-१८ 

बंदा बहादुर ४ 

बनज़ १४० 

यहावलपुर सरकार ८४; ५३०९ 

भूमी-कर, १९२; कृषकों की सहायता १९३ 
भागसिह सुरालीवाला ३६ 

भागसिह जींदवाला ३६ 

भिम्बर,--पर अधिकार ८३ 

भवानीदास दीवान ९१; ८२; ८८; ० 


६२; ८६ 
११४०-४२; 


सान्यावाले सरदार ३६ 

मिखलदार (जत्थेदार) ६; ८ (फुटनोट); इनके 
इलाके १४-१७; इनका परम्पर संबंध तथा 
हसका परिणाम १८; इनका दमन २८, ३९, 
६२; ४८, ६२; ६७; ६८, १०२; १७८; दे० 
प्रसंग राखी सिस्टम 

मितसिह पध्चानिया ३६; ८० 

मियॉसिह ५४२ 

मिलखासिह ३६ 

मिटकाफ्‌ *९-६०;१२८ (फुटनोट) 

मीरसन्‌ ८-१० 

मुल्लतान, ३४; ३७; ४६; ६४; ८७; की विजय 
८८-६२: विजय का महत्व ६३ 

मुलतानासिह कुं० १०० 

मुरक्राफूट १०१; १२६; १३३ 

मुहकमचंद दीवान २२; ४९-४६; ८१ 

मोरों तवायफ ३४-३९; १८२ 

मोतीराम दीवान ८६; 7४; 
११३ 

मरें, डाक्टर ११२ 

मरहठे, तथा सिख ४१-२ 

मनकेरा ३७; ८९;:--की विजय 
४१-२ विजय का महत्व १०४ 

यूसफ अली २३, ४५१ 

राजोरी, ७८, ८३. ६७ 

शाखी सिस्टम १०-१ 

रामसिह भय्या ८०; ८६; ८७ 

राशदियाल दीवान ७६; ८१; ६२-३; १० 

रामानन्द सराफ ११० 

गठय-प्रबन्ध, राज्य क्षेत्रफल १४४; राज्य का 
आय और व्यय ११४४-४४ केन्द्रीय तथा प्रांतीय 
शासन १४९, १७४६-९०; सरकारी कार्याल्य 
(दफ्तर) १४६-४६; राज्य की योग्यता १९०- 
४१; न्यायालय और दंड १४६४-६६ घामिव 
तथा राजकोीयनीति १६९६-९७;  भूमिकर 
(मालिया) १६९१-३३: कृपकों की सहायता 
१९३, अधुनिक राषज्य-प्रबंध से तुलना १३०- 
रे 

रणजीतसिह,---वंश का पूर्व इतिहास १३, जनम 
२१; विवाह २९: लाहोर पर अधिकार २८, राज- 
निलक ३१; सिक्का चलाना ३१-३२: पंजाब क॑। 
भजनीतिक अवस्था ३६-३६: विजय दे० प्रसंग 
बिजय; शाहजमान की तोपों की कहानी २०; 
कोहनूर की प्राप्ति ७३-७६; सतलज पार के सर- 
दार ४९, ४७-४८, ९३-६६: नित्य के नियम 
१७८: व्यायाम की आदुत १७४५-७७. कलेचा 
(नाश्ता) १७६; दान प्रणाली १८२: पराजित 
शत्र से व्यवहार १७८; दोपी अधिकारियों के साथ 


१०१; १०३; 


१4०२-०३; 


( २१० ) 


व्यवहार ८७; पाश्चात्य कला की ओर कुकाव 
१७३,१८१; परिश्रम की आदत १८०: घुड- 
सवारी में निपुणता १५७४-७७; सेनक विषेश- 
ताएँ १७७-७८; फौज दे० 'सेना'; दरबार दे० 
दरबार: शासन दे० राज्य-प्रबंध। धामिक 
विश्वास १८१: चरित्र $८२-८३; कासे- 
पढुता पर एक दृष्टि १८४-८८, पढोसी रिया- 
सक्नों के साथ संबंध दे० अ्रग्रेजी सरकार': 
“सिंध सरकार', 'नैपाल सरकार! तथा अ्रफ- 
गानिस्तान: राज्य के पतन में महाराजा की 
जिम्मेवारी १८७-पप 

लाहोर,--पर अधिकार २७.-में इजे की 
बीमारी ११३ 

लैला (प्रसिद्ध घोड़ा) ५१ ६ 

लद्दाख,--पर अधिकार १३२ 

बिजय, अम्तसर। ३९: ऋसूर ४६: स्वालकोट 

शेखुपुरा ४०, विजयों बी भरमार ६१- 

६८; किला अटक ७६; मुक्तान झ८-&३ 
काश्मीर ६६; मनकेरा १०२-०४: पेशावर 
१०६-११०, १४० दे०, 'मिसलदार' 

बन्तूरा जरनेल १०४-०९; १०८; १११: १४० 

शामसिंह अटारीवाला १०१-०२; ११२ 

शामसिह पेशावरी २०० 

शाहजमान २३; २६; ३० 

शाहशुजञा ६४-९२: ६८.७१-७६; १०० 

शालाबाग ४०; ४३ 

शेखुपुरा €० 

शेरखिंह कुं० ४९; १०७ 

शहीदगगंज ७ 

खालसा,--पंथ ३:--दुल की स्थापना ८: 
खालसा राज्य की स्थापना ११-१३;--की 


१३६ 


प्राचीन राजनीतिक प्रथा और रणजीतसिंह 
१७८; १८०-८१;--राज्य का पतन और रण- 
जीतसिह १८७-८८ 

सेना, ३६: के भाग १३९८: की संख्या तथा व्यय 
१६६ योरोपीय ढड़ की १५८-१५६. जागीर- 
दारी १६१; दुगों की १६२-६३; अफसर 
किला की जिम्मेदारी १६३: १६०; की भरती 
१६३, चिहरानवीसी १६४. का वेतन १६४ 
६७, शास्रागार १६२:शख बनाने के कारखाने 
१६२; पंजाबी मिस्तनरियों की ट्रेनिंग १६० 
तोपखाना १९६: के बारे योरोपीय लोगों की 
राज १२७, १६% 

साधसिद्द निहज्ज ८ £ ' फुट नोट); ६१ 

सामाना ३ 

साहबसिह बेदी २६ 

साहीवाल ६६ 

सिख धमें की नींव १; दे० 'खालसा 

सदाकौर रानी २३; २९; २६-६; ३२; १०२ 

स्थालकोट ४६ 

संसार चंद, राजा २२; ४९: ६१ 
सिंध सरकार,--तथा रखजीतसिंह १३६-१ १८, 
१३० 

सय्बद अहमद खल्लीफा ११३-१७; १२८ 

हारतज़्ञन, फरहंगी १४१ 

हीरासिह राजा ११३ 

इकमसिह बिमनी ३६; ६६; १००-०१ 

होल्कर, जसवन्तराव ४०-४३ 

इजारा ८७-८८: १००-०१ 

हरिखिंह नल्नवा ३६; ८३; 
०८5: १४२-४२ 

हशमत स्वॉ चट्रा २१ 


११०१-०७. १०७- 


(१) 


(2) 


(8) 


(4) 
(5) 


(6) 


(7) 


(8) 


लेखक की अन्य कृतियाँ 


5.704९0 ९४४०४ ८९८ ० 7९॥9858 ॥)47727 २९०००१०७५ ; 

(3) ४०). 47शैगवा।2 (0 ९ २९९०११७ ० 776 )॥]॥879ए 
क्‍26९एबापाहव: ०4 6 छांट्री. छ0फ९रयालाा (3,))., व59-'49). 
शिप्राआनाल्व 9ए धार श्र] 40 (७०एशापग्राधा, ,9)0९, 99. 

(0) ४०. वी कल॒भगड़ु [0 पाल रिट्एापट, 764 री99, 8॥0 
॥38॥ 4207शां्राश्यां5 076 9गथ॥ (0ए९70767। (3,]). )8-'+9) 
ण््रण5॥९4 9४ पाल फएप्रा]] 40 (७0०ए९शाय6९॥7, ,9)07९, )927 


बुत] ण एच पं २७] ((0०५४९४0% ० >ै(प90, । 9044-49) 
39 8 579९लंबोी वफणप्रानं 520 पर परातेट/ ०46९7 ० 4,070 709]॥0प9९ . 


एप्रा)5॥66 9ए (6९ श्ता]2० ए७०एथ्ाणशशा। ९०००१ ()0९, 4.907 ८, 
]982. 


दियाए त शिान्वा94 रिक्वाव 0ए॥--ा5 (एशाशक्राता शाते 80, प्ताा- 
ग्राडााणा:. रिप्जींज्रीोट्व गा धार ]०णातओों ० शावाता स्ा907ए ॥ 
527९5 0० 789०5 7- ४१. व922-88. 


[बात २८एलापर 80ग्रांग्राउ/बा0॥ प्रा007 6 87॥5.. ]0प्रा॥॥, 
एफ्रा|ंक प्रीह0०ा०३) 50007, 7,४॥07९, 4938, 


2बविवाबाबने- रे बा] 9079॥, एए 09]एक्का रैयात्वा पिंब, रिसजंबा (लय 
जाता ०0९5 बात ग्राा0वप्रढदाणा 7 ऊए४्2व57.,. ?770॥॥९0 ४ (४86 
70एल॥9 ० 6 एप्रण०), 7,०॥07९, ]928. 


एटा पिल्या78 0७प्राप दित9538 ]] 4098, 92078 (7९९ ]072 79]805 ॥7 
०१ ज्ञा09, 97 &०४ए (०४०९७॥ ॥2935 [0 ८९९४7४९ (८ एांल0765 
पाल द्राबी58 क्रीतफए 0एला वाल शिरानाड, ला वा णछपायपात 
5279( जात 065 बाते प्ााततेपलाणा गा शेषाबं, रप्र॑50९0 
9ए पल एिप्रा॥ं१० 72०बागयशा, ९5878 70, ?2४093, 4992. 

९ वार ४३॥)९ए एाशाडड007... रप77॥59॥०0 एए [४९ एगएशनआए 
० ॥९ ?7४9]४०, 4,8॥07९, 4984 


त्रां5/0ए ० सघताब फिठ्या ऐेवहट्मागांपए [0 8,0. 7826., णगंंदा। 
4,00827725; 4.0, 807089. 


